


दशरथ-नंदन श्रीराम _ 


महषि वाल्मीकि-कृत रामायण के आधार पर राम-कथा 





लेखक 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


अनुवादिका 
लक्ष्मी देवदास गांधों 


७०० रि-०- 


ह & | ५ 


हि 


सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन 
द १६६४ 


प्रकाशक 
मार्तेण्ड उपाध्याय 
मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, 


नई दिल्‍ली-१ 
दूसरी बार : १६६४ 
अल्पमोली, संस्करण 
मुल्य: * छपये 





«आउ 
ब्ब 
4 फिशरलन+-५ लत -५+>स०७ न. 4 3... 


” मुद्रक 
सत्यप्रकाश गुप्ता 
नवीन प्रेस, दिल्‍ली-६ 


प्रकाशकोीथ 


हिंदी के पाठक वाल्मीकि तथा तुलसीदास की रामायणों से सुपरिचित 
हैं, लेकिन दक्षिण भारत में अनेक रामायणों की रचना हुई है | उनमें तमिक्ठ 
के महान कवि कंबन की रामायण से उत्तर भारत के पाठक भी कुछ-कुछ 
परिचित हैं। उसका कथानक लगभग वही है, जो वाल्मीकि अथवा 
तुलसीदास की रामायणों के हैं, कितु वर्णनों में यत्र-तत्र कुछ अंतर हो गया 
है। कहीं-कहीं घटनाओं की व्याख्या में कंबन ने अपनी विशेषता दिखाई है। 

राजाजी जैसे समर्थ लंखक द्वारा लिखित इस पुस्तक को पाठकों के 
हाथों में रखते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। यह पुस्तक उन्होंने रामायण 
के तीन संस्करणों अर्थात वाल्मीकि, तुलसी तथा कंबन के अध्ययन के 
पश्चात प्रस्तुत की है। तभी तो अनेक घटना-स्थलों पर वह बता सके हैं 
कि तुलसीदास अथवा कंबन ने उनका वर्णन किस प्रकार किया है और 
किसमें क्या विशेषता है। पाठकों के लिए यह तुलनात्मक विव्रेचन बड़े 
काम का है, कारण कि यह विविध घटताओं को नये हृष्टिकोण से देखने 
तथा समझने में सहायक होता है । 

पुस्तक का अनुवाद मूल तमित से श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी ने 
किया है। विद्वान लेखक की सुपुत्री होने के कारण इस कृति से उनकी 
आत्मीयता होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक का इतना 
संदर अनुवाद बिना उसके रस में लीन हुए संभव नहीं हो सकता था। 
लक्ष्मीबहन की मातृभाषा तमित्ठ है, पर हिंदी पर उनका विशेष अधिकार 
है। इस पुस्तक के अनुवाद में. उन्होंने जो असाधारण परिश्रम किया है 
उसके लिए हम उनके आभारी हैं । 

इस पुस्तक के पुस्तकालय-संस्करण का मुल्य छह रुपये है, लेकिन 
अधिकाधिक पाठकों के हाथों में पहुंचाने के लिए पुस्तक का यह अल्पमोली 
संस्करण निकाला जा रहा है। इसका मुल्य केवल अढ़ाई रुपया रखा गया 
है, कितु सामग्री इसमें अधिक मूल्यवाले संस्करण-जितनी ही है । 

हमें विश्वास है कि राजाजी की अन्य क्षृतियों की भांति इस रचना 
और इस संस्करण का भी सर्वत्र स्वागत और अभिनंदन होगा । 


दूसरा संस्करण 


प्रस्तुत पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है। हमें आशा है कि इसका 
पहले से भी अधिक व्यापक प्रसार होगा । -- मंत्री 


प्रस्तावना 


परमात्मा की लीला को कौन समझ सकता . है ? हमारे जीवन की 
सभी घटनाएं प्रभु की लीला का ही एक लघु अंश हैं। द 

महषि वाल्मीकि की राम-कथा को सरल बोल्चाल्ठ की भाषा में लोगों 
तक पहुंचाने की मेरी इच्छा हुईं। विद्वान न होने पर भी वेसा करने की 
घृष्टता कर रहा हूं। कंबन ने अपने काव्य के प्रारंभ में विनय की जो बात 
कही है, उसीको में अपने लिए भी यहां दोहराना चाहता हूं। वाल्मीकि- 
रामायण को तमिद्ठ भाषा में लिखने का मेरा लालच बसा ही है, जेसे कोई 
बिल्ली विशाल सागर को अपनी जीभ से चाट जाने की तृष्णा करे। फिर 
भी मुझे विश्वास है कि जो श्रद्धा-भक्ति के साथ रामायण-कथा पढ़ना चाहते 
हैं, उन सबकी सहायता, अनायास ही समुद्र लांघने वाल्छे मारुति करेंगे। 

बड़ों से मेरी विनती है कि वे मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे 
प्रोत्साहित करे, तभी मेरी सेवा लाभप्रद हो सकती है ॥ 

समस्त जीव-जंतु तथा पेड़-पौधे दो प्रकार के होते हैं। कुछ के हड्डियां 
बाहर होती हैं और मांस भीतर । केला, नारियछू, ईख आदि इस श्रेणी 
में आते हैं। कुछ पानी के जंतु भी इसी वर्ग के होते हैं। इनके विपरीत कुछ 
पौधों और हमारे ज॑से प्राणियों का मांस बाहर रहता है और हाड़ अंदर । 
इस प्रकार आवश्यक प्राण-तत्वों को हम कहीं बाहर पाते हैं, कहीं अंदर । 

इसी प्रकार ग्रंथों को भी हम दोवरगों में बांट सकते हैं। कुछ ग्रंथों 
का प्राण उनके भीतर अर्थात्‌ भावों में होता है, कुछ का जीवन उनके बाह्य 
रूप में । रसायन, वेद्यक, गणित, इतिहास, भूगोल आदि भोतिक-द्ञास्त्र के 
ग्रंथ प्रथम श्रेणी के होते हैं। भाव का महत्व रखते हैं? उनके रूपांतर से 
विशेष हानि नहीं हो सकती । परंतु काव्यों की बात दूस री होती है । उनका 
प्राण अथवा महत्त्व उनके बाह्य रूप पर निर्भर रहता है। इसलिए पद्म का 
गद्य में विश्लेषण करना खतरनाक है। 

फिर भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, जो दोनों कोटियों में रहकर लाभ पहुंचाते' 
हैं। ज॑से तमितछ में एक कहावत है कि हाथी मृत हो या जीवित, दोनों 
अवस्थाओं में अपना मूल्य नहीं खोता । वाल्मीकि-खमायण भी इसी प्रकार 
का ग्रंथ है। उसे दूसरी भाषाओं में गद्य में कहें या पद्च में, वह अपना 
मूल्य नहीं खोता । ह 


क्र कक 
के कं 


पौराणिकों का मत है कि वाल्मीकि ने रामायण उन्हीं दिनों लिखी, 
जबकि श्रीरामचंद्र पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव-जीवन व्यतीत कर रहे 
थे, कितु सांसारिक अनुभवों के आधार पर सोचने से ऐसा लगता है कि 
सीता और राम की कहानी महषि वाल्मीकि के बहुत समय पूर्व से भी 
लोगों में प्रचलित थी, लिखी भले ही न गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि 
लोगों में परंपरा से प्रचलित कथा को कवि वाल्मीकि ने काव्यबद्ध 
किया। इसी कारण रामायण-कथा में कुछ उलझनें, जेसे बाली का वध तथा 
सीताजी को वन में छोड़ आना जैसी न्याय-विरुद्ध बातें घुस गई हैं । 

महषि वाल्मीकि ने अपने काव्य में राम को ईश्वर का अवतार नहीं 
माना हां, स्थान-स्थान पर वाल्मीकि की रामायण में हम रामचंद्र को 
एक यशस्वी राजकुमार, अलौकिक और असाधारण ग्रुणों से विभूषित 
मनुष्य के रूप में ही देखते हैं। ईश्वर के स्थान में अपनेको मानकर राम 
ने कोई काम नहीं किया। क्‍ 

वाल्मीकि के समय में ही छोग राम को भगवान मानने लग गये थे। 
वाल्मीकि के सकड़ों वर्ष पश्चात हिंदी में संत तुलसीदासजी ने और तमिद् 
में कंबन ने रामचरित गाया। तबतक तो लोगों के दिलों में यह पक्की 
घारणा बन गई थी कि राम भगवान नारायण के अवतार थे। लोगों ने राम 
में और कृष्ण में या भगवान विष्ण में भिन्‍नता देखना ही छोड़ दिया था। 
भक्ति-मार्ग का उदय हुआ । मंदिर और पूजा-पद्धति भी स्थापित हुई । 

ऐसे समय में:तुलसीदास अथवा कंबन रामचंद्र को केवल एक वीर 
मानव समझकर काव्य-रचना कैसे करते ? दोनों केवल कवि ही नहीं थे, 
वे पर्णतया भगवद्भकत भी थे। वे आजकल के उपन्यासकार अथवा 
अन्वेषक नहीं थे । श्रीराम को केवल मनुष्यत्व की सीमा में बांध लेता भक्त 
तुलसीदास अथवा कंबन के लिए अशक्य बात थी। इसी कारण अवतार- 
महिमा को इन दोनों ने सुंदर रूप में गद्गदू कंठ से कई स्थानों पर गाया है। 

मह॒षि वाल्मीकि की रामायण और कंबन-रचित रामायण में जो 
भिन्‍नताएं हैं, वे इस प्रकार हैं : वाल्मीकि-रामायण के छंद समान गति से 
चलनेवाले हैं, कंबन के काव्य-छंदों को हम नृत्य के लिए उपयुक्त कह सकते 
हैं; वाल्मीकि की शैली में गांभीर्य है, उसे अतुकांत कह सकते हैं, कंबन की 
गली में जगह-जगह नूतनता है, वह ध्वनि-माधुरी-संपन्‍न है, आभूषणों से 
अलंकृत नतेंकी के नृत्य के समान वह मन को लुभा छंती है, साथ-साथ 
भक्ति-भाव की प्रेरणा भी देती जाती है; कितु कंबन की रामायण तमित 
लोगों की ही समझ में आ सकती है। कंबन की रचना को इतर भाषा में 


६ 


अनूदित करना अथवा तमिद्ठ में ही गद्य-रूप में परिणत करना लाभप्रद 
नहीं हो सकता । कविताओं को सरल भाषा में समझाकर फिर मूल कवि- 
ताओं को गाकर बतायें तो विशेष लाभ हो सकता है। कितु यह काम तो 
केवल श्री टी. के. चिदंबरताथ मुदलियार ही कर सकते थे। अब तो वह 
रहे नहीं । 

सियाराम, हनुमान और भरत को छोड़कर हमारी और कोई गति 
नहीं | हमारे मन की शांति, हमारा सब-कुछ उन्हींके ध्यान में निहित है । 
उनकी पुण्य-कथा हमारे पृव॑जों को धरोहर है। इसके आधार पर हम 
आज जीवित हैं । 

जबतक हमारी भारत भूमि में गंगा और कावेरी प्रवहमान हैं, तब- 
तक सीता-राम की कथा भी आबाल, स्त्री-पुरष, सबमें प्रचलित रहेगी, 
माता की तरह हमारी जनता की रक्षा करती रहेगी । 

मित्रों की मान्यता है कि मैंने देश की अनेक सेवाएं की हैं, लेकिन मेरा 
मत है कि भारतीय इतिहास के महान एवं घटनापूर्ण काल में अपने व्यस्त 
जीवन की सांध्यवेला में इन दो ग्रंथों ( व्यासर्‌विरु द---महाभारत और. 
“चक़र्वात्त तिह्मगन्‌---रामायण) की रचना, जिनमें मैंने महाभारत तथा 
रामायण की कहानी कही है, मेरी राय में, भारतवासियों के प्रति की गई 
मेरी सर्वोत्तम सेवा है और इसी कार्य से मुझे मन की शांति और तृप्ति 
प्राप्त हुई है। जो हो, मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति हुई है, वह इनमें 
मृत्तिमान है, कारण कि इन दो ग्रंथों में मैंने अपने महान संतों द्वारा हमारे 
प्रियजनों, स्त्री और पुरुषों से, अपनी ही भाषा में एक बार फिर बात 
करने--क्‌ंती, कोशल्या, द्रोपदी और सीता पर पड़ी विपदाओं के द्वारा 
लोगों के मस्तिष्कों को परिष्कृत करने--में सहायता की है । वर्तमान 
समय की वास्तविक आवश्यकता यह है कि हमारे और हमारी भूमि के 
संतों के बीच ऐक्य स्थापित हो, जिससे हमारे भविष्य का निर्माण मजबूत 
चट्टान पर हो सके, बालू पर नहीं । 

हम सीता माता का ध्यात करें। दोष हम सभी में विद्यमान हैं। मां 
सीता की शरण के अतिरिक्त हमारी दूसरी कोई गति ही नहीं । उन्होंने 
स्वयं कहा है, भूलें किससे नहीं होतीं ? दयामय' देवी हमारी अवश्य रक्षा 
करेंगी । दोषों और कमियों से भरपूर अपनी इस पुस्तक को देवी के चरणों में' 
समपित करके मैं नमस्कार करता हूं। मेरी सेवा से लोगों को छाभ मिले | 


ल्‍« 
पक्रवर्ती याजकपाओ छार रू 


नप पं 5 


गे &6 «४ #>८< ०< 


विषय-सचो 


विषय 


, छुंद-दर्शन 
. सूर्यवंशियों की अयोध्या 
, विद्वामित्र-वसिष्ठ- 


संघर्ष 


. विश्वामित्र की पराजय' 
त्रिशंकु की कथा 

. विव्वामित्र की सिद्धि 
« दशरथ से याचना 

. राम का पराक्रम 

« दान॑वों का दलन* 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७, 
श्द, 
१६. 
०७. 
२१. 
२२. 
२३. 


भूमि-सुता सीता 
सगर और उनके पुत्र 
गंगावतरण 

अहल्या का उद्धार 
राम-विवाह 
परशुराम का गवं-भंजन 
दशरथ की आकांक्षा 
उल्टा पांसा 

कुबड़ी की कुमंत्रणा 
ककेई की करतूत 
दद्यरथ की व्यथा 
मामिक दृश्य 
लक्ष्मण का क्रोध 
सीता का निदचय 


पृष्ठ 
8 
श३े 


१६ 
१६ 
२१ 
२४ 
२७ 
३० 
३२ 
३७ 
८ 
४ रै 


४३ 
प्र0 

शरे 
अं 
द्रे 

दर 
६६ 

७२ 
96 
घड़े 


स० 


२४. 
२०५- 
२६. 
२७. 
श्र, 
6६ 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
इे८, 
३६. 


४०. 
४१. 
ड२. 
४२३. 
डंडे, 
डेप. 
४६. 


विषय पुष्ठ 
विदाई पद 
वन-गमन 8० 
निषादराज से भेंट €्प्‌ 


चित्रकूट में आगमन १०० 
जननी की व्यथा १०२ 
एक पुरानी घटना १०४ 
दशरथ का प्राण-त्याग १०७ 
भरत को संदेश ११० 
अनिष्ट का आभास ११३ 
ककेई का कुचक्र विफल ११६ 
भरत का निश्चय ११६ 
गुह का संदेह १२४ 
भरद्वाज-आश्रम में भरत १२७ 
राम की पर्णकुटी १३१ 


भरत-मिलाप १३३ 
भरत का अयोध्या 

लोटना १३७ 
विराध-वध १४३ 
दण्डकारण्य में दस वर्ष १४६ 
जटायु से भेंद श्प्र्३ 
दर्पणखा की दुर्गंति १५५ 
खर का मरण १६१ 


रावण की बुद्धि भ्रष्ट १६६ 
माया-मृग १७३ 


४७, 
४६. 
#०, 


२१. 
४६२. 


#२. 
# ४. 
2२. 
५६. 
५७. 
मैप, 
५९, 
६०. 


६९. 


६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 


सीता-हरण श्छ्८ 
, सीता का बंदीवास १८४५ 
शोक-सागर में निमग्त 
राम १६१ 
पितृ-तुल्य जटायु की 
अंत्येष्टि १९५ 
सुप्रीव से मित्रता १९६ 
सुग्रीव की व्यथा और 
राम की परीक्षा २०७ 
बालि का वध २१३ 
तारा का विकाप २१७ 
क्रोध का दमन २२२ 


सीता की खोज प्रारंभ २२७ 
निराशा और निश्चय २३१ 
हनुमान का समुद्र-्ंघन २३६ 


लंका में प्रवेश २४० 
आखिर जानकी मिल 

गई २४४ 
रावण की याचना : 

सीता का उत्तर २४७ 
बुद्धिमर्ता वरिष्ठ २५१ 
सीता को आश्वासन २५४ 
हनुमान को विदाई २६१ 
हनुमान का पराक्रम २६५ 
हनुमान की चालाकी 


२६९ 


७४, 
७ । रे के 
७६. 


39७9. 


जप, 


७९. 


पर, 


पर, 
प३े. 
८४, 
शुभ समाप्ति 
८६, 


. लंका-दहन 
« वानरों का उल्लास 
- हनुमान ने सब हाल 


सुनाया 


. लंका की ओर कूच' 
लंका में मंत्रणाएं 

. रावण की अद्यांति 
, विभीषण का हलूंका- 


त्याग 
वानरों की आहांकाएं 
दरणागत की रक्षा 
सेतु-बंध 
लंका पर चढ़ाई और 

रावण को संदेश 
जानकी की प्रसन्नता 
नागपाश से चिता 

और मुक्ति 


* रावण लज्जित हुआ 


कं भकर्ण को जगाया 
गया 

चोट पर चोट 

इंद्रजित्‌ का अंत 

रावण-वध 


उपसंहार 


२७२ 
२७७ 


र्८ १ 
र्घरे 
२८६ 
२६० 


२६३ 
र२€द्‌ 
३०३ 


२३०६ 
३१० 


श१४ 


. ३२१९ 


३२३ 
२२७ 
३३० 
रे३ढ८ 
रे३८ 
३४२ 


दक्षरथ-नंदन श्रीराम 





दशरथ-नंदन 
जा 
लंद-दश्शन 


एक दिन प्रात:काल नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे । 
वाल्मीकि ने नारदजी को प्रणाम किया और यथोचित आदर-सत्कार के 
बाद, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, “हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं। कृपया मुझे यह 
बताइये कि इस संसार के वीर पुरुषों में ऐसा कौन है, जो विद्या में, ज्ञान में 
और सद्गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ हो ? ऐसे पुरुष का नाम मैं जानना चाहता 
| मुझ कृदाथ कर | 
मुनि नारद अपनी ज्ञान-हष्टि से समझ गये कि वाल्मीकि यह प्रह्न 
क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, “इस संसार के वीर पुरुषों में सर्व- 
सद॒गुणसंपन्‍्न पुरुष सूर्यवंशी राम ही हैं, जो अयोध्या में राज कर रहे हैं। 
डको मैं पुरुषश्ेष्ठ मानता हूं। इतना कहकर नारदजी ने वाल्मीकि 
की राम की संपूर्ण कथा सुनाई । ऋषि अतीव प्रसन्न हुए । 
नारदजी के चले जाने पर भी वह राम की अद्भुत कथा का स्मरण 
करते रहे । जब स्तान का समय हुआ तो वह नदी-तट पर गये। स्नान-योम्य 
स्थान ढंढते हुए वह नदी-तट पर टहलने लगे । टहलते-टहलते उन्होंने देखा 
कि क्राँच पक्षी की एक जोड़ी पेड़ की डाल पर मस्त होकर किलोल कर रही 
हैं। ऋषि के देखते-ही-देखते व्याध का बाण चला और उसमें से नर-पक्षी 
एकाएक आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़पकर मर गया । उसकी 
प्रयसी अपने प्रियतम की यह करुण दशा देख, वियोग से दुखी हो विलाप 
करने छगी । 
दयाद्त नयनों से वाल्मीकि मुनि ने यह दुःखद घटना देखी । उन्हें व्याध 
पर बड़ा क्रोध आया | उनके मंह से अपने-आप ये शाप-वचन निकल पड़े--- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वसू, 
अगम: शाशश्वतीः समा: । 


श्र राम 


श्२ दृशरथ-नंदत श्रीराम 


यत्‌ कौन्चमिथुनादेक॑ 
अवधीः: काममोहितस्‌ ॥। 
है निधाद, तुमने यह क्या कर डाला ? केलि-संलूग्न जोड़ी में से एक 
को मार गिराया ! इस पाप-कृत्य के फलस्वरूप तुम्हें अनेक वर्ष जीने पर भी 
कहीं रहने को स्थात वे सिलिगा और सटकते रहोगे । 
कहने को तो वह इन शाप-वचनों को कह गये, लेकिन दूसरे ही क्षण 
ऋषि को अपने वनों पर गहरा पश्चात्ताप होने लगा । वह सोचने छंगे कि 
शिकारी को शाप देने का उन्हें कया अधिकार था ? क्रोब को मन में क्‍यों 
जगह दी ? बह बहुत ही व्याकुल हुए । 
शाप के वचन ऋषि के कानों में गूंजते रहे । अश्रतछंद और स्व॒रबद्ध 
इलोकरूप अपने वचनों पर उनको स्वयं विस्मय हुआ : पक्षियों के प्रति 
अनुकेम्पा और शोक से उत्पन्त वाकक्‍्यों के ढंग से उनको आदइचय होने रूगा । 
उन्होंने सोचा कि यह सब परमात्मा की कोई लीला है, जिसे मैं समझ नहीं 
पा रहा हूं । सोचते-सोचते वह ध्यानावस्थित हो गये । 
तभी स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए और कहने छंगे, “मुनिवर, आप व्याकुल 
न हों । यह सब घटना इसीलिए हुई है कि आप श्री रामचंद्र की कथा लिखना 
प्रारंभ करें। शोक-विद्वलू होकर आपके मुंह से जो छंद नियत हुआ है, 
उसीको उदाहर ण-रूप सामने रखकर आप रामचरित का इलोकों में गायन 
करें। इससे जगत का कल्याण होगा। इस महान काये को प्रा करने की 
शक्ति मैं आपको देता हूं।” इतना कहकर चऋतुरानन वहां से लोप हो गये । 
इलोक के रूप को याद करने के लिए वाल्मीकि और उनके शिष्यगण 
बार-बार गाने लगे--- 
“सा निषाद प्रतिष्ठां त्वस्, 
अगमः शाहबवती: समा: । 
यत्‌ क्रौ्वमिथुनादेक 
अवधो: काममोहितस्‌ ॥ 
अनंतर वाल्मीकि ने सारी राम-कथा को उसी रूप में गाकर अपने 
विष्यों से भी गवाया । इस प्रकार पृण्य-ग्रंथ रामायण का आरम्भ हुआ । 


भगवानु नारायण ने जगत के उद्धार के लिए अपनी देवीसहित प्रथ्वी 
पर मनुष्य का जन्म लिया। उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह ही संसार के 
सुख-दूखों का अनुभव किया। लोगों को धर्म का पालन करके दिखाया । 
अनेक कष्ट झेलकर संसार में धर्म की स्थापना की और लोप हो गये । इस 


पृष्य-कथा को महषि वाल्मीकि ने अनुपम मधुर ढंग से गाकर सांसारिकों के 


सुर्य बंशियों को अवोध्या १३ 


लिए प्रस्तुत किया है। स्वयं ब्रह्म का यह कथन कभी असत्य सिद्ध नहीं हो 
सकता कि “जबतक संसार में नदियां और पर्वत विद्यमान रहेंगे तवतक 
लोगों में रामायण-कथा प्रचलित रहेगी और - उसके कारण छोग पापों से 
मुक्त होंगे । 73 


५ ७ है न ५ बिक 
सूयवाशयों की अयाध्या 

गंगा के उत्तर में सरयू नदी से सिचित कोशल नामका बन-धान्यपूर्ण 
प्रदेश था। उसकी राजधानी अयोध्या थी। उस अति सुंदर, युविख्यात 
और विद्ञाल नगरी का निर्माण प्रसिद्ध सुर्यवंशी राजा मनु ने किया था। 
ऋषि वाल्मीकि ने अयोध्या का ऐसा वर्णन किया है, जिसे पढ़ने से प्रतीत 
होता है कि अयोध्या किसी आधुनिक राजधानी से किसी प्रकार कम न थी । 
उसके पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में भारंत के नगर 
कितनी उच्चकोटि के होते थे। उस वर्णन से नागरिकों की संस्कृति और 
सभ्यता का भी भास होता है| 

उन दिनों कोशल के राजा दशरथ थे । वह अपनी राजधानी अयोध्या 
में वास करते थे। स्वर्ग के देव लोग भी महान पराक्रमी राजा दश रथ को 
युद्ध में सहायता के लिए बुलाया करते थे। तीनों लोकों में दश रथ का नाम 
प्रसिद्ध था। राजा दशरथ की तुलना इंद्र और कुबेर के साथ की जाती थी । 
कोशल की सभ्य प्रजा सदा प्रसन्न रहती थी। असंख्य बीर तथा योद्धा 
नगर की रक्षा के लिए नियुक्त रहते थे। दशरथ के कौशलपूर्ण प्रबंध से 
जन्रु लोग अयोध्या के पास. तक भी नहीं पहुंच पाते थे। दुर्ग की प्राचीर को 
घेरती हुई नहरों और नाना प्रकार के शत्रुधातक यंत्रों से अयोध्या सर्वेदा 
अजेय थी । उसका अयोध्या” नाम यथार्थ था । 

यश और ऐद्वर्य में देवेंद्र-तुल्य राजा दशरथ के मंत्री भी बड़े योग्य थे । 
आउ मंत्री थे । सब-के-सब अच्छे सलाहकार, राजाज्ञा का तुरंत पालन करने- 
 बाले और राजा की सेवा में तत्पर । इन सचिवों के अतिरिक्त धर्मोपदेश 
देने तथा यज्ञ आदि विधियों को श्ाास्त्रोक्‍्त ढंग से कराने के लिए वसिष्ठ , 
बामदेव आदि राजगुरु तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण राजा के साथ रहा करते थे। 

दशरथ के राज्य में कभी बलपूर्वक कर वसूल नहीं किये जाते थे । जब 
कभी अपराधियों को दंड दिया जाता तो अपराधी की परिस्थिति और शक्ति 
का भी विचार किया जाता था । 


श्ड दशा रथ-नंदन श्रीरास 


समर्थ सलाहकार और कर्मचारियों के बीच राजा दशरथ सूर्य की तरह 
प्रकाशमान थे । 

दशरथ को राज करते हुए कई वर्ष बीत गये, कितु उत्तकी एक मनों- 
कामना पूरी नहीं हुई थी । अबतक उन्हें पुत्रलाभ नहीं हुआ था । 

एक बार वसंत ऋतु में चितातुर राजा के मन में यह बात आई कि 
'पुक्रकामेष्टि और 'अश्वमेध यज्ञ! किया जाय । उन्होंने गुरुजनों से राय ली । 
गुरुजनों ने समर्थन किया। सबने निर्णय किया कि ऋषि ऋष्यश्ष ग को 
बुलाया जाय और उनकी देखरेख में यज्ञ किया जाय । ' 

यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। राजाओं को निमंत्रण भेजे जाने लगे और 
यज्ञमंडप का निर्माण आदि कार्य तेजी से शुरू हो गये । 

उन दिलों यज्ञ करना कोई मामूली बात न थी। सबसे पहले वेदी का 
निर्माण ध्यानपूर्वक किया जाता था। इस कार्य के लिए निपुण छोग ही 
नियुक्त किये जाते थे। उनके नीचे कई कर्मचारी होते थे । विशेष-विशेष 
प्रकार के बतेन बनवाने पड़ते थे । बढ़ई, शिल्पी, कुएं खोदनेवाले, चित्रका र, 
गायक, विविध वाद्यों को बजानेवाले और नतंक एकत्र करने पड़ते थे । 
हजारों की संख्या में आनेवाले अतिथियों को ठहराने के लिए एक नये नगर 
का ही निर्माण किया जाता था, जहां सबके लिए भोजन और मनोरंजन की 
भी व्यवस्था होती थी। सभीको वस्त्र, घत, गौ आदि का दान देना भी 
आवश्यक माना जाता था । 

ऐसे अवसर पर उन दिनों उसी प्रकार के प्रबंध होते थे, जैसे आजकल 
के बड़े-बड़े सम्मेलनों के लिए हुआ करते हैं । है. 

ये सब कार्य सम्यक रूप में हो जाने के उपरांत चारों दिश्ञाओं में भ्रमण 
करके विजयी होकर लौटने के लिए यज्ञ के अश्व को बड़ी सेना के साथ 
भेजा गया । एक वर्ष बीत जाने के बाद यज्ञ का अइव और सैनिक विजय- 
पताका फहराते हुए कौतुक तथा शो र-शराबे के साथ निविध्न अयोध्या लौट 
आये। तत्पश्चात्‌ शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ-क्रिया प्रारंभ हुई । 

अयोध्या में जिस समय यह सब चल रहा था, देवलोक में देवों की एक 
भारी बेठक हुई। वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्मा को संबोधित करके देवों 
ने शिकायत की, “हे पश्चु, राक्षस रावण को आपसे वरदान मिल गया है । 
उसके बल से वह हम सबको बुरी तरह से सता रहा है। उसे दबाना, 
जीतना या मारना हमारी शक्ति के बाहर है। आपके वरदान से सुरक्षित 
होकर उसका दप॑ बहुत बढ़ गया है। वह सबका अपमान करता रहता है । 
उसके अत्याचारों का अंत नहीं । वह इंद्र को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर 


हज 


सुर्यंवंशियों की अयोध्या १५ 


लगा चाहता है। उसे देखकर सूर्य, वायु और वरुण 
से 


हक 


गरी डर से कांपते हैं । 


|] 
उसके अहंकार को दवाते और उसके अत्याचारों से ददते का आप ही कोई 


उपाय बता सकते हैं । 
ब्रह्मा ने देवों की शिकायत सुनी । उन्होंने उत्तर दिया, “रावण ने 


अपने तपोबल से वरदान प्राप्त किया है। कितु हमारे सदभाग्य से वर 


मांगते समय वह एक बात भूल गया । देव, गंधवे, राक्षसों से उसने अमरत्व 
मांगा । मनृष्यों को या तो उसने अति तुच्छ समझा या भूछ गया । इसलिए 
उसे मारने के लिए अभी भी मार्ग खुला हुआ है । 

यह सुनकर देवगण बहुत प्रसन्‍न हुए। सबके-सवब विष्ण के पास पहुंचे । 
उनको प्रणाम करके सबने एक स्वर से कहा, “हे नाथ, पापी रावण ब्रह्मा 
से वरदान पाकर सारे जगठ को पीड़ित कर रहा है। अब हमसे सहा नहीं 
जाता। उसने देव, गंधर्व, राक्षसादि से अमरत्व मांग लिया है। मनुष्यों का 
नाम उसने नहीं लिया। या तो भूल गया, या उसने मनुष्य-जाति को अति 
दु्वंछ समझा। हमें आपकी कृपा चाहिए। मनुष्य-जन्म छेकर आपको 
हमारी रक्षा करनी होगी । 

नागायण ने देदों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने सानन्‍त्वना देते 
हुए कहा, “भूलोक में राजा दशरथ पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है। 
मैं उसके घर चार पुत्रों के रूप में जन्म रंगा। रावण को मारकर आप 
लोगों को संकट से म॒ृत्त करूंगा 

अपने वचन का पालन करने के लिए भगवान विष्ण ने दशरथ को 
रानियों के गर्भ में वास करने का संकल्प कर लिया । 

दशरथ के यज्ञ की विधियां चल रही थीं। ऋष्यश्यंग ने अग्नि में घी 
की आहुति दो । अग्नि-देवता ने घी का पान किया। अग्नि से एक बड़ी 
भारी ज्वाला निकली। सूर्य के समान उसके प्रकाश से सबकी आंखों में 
चकाछोंघ व्याप्त हो गई। उस ज्वाला के अंदर दोनों हाथों में सुवर्ण पात्र 
लिये एक मृति खड़ी थी। गंभीर दुंदुनिनाद जैसे स्वर में उसने महाराजा 
को सम्बोधित करके कहा, “राजन, तुम्हारी प्राथंवा को सुनकर देवों ने 
तुम्हारी रानियों के लिए यह पायस भेजा है। तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। 
यह पायस ले जाकर अपनी पत्नियों को पिलाओ।। तुम्हारा मंगल हो ।” 

दशरथ के आनद का पार न था। जैसे मां-बाप बालक को वात्सल्य 
से उठाते हैं, वैसे ही उन्होंने सुवर्ण पात्र अपने हाथों में लिया और अग्नि से 
निकला हुआ यज्ञ-पुरुष अंतर्धान हो गया । 

यज्ञ की शेष विधियां पूरी हो जाने के बाद दशरथ पायस से पूण पात्र 


१६ दद्ार्थ-नंदन ओऔरास 


ले गये और कहने रंगे, 'देबताओं 


को अपने अंतःपुर में रानियों के 
तीनों इसे ग्रहण करो। इससे पुत्रों का जन्म 


का प्रसाद काया हैं । तुम 
होगा । 

इस बात को सुनते ही सारा अंतःपुर प्रसन्‍तता से खिल उठा । दव्वरथ 
के तीन रानियां थीं। महारानी कौशल्या ने पायस का आधा भाग पिया |! 
गेष आधा कौशल्या ने सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने उसका आजा स्वयं 
पिया और जो बचा वह कंकैयी को दे दिया। उसके आधे को कंकेयी ने 
पिया और बाकी को दह् रथ ने पुन: सुमित्रा को पीने के लिए दे दिया 

प्रम दरिद्र को कहीं से खजाना मिल जाय तो उसे जेसी खुद्यी होगी 
वेसे ही दशरथ की तीनों रानियां फूली न समाई । उनकी आशा पूर्ण हुई । 
तीनों ने गर्भ घारण किया । 


स 
से 


| के 
विश्वामित्र-वसिष्ठ-संघष 


यज्ञ से मिले पायस को पी जाने के फलस्वरूप तीनों राभियों ने गर्भ 
धारण किया । समय आने पर कौशल्यादेवी ने राम को जन्म दिया। उसके 
बाद ककेयी ने भरत को। सुभिन्नादेवी के दो यूत्र हुए। ये रूृक््मष्ण और 
शत्रध्त नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि जिस प्रकार पायस का 
विभाजन हुआ, उसी क्रम से चारों शिशुओं में भगवान विष्णु के अंशों के 
समावेश हुआ। सबसे अधिक राम में, फिर लक्ष्मण में, तत्पश्चात भरत 
और दशत्रघ्न में शेष बचे अंश का प्रवेश हुआ। यह बात कोई महत्व की 
नहीं है । भगवान को टुकड़े करके नापा या गिना नहीं जा सकता । परब्रह्म 
मे भौतिक शास्त्र में नहीं बांध सकते। श्रति में गाया गया है 
35 पूर्णमद: पूर्णसिदं पूर्णात्‌ पूर्णभुदच्यले । . 
पूर्णस्थ पुर्णमादाय पूर्णमेबावश्ञिष्पते ॥॥ 
चारों कुमारों को राजकुमारोचित सभी विद्याएं सिखाई गईं। उनके 
पालन-पोषण एवं पढ़ाई-लिखाई आदि की व्यवस्था बहुत ध्यानपुर्वक की 
गई। बचपन से ही राम और लक्ष्मण के बीच विद्येष प्रीति थी तथा भरत 
और शत्रुध्न एक-दूसरे को बहुत प्रेम करते थे । यों मान सकते हैं कि जिस 
क्रम से रानियों ने पाग्रस पिया था, उसी प्रकार बच्चों में परस्पर प्रेम रहा । 
चारों पुत्रों के गुण, कार्य-कुदलूता, प्रीति तथा तेज दिन-प्रतिदिन बढ़ने 


विश्वाशिन्र-व सिध्ट-पंघर्ष १७ 


लगे। इनको पावार राजा दशरथ देवों से परियुत स्वयंभू ब्रह्मा की तर 
आनंदपुवक रहने छगे | 


के 5८ हे 
८ १ ई है. 


एक दितच राजा दशरथ अपने सचियों के साथ राजकुमारों के विवाहों 
की चर्चा कर रहे थे कि सहसा द्वारपाल अंदर आये। वह घचराये हुए 
दिखाई दिये। उन्‍होंने सूचना दी, “महामृनि विश्वामित्र महाराज के दर्शन 

लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

ऋषि विद्वामित्र के नाम लेने मात्र से ही लोग उस समय डर जाया 
करते थ | 

सुप्रसिद्ध, प्रभावशाली महामुनि एकाएक इस प्रकार मिलने आये हैं 
यह सुनकर राजा ने तत्काल आसन से उत्तरकर स्वयं आगे जाकर मुनि का 
शास्त्रीचित विधि से सत्कार कियी। 

वखिश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय वंशज राजा थे। अपने तपोबल से बाद 
में ऋषि बने थे । बड़ी-बड़ी कटिनाइयों का सामना करने के बाद ही उन्हें 
अपने यत्न में सफलता प्राप्त हुई। एक बार त्रिशंक शाप से पीडित था । 
उसके ऊपर विश्वामित्र को दया आई। उन्होंने अलग से सृष्टि की रचना 
करने को ठान ली । एक नई दुनिया तथा अन्य ग्र ह-मंडलू रुचने काः उन्होंने 
निश्चय किया और अपने तपोबल से आकाश के दक्षिण की ओर कुछ 
तारागणों को स्थापित भी कर दिया। जब देवों ने उनसे यह काम छोड़ 
देने की प्राथंता की तो वह मान गये और अपनी नवीन सृष्टि-रचना का 
कार्य रोक लिया। ये बातें रामायण की घटनाओं से पहले को हैं । 

ऋषि-पद पाने से पहले विश्वामित्र राजा कौशिक कहलाते थे। एक 
बार वह़ अपनी सेनाओं के साथ पर्यटन कर ते हुए वसिष्ठ ऋषि के आश्रम 
में पहंचे । ऋषि को प्रणाम किया । ऋषि ने भी विश्वामित्र का यथोचित 
सत्कार किया । 

कुशल-समाचार के बाद ऋषि वसिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, राजन्‌ 
आप अपनी सेना और परिवारवालों के साथ मेरे आश्रम में भोजन करने के 
लिए ठहर जाय॑ । मैं आप सबका समुचित सत्कार करना चाहता हुं । 

विश्वामित्र ने वसिष्ठ से कहा, मनिवर, आपके इन वचनों एवं अध्य- 
जल से जो सत्कार मे प्राप्त हुआ है. उससे ही मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। मैं. 
आपका क्ृतज्ञ हुं। आप और कष्ट न करें। बस, हमें यहां से जाने के लिए 
अनुमति दं। 


श्द दशरथ-नंदत औरास 


कितु वसिष्ठ ने बहुत आग्रह किया कि वहू और सेनासहित उनके 


कर आप ] 
यहां भोजन करके ही जाये ; 


विश्वामित्र ने फिर कहा, “आप बुरा न मानें। मैं आपका अनावर 
नहीं कर रहा । आप तो आश्रमवासी ऋषि ठहरे। मेरी इतनी बड़ी सेवा ! 
सबके लिए एकाएक भोजन का प्रबंध करता कैसे संभव हो सकेगा ? इसी - 
लिए मुझे हिचकिचाहट है । 

ऋषि वसिष्ठ मुस्क्ररये। अपनी गाय शबला को वात्सल्य के साथ 
बुलाकर बोले,“बिटिया, देखो, राजा विश्वामित्र आये हैं। इन्हें तथा इनके 
परिवार को खिलाने का छीछघ प्रबंध कर दो |” 


तब जो कुछ देखा, उनसे विश्वामभित्र विस्मय-विमुग्ध रह गये। उस 
राजकीय दृहत परिवार के लिए नाता प्रकार के पर्याप्त व्यंजन अपने-आप 
ढेर-के-डेर इकटठ हो गये । खाने की तरह-त्रद्ठ की सुस्वादु बस्तुएं, नाना 
प्रकार के पेय, घी, दही, मक्खन, फुल और सुगंध-कूप आदि सभी चीजें 
क्षणभर में उपस्थित हो गईं और सबको पहुंच गईं। रुजा कौशिक की 
पत्नियां, सचिव, बंछूवर्ग, पुतेड्ित, सेनिक और अन्य कर्मंच।री सभी ऋषि 
के आश्रम में खा-पीकर संतुष्ट हुए। सबको बसिष्ठ के तपोबलू पर बड़ा 
आदइचय हुआ । 

विश्वामित्र ने वसिष्ठ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अंत में 
उनसे याचना की, “मु्तीश्वर, अपनी घेनू झबला को मुझे दे दी जिये। इसकी 
शक्ति को मैंने आज देखा । ऐसी वस्तु तो राजा के ही पास रहने योग्य है ।! 

ऋषि वस्चिष्ठ को यह सुनकर दु:ख हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, 
“महाराज, में शबला को कदापि नहीं छोड़ सकता । उसके बहुत-से कारण 
हैं। आप अपना हुठ छोड़ दें ।” 

ज्यों-ज्यों वसिष्ठ इन्कार करते गये, विश्वामित्र की इच्छा बढती गई । 
उन्होंने शबला के बदले में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देने का प्रलोभन दिया, 
कितु वसिष्ठ अपने निश्चय पर अठल नहे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 
आपकी सारी संपदा मेरी शबला के सामने कुछ भी नहीं है, किसी भी 
हालत में में उसे आपको नहीं दे सकता । 

तब क्रोध में आकर विश्वामित्र ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शबला 
को जबदंस्ती ले चो । 

शबला आंसू बहाकर रोने लगी। उसने सोचा, 'ऋषि वसिष्ठ का मैंने 
क्या बिग्राड़ा ? वह मुझे राजा के हाथों में जाने से क्‍यों नहीं बचा रहे हैं ? 


विश्वामित्र की पराजय १९ 


५ 


संक 


७. अर 


व््यः 


| 
४545 


टिक 
(0504 


ध्ट सेना मुझे खींचकर ले जा रही है। ऋषि यह देखकर भी चुप 


रैँ 


टँ 


रह 


॥| | 


नल 


डा 


कई 


| 
सह 


इसके बाद अपने सींगों से सैनिकों को भगाकर बह स्वयं वसिष्ठ के 
पास आकर खड़ी होगई । 

ऋषि वसिष्ठ शबला को अपनी छोटी बहत की भांति प्यार करते थे । 
उसका दुःख उनसे सहन न हुआ। उन्होंने कहा, “शबले, तुझे सतानेवाल 
इन लोगों को हराने लायक सैनिक तो पैदा कर । 

बात-की-बात में शबला की हुंकार! से अतगनित सैनिक खड़े हो गये 
और लड़ने छगे। विश्वामित्र की सेना हारकर भाग निकली । यह देखकर 
विश्वामित्र के क्रोध का पार न रहा । उनकी आंखें छाल होगई । वह रथ 
पर चढ़े और चारों ओर बाणों की वर्षा करने लगे । लेकिन शबला के शरीर 
से नए-नए से निक उत्पन्न होते गये । विश्वाभित्र की सेना बुरी तन्ह पराजित 
हुई । 

युद्ध भयंकर रूप में छिड़ गया | विश्वामित्र के छडक़े वमिष्ठ के पुत्रों 
को मारने के लिए उद्यत हुए ।। लेकरिद वस्चिष्ठ ने जब उन्हें जोर से डांदा तो 
वे लहीं जलकर राख होगये । 

 पराजय से विश्वासित्र का मुख-मंडल निस्‍्तेज होगया। वहीं उन्होंने 

अपना राज्य एक पुत्र को सौंप दिया | उनकी अब एक ही मनोकामना थी। 
किसी तरह भी हो, वसिष्ठ को पराजित करें। इस इच्छा की पूर्ति के लिए 
वठ हिमाचल की ओर चल गये। उन्होंने उमापति महादेव का ध्याद लगाया 
और धार तपस्या करने लगे । 


$ हक 
विश्वामित्र की पराजय 


विश्वामित्र के उग्र तप से प्रभन्‍्त होकर महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए 
और बोले, “राजन, तुम्हारी मनोक्नामना क्या हैं ? किस उदृश्य से तुम तप 
कर रहे हो ? ” 

विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर शिवजी से निवेदन किया, “'प्रभो, यदि मेरी 
तपइवर्या से आप प्रसन्न हुए हों, तो ऐसा आशज्ीर्वाद दें कि मैं धनुर्वेद का 
संपूर्ण अधिकारी बन जाऊं। समस्त असुर मेरे अधीन हो जाय॑ 

महादेव मान गये । उन तमाम असुरों को, जो देव, दानव, गंधरवे, 
ऋषि, यक्ष और राक्षसों के वज्ञ में थे, शिवजी ने विश्वामित्र को सौंप दिया । 


२० दरस्थ-नंदन ओऔरास 


शिवजी से वरदान प्राप्त कर विश्वामित्र लौटे । तपोबल मे पाई शक्ति 


के कारण उनका अहंकार बरसात की नदी की भांति उमड़ रहा था। उन्होंने 
सोचा, बस, अब वसिष्ठ का अंत आगया ।' 


बह सीचे बस्तिप्ठ के आश्रम में गये । ऋकद्ध महाकाल की तरह आते हुए 
विश्वामित्र को देखकर वरिष्ठ के आश्रमवासी शिष्यगण डर के मारे इधर- 
उद्धचर भागकर छिपने लगे । 

विश्वामित्र ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से ऋषि 
वसिष्ठ का आश्रम जलकर राख होगया । वसिष्ठ ने अपने शिष्यों को बहुत 
समझाया कि वे घबरायें नहीं, किन्तु उनके आश्रमवासियों का डर कम न 
हुआ। वे भागने छगे और छिपने की जगह खोजते रहे । 

यह देखकर, वसिष्ठ दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब इस विद्वामित्र 
के गये का खण्डदन करना ही पड़ेगा। कालागिनि की तरह प्रज्वलित अपने 
ब्रह्म॑दण्ड को उन्होंने हाथ में लिया और विश्वामित्र को लूलकारा और 
कहा, “विद्वा मित्र, यह क्‍या मूर्खता कर रहे हो ?' 

विश्वामित्र का क्रोच और भी भड़क उठा। उन्होंने भी लूलकारा, 
“अरे वस्तिष्ठ, ज़रा ठहर तो सही ।” यह कहकर उन्होंने वसिष्ठ के ऊपर 
नए-तए सीखे हुए अपने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया । 

ऋषि वसिष्ठ ने उत्तर दिया, “मैं तो खड़ा ही हूं। भाग नहीं रहा । 
और यह कहते हुए अपने सामने ब्रह्मदण्ड रख लिया । विश्वामित्र का अछ्त्र 
बेकार सिद्ध हुआ । पानी से जैसे आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विश्वामित्र 
के अस्त्र की ज्वालाएं अपने-आप बुझ गई । | 


इसके बाद विश्वामित्र ने एक-एक करके अपने तमाम अस्त्रों को आज- 
माया, मगर वसिष्ठ के ब्रह्मदण्डः के सामने वे सभी निष्फल सिद्ध हुए। 
विश्वामित्र को बड़ा विस्मय हुआ । छाचार होकर अंत में उन्होंने वसिष्ठ के 
ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया । 

देव और ऋषिगण भयभीत होगये । उन्होंने सोचा कि अब अनर्थ हो 
गया। ब्रह्मास्त्र का सामना भरा कौन कर सकता है ? कितु ऋषि वसिष्ठ 
का ब्रह्मदण्ड ब्रह्मास्त्र से भी अधिक बलवान सिद्ध हुआ। ब्रह्मदण्ड ब्रह्मास्त्र 
को भी निगरू गया । ब्रह्मदण्ड.अग्ति के समान चमकने रूगा। उसके चारों 
ओर चिनगारियां प्रज्वलित हो उठीं । विश्वामित्र के आइचर्य का ठिकाना न 
रहा। लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, “मैं अब हार गया। मेरा क्षत्रिय-बंछ 
इस ऋषि के एक साधारण दण्ड के सामने निरर्थक रहा। महादेव ने मुझे 


त्रिशंकु को कथा 3 


2] 3 दिया । मैं भी वसिष्ठ की तरह ब्रह्मपि वनंगा। कोई दूसरा रास्ता 
| 7) 
यह कहकर उन्होंने युद्ध रोक दिया और दक्षिण दिशा की ओर जाकर 
कठोर तपइचर्या करने छगे | 
अब वह स्वयंभू ब्रह्मा का ध्यान करके तप करने लगे। अनेक वर्षो की 
तपश्चया के पश्चात्‌ ब्रह्मा प्रकट हुए और यह कहकर कि “है कौशिक-पत्र 
अपने तप की महिमा से तुम राजधि बन गये,” अंतर्घान हो गये । 
विद्वामित्र को बड़ा आधात पहुंचा कि इतनी कठोर तपइ्चर्या के बाद 
भी केवल राजपि पद मिला वह और भी घोर तप करने में तत्पर होगये । 


है: जा 5 
त्रिशंकु की कंथा 


जब विश्वामित्र की कठोर तपच्चर्या चले रही थी, उन दिनों सर्यवंश 
के राजा चिशंकु राज्य कर रहे थे। वह बड़े नामी और प्रतापी थे । अनेक 
वर्षों तक अच्छी तरह राज करने के पद्चात्‌ च्छा हुई कि सदेह स्त्र्ग 
पहुंचा जाय | इस संवंध में विचार-विमर्श करते के छिए वहु वरिष्ठ ऋषि 
के पास गये । वसिष्ठ उनके कुछुगुरु थे । 

वसिष्ठ ने राजा से कद्ठा, “राजन, ऐसी इच्छा न करें, यह सर्वथा 
असंभव है । 

त्रिद्व॑कु को गुरु की सम्मति पसंद न आई। वह वसिष्ठ के पुत्रों के पास 

हंचे और कहने छगे, “देखिये, आपके पिता ने जिय काम को असंभव कह 

दिया है, उसे आप छोग मेरे लिए कर द। में सर्दे्र स्वगे पहुंचने के लिए एक 
यज्ञ करना चाहता हुं। आप लोग यह यज्ञ कराकर मुझे अनुग्रहीत करे । 

वसिष्ठ-पत्रों बे राजा की यह हठ पसंद न आई । उन लोगों ने राजा 
से कहा, “आपने गलत रास्ता पकड़ा है। आपके गरु और हमारे पिताजी ने 
जब आपको यद्ठ कार्य करने से रोका है, तो-वही काम हमसे कराने की 
सोचना टीक बात नहीं है । आप वापस चल जाय॑ । हमसे यह काम कदापि 
न हो सकेगा । 

कितु राजा गरु-पुत्रों से अनुरोध करते ही रहे । वसिष्ठ के पूत्र राजा से 
तंग आगये । छन लोगो ने चिहकर कहा, “आप हमसे हमारे पिता का अपमान 

कराना चाहते है, यह कभी नहीं हो सकता ।* 
लेकिन त्रिशंक ने इसपर भी अपना हठ नहीं छोड़ा । उन्होंने कहा, 


२२ द्ष रथ-मंदन ओऔीराम 


“गदि छाप लोग मेरा यज्ञ न करायेंगे, तो मैं कोई द्सरा ऋषि ढूंढ लगा । 
से भी होगा, में यह यज्ञ करके ही रहूंगा । 

वसिष्ठ-पत्रों को इस बात पर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने राजा को शाप 
दिया, “तमने ग़ह का अपमान किया है, तम चाण्डाल हो जाओ। 

दूसरे दिन राजा जब निद्रा से उठे तो देखते क्या हैं कि उनके शरीर की 
कांति नष्ट हो गई थी। उनका रूप कुहप बन गया था और पीतांबर के 
बदले उनका शरीर मलिन चिथड़ों से ढंका हुआ था। शरीर के ऊपर के 
आभूषण पता नहीं कहां गायब होगये । मंत्री, परिवार और प्रजाजन इस 
अप्रिय परिवर्तन को देखकर उन्हें छोड़कर भाग गये। कोई भी उनका मुंह 
नहीं देखना चाहता था। अपमान और वंश से पीड़ित राजा त्रिशंकु न 
अपना देश छोड़ दिया और वन में चले गये। न उन्हें खाने की चिता थी, न 
सोने की । वह दिन-रात भठकते रहे । 

चाण्डाल के रूप में ही त्रिशंकु एक दिन विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में 
जा पहुंचे । 

विश्वामित्र को राजा की दशा देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने पुछा, 
“तुम तो त्रिशंकु हो न ? तुम्हारी यह दशा कंसे हुई ? किसके शाप से यह 
हुआ, मुझे बताओ ? 

त्रिशंकु ने विश्वामित्र को सारा हाल बता दिया और कहा, “मैंने राज्य- 
धर्म का अच्छी तरह से पालन किया है । कभी अधर्म नहीं किया। सत्य के 
विरुद्ध मैं कभी नहीं चछा । कभी किसीको मैंने दःख नहीं पहुंचाया । मेरे 
गुरु-पत्रों ने मेरी सहायता करने से इन्कार कर दिया और ऐसा शाप दे 
दिया, जिससे मैं चाण्डाल बन गयया। अब आप ही मेरे रक्षक हैं। यह 
कहकर त्रिशंकु विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े । 

दाप के कारण चाण्डाल बने धिश्वंकु पर विश्वामित्र के दिल में दया 
उमड़ आई । विश्वामित्र के साथ यही बड़ी कठिनाई थी कि उनकी अनु- 
कंपा, प्रेम और क्रोध आदि आवेश बहुत प्रवल हुआ करते थे । 

सीठी वाणी में विश्वामित्र बोले, 'हे मित्र, हे इक्ष्वाकु-कुल राजन, 
में तुम्हारा स्वायत करता हूं । तुम्हारे धार्मिक जीवन से मैं परिचित हूं । तुम 
निर्भय रहो । ऋषि, मुनि तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रण भेजकर 
में तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। गृरु-शाप से तुमने चाण्डाल का रूप पाया है। 
चिता न करो, तुम सदेह स्वर्ग पहुंचोगे।” इस तरह विश्वामित्र ने राजा 
त्रिशंकु को वचन दे दिया । 

यज्ञ के लिए विश्वामित्र ने सब प्रबंध कर दिया । त्रिशंकु को उन्होंने 


तिशंकु की कथा र्३े 


घेंये दिलाया और बोले, “तुम मेरी शरण में गये हो, समझ लो कि तुः्हारी 
मनोकामना पूरी होगई। इसी शरीर से तुम स्वर्ग पहुंचोगे।” 

उसके बाद विद्वामित्र ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि सब ऋषि- 
मुन्रियों को यज्ञ के लिए बुछा लाओ। उनसे कहो कि विश्वामित्र ने बुलाया 
| 

आदेश का पालत करते हुए विद्वामित्र के शिष्यों ने सभी वयोवृद्ध 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास जाकर अपने गुरु का संदेश पहुंचाया । 
लगभग सभीने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। महातपस्वी विश्वाभित्र की 
आज्ञा का तिरस्कार करने की हिम्मत भला किसमें थी ! 

कितू वसिष्ठ के पुत्रों के पास जब निमंत्रण पहुंचा, तो उन छोगों ने 
उसे अस्वीकार करते हुए कहा, “विश्वामित्र चाहे कितने भी बड़े तपस्वी 
क्यों न हों, आखिर वह क्षत्रिय हैं। उन्हें यज्ञ कराने काअधिकार नहीं । एक 
चाण्डाल को भी कहीं यज्ञ का अधिकार होता है !” 

विश्वामित्र ने जब यह बात सुनी तो उनका क्रोध और भी भड़क उठा। 
उन्होंने शाप दिया, “मैंने जो कार्य प्रारंभ किया है, उससें मैं कोई दोष नहीं 
देखता। घमंडी वसिष्ठ-कुमारों को मैं शाप देता हूं कि वे जलकर भस्म हो 

जायें ।” द 

.... ऐसा कहकर वह यज्ञ के काम में लूग गये । 

उपस्थित बड़े-बड़े लोगों से विश्वामित्र ने कहा, “इस पृष्यात्मा घर्मशील 
इत्वाकुबंशी राजा को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए मैंने यह विधि प्रारंभ 
की है । आप सब इस शुभ कार्य में सम्मिलित होकर इसकी सिद्धि में सहायक 
हों ।' 

सबने सोचा कि विश्वामित्र की आज्ञा मान लेता ही श्रेयस्कर है। ऐसे 
तपस्वी के क्रोध का सामना करता असंभव है। इसलिए सब यज्ञ-कार्यीं में 
जुट गये। वे सब कौशिक के आदेशानुसार कार्य करने लगे । 

यज्ञ के अंत में हवि स्वीकार करने के लिए देवताओं को बुलाया गया। 
मंत्रोच्चार के साथ विश्वामित्र ने देवताओं का आह्वान किया। कितु कोई 
- ने आया। जो ऋषि विश्वामित्र के डर के मारे चुप थे, वे भी अब उनपर 
हंसने लगे । 

विश्वामित्र के क्रेव का पार त रहा । उन्होंने उस श्रुवा को, जिससे वह 
होमारिन में घी डाल रहे थे, ऊपर उठाया और राजा त्रिशंकु को संबोधित 
करके कहा, “हे त्रिशंकु, मेरे तप की महिमा तुम अब देखोगे । मेरा सारा 
प्रयत्न, तप और दक्ति तुम्हारे लिए ही काम आयगा । यदि मेरे वर्षों के तप 


२४ दद्र्थ-नंदन श्रीराम 


में ज़रा-सी भी शहित हो, तो तुम इसी क्षण स्वर्ग के लिए ऊपर की ओर 
चलने लगोगे। देवता लोग हृदि ने न आय, इसकी मुझ चिता नहीं। 
राजन. अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करों । 

भी एक बड़ी ही अहद्ूत घटना घटी । ऋषि तथा ब्राह्मणों के देखते - 
ऋदस काकाश मे स्वर्ग की ओर उठकर जाने लगे । 

सारी दुनिया ने विदा मित्र की कद्षित को उस सनय पहचाना । 
त्रिद्व॑ कु स्वर्ग पंच । कितु इद्र ने त्रिशंकु की हालत देखी तो वह उसे 
स्वर्ग भें रखने को राजी ते हुए । बोल, एप्डाल अपने दस रूय में यहां 
कंसे आया ? बरु के न ड्िल मुख, हट, यहां से हुट /” इतना कहकर 
ने त्रिश्व कु को स्वर लठ 
बेचारे तिदंकु करण स्वर में 
रक्षा करो !” इस प्रकार चिल्डने हुए 
नीचे की ओर था और पर आकाश को ओर । 

नो बड़ 


५ 
न्‍ 


0 
१) 
38 
ञ5 
बला । 
हि । हि 
किए | 
र्ड 
-॥! 
3 
पट 
८] 
4 
घड। 
च््न्जु 
ब्ग्नहे्य 
हद 
“पं 


विश्वामिन्न ने जश यह देखा तो बढ़ गश्स में भर गये और कहने लगे 
“अच्छा, मेरे तप का ऐसा अनादर ! देखता हूं।” और उन्होंने आज्ञा दी, 
हे त्रिशंकु, वहीं रुको । यह कहकर उन्होंने त्रिशंक को बीच आकाश में 


ही रोक दिया | उस समय विद्वा मित्र स्वयं दह्या की तरह तेजोमय दिखाई 
दे रहे थे और त्रिश॑ दर आकाण में स्थित एत्न नक्षत्र की तरह स्थिर होकर 
चमक रहे थे । 

विश्वाभित्र दे अब दूसरा चमत्कार दिखाया । दक्षिण आकाश की ओर 

| त्रिशंकु लटक रहे थे, वहीं एक नई सृष्टि (नये तारागण और सप्तधि 

मण्डल आदि) उत्पन्त करने को वह उद्यत होगये। 

“मैं नया इंद्र पेंदा करूंगा । लये देव भी बन जाय॑ंगे ।” यह कहकर वह 
नई सृप्टि की रचना में संलग्न होगये । 

देव और ऋषिगण यह देखकर घबरा गये । उन्होंने सोचा कि अब अनर्थ 
होने ही वाला हैं। ऊँसे भी हो, विश्वामित्र के क्रोध को शांत करना चाहिए 

वे सब मिलकर ऋषि के पास पहुंचे और नम्र भाव से कहने लगे, अब 
आप ज्ञांत हों। त्रिशंक और अन्य नक्षत्र, जिन्हें आपने अभी-अभी उत्पन्न 
किया है, वे सब आकाश में ऐसे ही स्थिर रहेंगे । आप आगे ओर कुछ न कर 

शांत हो जाय॑ । हमारी रक्षा कर। 


बड़ी मश्किल से विद्वामित्र शांत हो पाये । 
पर.ऐसा करने में विश्वामित्र की समस्त तापतिक दक्ति खचे होगई। 


विश्वामिन्न की सिद्धि २५ 


१ की) ५. ही 
वरश्वासत्र का साहछ 


तपस्वी जन यदि काम-क्रोध के वश्ञ में आ जायं, अथवा किसीको शाप 
दे दें तो उनका तपोबल क्षीण हो जाता है । ऋषि विश्वामित्र का भी तपो- 
बल क्रोध करने तथा शाप देने के कारण बहुत-कुछ कम हो गया था । इसलिए 
वह फिर से उम्र तप करने पश्चिम दिशा की ओर पुष्कर तीर्थ चले गये । 


वहां उन्होंने कई वर्ष तक कठोर तपदचर्या की। तप की सिद्धि जब 
सन्निकंट थी, तभी एक घटना घटी और क्रोध ने फिर उनपर विजय पा! ली । 
अपने पुत्रों को ही उन्होंने शाप दे दिया। इसका उन्हें बड़ा पछतावा हुआ । 
उन्होंने हृढ़ निश्चय कर लिया कि भविष्य में वह कभी क्रोध को स्थान ही न 
देंगे। ऐसा संकल्प करके वह फिर से घोर तपइचर्या में लीन हो गये । वर्षों 
बाद प्रजापति ब्रह्मा ने देवों के साथ उन्हें पुन: दर्शन दिये । उन्होंने विश्वा- 
मित्र से कहा, “हे कौशिक, अब तुम्हारी गणना राजाओं में नहीं रही । तुम 

पूर्ण रूप से ऋषि हो गये | यह कहकर ब्रह्माजी अंतर्धान होगये । 


कितु इससे विश्वामित्र संतुष्ट कैसे हो सकते थे : उन्हें शिवजी से समस्त 
अस्त्र मिल गये थे। ब्रह्मा से ऋषिपद मिल गया। किंतु उनका ध्येय तो 
वसिष्ठ के समान शक्ति प्राप्त करना था । यह कार्य अभी भी शेष ही था । 
इसलिए उन्होंने कठिव-से-कटिन तप करने का संकल्प किया । 


देवों को यह बात नहीं रुचि | विश्वामित्र को अपने निवचय से हटाने के 
लिए उन्होंने पुष्कर तीर्थ में सुन्दरी अप्सरा मेनका को भेजा । विदश्वामित्र 
उसके मनमोहक रूप के शिकार होगये। उसके साथ उन्होंने दस वर्ष आनंद 
से बिता दिये। ये दस वर्ष, एक दिन और एक रात की तरह, बड़ी जल्दी 
बीत गये । 


तब ऋषि जागे और परिणाम जानकर घबरा गये। उन्हें अपनी करनी 
पर बड़ा खेद हुआ। मेतका डर से कांपने लगी। उसे लगा कि बस, अब 
ऋषि शाप दे डालेंगे। वह हाथ जोड़कर खड़ी रही । कितु इस बार ऋषि ने 
अपने क्रोध को वश में रखा, उन्होंने मेनका से कहा, “तुम्हारा कोई दोष 
नहीं, मेरी ही मूखेता है। तुम वापस चली जाओ ।” इस तरह मेनका को 
प्यार से विदा करके वह हिमालय की ओभोर चल पड़े । वहां इंद्वियों का दमन 
करके उन्होंने एक हजार वर्ष तक पुनः: तप किया । 


श्द्‌ दशरथ-नंदन श्रीराम 


देवों के सहित ब्रह्मा फिर उनके सामने प्रकट हुए । उन्होंने विश्वामित्र 
से कहा, “विश्वामित्र, मेनका को शाप न देकर तुम पुनः तप में प्रवत्त हुए और 
उसे पूर्ण भी क्रिया, इसलिए हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम 

हषि हुए ।” 

ब्रह्माजी के बचनों से विश्वामित्र प्रसन्‍त तो हुए, कितु अभी उनकी 
मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से एक ऐसा कठिनतम तप 
आरंभ कर दिया कि जिस प्रकार का तप न किसीने कभी किया था, न सुना 
था। ऐसा अद्भुत तप उन्होंने एक हजार वर्ष और किया । 

देवों की चिता बढ़ गई । इस बार उन्होंने अप्सरा रंभा को विश्वामित्र 
के पास भेजता निश्चित किया। इंद्र ने रंभा से याचता की, “रंभे, हमारे 
ऊपर दया करके किसी भी उपाय से विश्वामित्र का मन मोह लो। उनके 
तप को रोको ।” 


रंभा की हिम्मत तो नहीं हुई। पर इंद्र की आज्ञा भी वह कैसे टाल 
सकती थी ? उसने विश्वामित्र के मन को चंचल कर दिया । विश्वामित्र ने 
मन में उठे काम को तो रोक लिया; कितु उन्हें रंभा पर क्रोध आगया । तप 
में विध्त डालने यह क्‍यों आई ? उन्होंने रंभा को शाप दे दिया कि वह वहीं 
. पत्यर की हो जाय। ऋषि जब अपने मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो 
वही उनके अपने लिए भी शाप-रूप ही बन जाता है । दूसरों के प्रति उनका 
दाप तो सफल हो जाता है, कितु साथ ही उनका तप भी नष्ट हो जाता है । 
इस बार भी विश्वामित्र के साथ वही हुआ । अब विश्वामित्र ने एकदम हढ़ 
संकल्प किया कि किसी हालत में भी क्रोध न आने देंगे। ऐसा निश्चय करके 
खान-पान, वाणी, इत्रास आदि संपूर्ण इंद्रियों को उन्होंने रोक लिया और 
अत्यंत कठिन तपदचर्या में बैठ गये। इस प्रकार एक हजार वर्ष का तप उन्होंने 
पूरा किया। देवताओं ने उनके तप को भंग करने के अनेक प्रयत्न किये, 
लेकिन वे सफल न हुए। तपस्या से विश्वामित्र का शरीर काठ की तरह हो 
गया था । उसमें केवल प्राण ही बचे थे। इद्रियों की गतियां एकदम रुक 
गई थीं । 
विश्वामित्र के तप की उम्रता से देव-गण छटपटाने छंगे । वे ब्रह्मा के 
पाप्त गये और हाथ जोड़कर कहने लगे, “है नाथ, हमसे अब कौशिक के तप 
की उम्रता नहीं सही जाती । हमने उनके तप को भंग कराने के लिए अनेक 
प्रयत्व किये, कितु सभी व्यर्थ गये । अब उनके तप के सामने हम तलहीं टिक 
सकते । वह जो वर मांगते हों, उन्हें दे दीजिये।” 


देवों के सहित ब्रह्मा पुन: विश्वामित्र के पास आये और उन्हें आशीर्वाद 


दशरथ से याचना २७ 


दिया, “आज से तुम ब्रह्मषि बन गये, तुम्हारा कल्याण हो ।” 

विद्वामित्र अत्यंत प्रसन्‍त हुए। कितु उन्होंने ब्रह्माजी से कहा, “मैं 
तो पूर्णरूप से तभी संतुष्ट होऊंगा, जब वसिष्ठ स्वयं, अपने मुंह से कहें कि 
विश्वामित्र, तुम ब्रह्मधि बन गये | है ० 

यह सुनकर वसिष्ठजी किचित्‌ मुस्कराये। पुराने झगड़े उनकी स्मृति में 
उभर आये। उन्होंने कहा, “विश्वामित्रजी, आपने अपने महा कठोर तपों 
का फल प्राप्त कर लिया | आप पूर्णतः ब्रह्मषि हैं, इसमें कोई शंका नहीं ।' 
वसिष्ठजी की स्वीकारोक्ति से सब लोग प्रसन्न हुए । 

इस प्रकार विश्वामित्र महा प्रयत्नशील एवं शक्तिशाली ऋषि थे । 


ओर < >< 
एक दिन वह बिना किसी पूर्व-सुचता के राजा दशरथ के दरबार में 
उपस्थित हुए । 


जिस प्रकार इंद्र अपने दरबार में ब्रह्मदेव का स्वागत-सत्कार करता 
है, उसी प्रकार राजा दशरथ ने विश्वाभित्रजी का स्वागत-सत्कार किया । 
राजा दशरथ ने विनम्र शब्दों में कहा, “मुनिवर, मैं कृतार्थे हुआ। मेरे 
पूर्वजों के पुण्यफल से आपका शुभागमन मेरे यहां हुआ है। रात्रि के बाद 
सूर्योदय की तरह आपके दर्शन से मैं बहुत ही प्रसन्‍न हूं । राजा होकर अपने 
तपोबल से ब्रह्मषि-पद को प्राप्त करनेवाले आप-जसे पुण्यात्मा का यहां 
आना कंसे हुआ ? मुझे आज्ञा दीजिये । आप जो भी कहेंगे, उसे करने के 
लिए मैं प्रस्तुत हुं । आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कतंव्य है ।” 
“राजन, ऐसे श्रिय वचन तुम्हारे ही मुंह से निकल सकते हैं। तुम 
इक्ष्वाकु-कुल में उत्पन्न हो । तुम्हारे गुरु स्वयं वसिष्ठ हैं। तुम्हारे मुख से दूसरे 
वचन केसे निकल सकते हैं ? मेरे मांगने से पहले तुमने वचन दे दिया है। 
उससे मैं तुष्ट होगया। अब बताता हूं कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूं। 


श 


“ इतना कहकर त्रह राजा दशरथ को अपने आगमन का प्रयोजन बताने 
लगे । 


* 9 डे 
दर्श्रथ से याचना 


विद्वामित्र दशरथ से कहने लगे,“मैंने व्रत-नियमादि के साथ एक यज्ञ- 
विधि प्रारंभ कर रखी है, लेकिन जब भी विधि समाप्त होने का समय आता 
है, तभी मारीच और सुबाहु नाम के दो दुष्ट राक्षस कुछ-न-कुछ करके उसे 


रद दश रथ-नदन श्रीराम 


बिगाड़ देते हैं। दोनों राक्षस बली, वीर और युद्धशास्त्र में निपुण हैं। उन्हें 
मैं तथा अन्य ऋषि लोग शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, कितु ऐसा करना 
नियम-पालन के विरुद्ध है। इसलिए बड़ी समस्या पंदा होगई है । हम लोग 
परेशान हैं। ये राक्षस हमारे यज्ञ को रक्त और मांस की वर्षा करके अपवित्र 
किया करते हैं। अपने वीर पुत्रों में ज्येष्ठ राम को यदि आप मेरे साथ भेज 
दें तो मेरा कष्ट दूर हो जायगा । मेरी देखभाल में राम के वीय॑ और दिव्य 
बल दोनों में वृद्धि ही होगी । इन राक्षसों को परास्त करके वह विजय और 
यश भी पायंगे, यह निश्चय है । बस, राजकुमार को थोड़े समय के लिए म॒झे 
सौंप दीजिये। मेरी प्रार्थना को न ठुकराइये। मैं मांग, उससे पहले ही आपने 
मुझे वचन तो दे ही दिया है। उसे अब न ठाले। कुमार के कल्यांण का मैं 
जिम्मेदार हूं ।. यदि आपने यह कार्य किया तो तीनों लोकों में शाश्वत 
प्रतिष्ठा पायंगे | मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वसिष्ठ और आपके 
सचिवों से भी मुझे समर्थत मिलेगा । | 
अपने दरबार में मुनि के आगमन से राजा बड़े प्रफुल्लित हुए थे, कितु 
उनकी बातों से वह इतने डरे और चितित हुए कि उसका वर्णन करना कठिन 
है। उनका शरीर कांपने लगा। बड़ी इच्छा के साथ, वर्षों की प्रार्थना के बाद, 
उन्हें पुत्र-योग प्राप्त हुआ था । राम-जैसे पुत्र को राक्षसों का शिकार कैसे बना 
दिया जाय ? यदि वह ऐसा करने से इन्कार करें तो ऋषि के कोप से कैसे बचें ? 
वह थोड़ी देर किकतेव्यविमृढ़ रहे। जब होश में आये तब उन्होंने 
विश्वामित्र से कहा, “मुनिवर, राम तो अभी पूरे सोलह साल का भी नहीं 
हुआ। राक्षसों के साथ लड़ने की क्षमता उसमें अभी कहां है ? आप उसे ले 
जाकर क्या करेंगे ? युद्ध के छल-कपट से वहूं बिल्कुल अनभिन्न है। राक्षसों 
के युद्ध तो छल-कपट से भरे होते हैं। उनका सामना करने के लिए छोटे-से 
बालक को भेजना उचित नहीं है। मैं बंठा हुं। मेरी चतुरंग सेना है। यह 
सब छोड़कर बालक राम को आप क्‍यों मांग रहे हैं? कहां वे महाबली राक्षस 
और कहां बालक राम ! आपके यज्ञ की रक्षा बालक थोड़े ही कर पायगा ! 
मुझे पहले आप अपने विरोधियों के बल, और श्षवित के बारे में विस्तार से 
बतायें। मैं आपके साथ स्वयं चलूंगा। अपनी सेना को साथ ले चलंगा। 
आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब होगा । पहले शत्रुओं की ताकत से मुझे 
परिचित करायें। 
चर्चा के विषय को राजा दशरथ दूसरी ओर ले जाना चाहते थे । 
विश्वामित्र ने दशरथ को मारीच और सुबाहु तथा उनके स्वामी रावण 
के विषय में सबकुछ विस्तार से कह सुनाया । उन्होंने राजा से पुनः आग्रह 
किया कि राम को ही उनके साथ भेज । 


दद् रथ से घाचना २६ 


लेकिन दक्ष रथ ने फिर प्रार्थना की, “कठिन ब्रतों के फलस्वरूप मैंने 
राम को पाया है। उसे मैं कैसे अलग करूं ? उसके वियोग से तो मैं मर ही 
जाऊंगा । आप मुझे ले चलिये। मैं अपनी सारी सेना के साथ आपकी मदद 
के लिए चलंगा । आपके वर्णन से तो लगता है कि यह कार्य मेरे लिए भी 
आसान नहीं है । जब ऐसी बात है तो भला मैं राम को कैसे भेजे ? यह 
मुझसे नहीं होगा ।' 

राजा दशरथ की इन प्रतिकूल बातों से विश्वामित्र का क्रोध थी से 
प्रज्वल्ति होमाग्नि की भांति बढ़ने लगा । उन्होंने कहा, “आप ही ने कहा 
था कि मैं जो कुछ मांगंगा, वही मुझे मिलेगा । अब आप उलटी बातें करने 
लगे हैं। आपका यह व्यवहार इक्ष्वाकु-कुल की शोभा नहीं बढ़ा रहा | आप 
अपने कुल से द्रोह कर रहे हैं। यदि आपका यही निर्णय है तो मैं वापस 
जाता हूं । असत्य-आचरण के साथ अपने मित्रोंसहित आप सुखी रहें ।” 


मुनि के क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी । देवता लोग भी डरे । तब वरिष्ठ 
ने दशरथ को धीरे-से समझाया, “राजन, आपने रघुकुल में जन्म लिया 
है। आप धर्म के अवतार हैं। आपकी कीर्ति दुनिया के कोने-कोने में छाई 
हुई है। एक बार वचन देकर उससे हटता आपके लिए अच्छा नहीं है । 
आपके समस्त पुण्य-कार्य इससे एकदम क्षीण हो जायंगे। आप राम को 
मुनि के साथ अवश्य भेज दें | साथ में लक्ष्मण भी जायं। इस बात की 
चिता न करें कि राम को युद्ध का बहुत अभ्यास नहीं है। विश्वामित्र के 
संरक्षण में जबतक राजकुमार रहेंगे, राक्षत उनका कुछ भी न बिगाड़ 
झ्केंगे। वे उन्हें छूने भी न पायंगे। जिस प्रकार अग्नि का चक्र अमृत को 
रक्षा करता है, उसी प्रकार विश्वामित्र राम की रक्षा करेंगे। मुनि की शक्ति 
को शायद आप पूरी तरह नहीं समझते हैं । यह तो साक्षात्‌ शरी रघारी तप 
हैं । वीरों में वीर हैं। इन्हें आप ज्ञानऔर तप की पराकाष्ठा ही समझिये। 
कोई ऐसा अस्त्र नहीं, जिसे यह न जानते हों। इस विषय में इनके समान 
तीनों लोकों में न कोई है, न कभी था, न भविष्य में हो सकता है । यह 
त्रिकालन्न हैं। ऐसे वीर और तेजस्वी ऋषि के साथ आप राजकुमार को 
लि:संकोच भेज दी जिये । ऋषि स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने यज्ञ की 
भी रक्षा कर सकते हैं । कितु वह तो राजकुमार के भले के लिए ही यहां आये 
हैं और आपसे इनकी मांग कर रहे हैं। उतकी मांग पूरी कीजिये । 

वसिष्ठ के इस उपदेश को सुनकर राजा दशरथ का मोह दूर हुआ 
और उन्होंने राम और ऊक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निश्चय 
किया । 


३० दक्षरथ-नंदन श्रीराम 


दोनों राजकुमार राजा से विदा लेने भाये। राजा, राजमाताओं तथा 
कुलगुर वसिष्ठ ने दोनों को मंत्रोच्चार के साथ आशीष दी। मस्तक 
चूमकर कहा, “मुनिवर विश्वामित्र के साथ जाकर उनको आज्ञा का 
पालन करना ।” 

और दोनों कुमारों के साथ विश्वामित्र विदा हुए । 

उस समय सुखद और मंद पवन बह रहा था। आकाश से पुष्प-वृष्टि 
हुई । आकाशवाणी सुनाई दी । दोनों धनुर्धारी राजकुमार दशरथ से विदा 
लेकर विश्वामित्र के साथ गंभीर गति से चल पड़े । 

इसका बहुत सूदर वर्णन वाल्मीकि ने आठ इलोकों में किया है । 
तमिल कवि कंबन ने भी अपने सुंदर ढंग से इस हृश्य को गाया है। महा- 
मुनि विश्वामित्र अपने युग के सुप्रसिद्ध योद्धाओं में से थे. जिनमें एक नई 
सृष्टि ही रच डालने की क्षमता थी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के नेतृत्व में 
दोनों राजकुमार उनके दाएं-बाएं चलने लगे । दोनों की कटि में तलवारें 
लटकी हुई थीं, और वे कंधों पर धनुष चढ़ाये हुए थे । राक्षस-कुल का नाश 
करने के लिए अवतरित दोवों क्रुमार विश्वामित्र के साथ चलते हुए उस 
समय ऐसे प्रतीत होते थे, मानो तीन सिरवाले दो नाग अपने फन फैलाकर 


चल रहे हों । 
९ मं 25 
राम का पराक्रम 


विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों ने पहली रात सरयूतट पर बिताई | 
सोने के पूवें ऋषि ने राजकुमारों को कुछ मंत्र सिखाये। मंत्रों के नाम थे 
बला' और अतिबला' | आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि इन मंत्रों को 
जो जानता है और जपता है, वह संकटों में नहीं फंसता । 

तीनों अगले दिन बहुत सबेरे जगे। नित्य-कर्म किये | उसके बाद वहां 
से प्रस्थान करके वे अंग देश के कामाश्रम नामक स्थान पर पहुंचे । वहां के 
तपस्वियों से विश्वामित्र ने दशरथ-पुत्रों का परिचय कराया। उसके बाद 
उन्होंने राम और लक्ष्मण को कामाश्रम की कथा सुनाई । यह वह स्थान है, 
जहां शंकर भगवान ने वर्षों तक अखंड समाधि रूगाई थी। बुद्धि भ्रष्ट काम- 
देव ने देवाधिदेव शंकर पर अपने बाण चलाने का प्रयत्न किया। फल- 
स्वरूप महादेव के क्रोध का लक्ष्य बता और जलकर भस्म होगया। तभी 
से यह स्थान 'कामाश्रम' कहा जाता है। 


रास का पराक्रत १ 


विश्वामित्र और राम-लक्ष्मण ने तपस्वियों का आतिथ्य स्वीकार 
किया और वह रात उन्होंने आश्रम में बिताई। 

दूसरे दिन नित्य-कर्मों से निवृत्त हो वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे । 
तपस्वियों ने इनके लिए एक नाव का प्रबंध कर दिया था। नदी पार 
करते हुए उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी। राजकुमारों को कौतुहल 
हुआ। विद्वा मित्र ने उन्हें समझाया कि यहां सरयू नदी गंगा में मिल रही 
है। यह विचित्र स्वर उसीका है। नदियों के संगम को राजकुमारों ने हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया। प्रब्रद्म की उपासना करने के लिए नदी, आकाश, 
वृक्ष, पर्वत आदि सभी रम्य वस्तुएं बड़े अच्छे साधन हैं । 

. गंगा को पार करके वे आगे चलने लगे । मार्ग एक सघन वन के बीच 
में से था। उसमें प्रवेश सुगम नहीं था। भयानक जानवरों की आवाजें 
हृदय को कंपा देती थीं । 

मृनि ने राजकुमारों को बताया, “इस वन को ताड़का-वन' कहते हैं । 
यह प्रदेश, जो इस समय इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, एक समय बड़ा 
सुंदर और उपजाऊ प्रदेश था। एक वार वृत्रासुर को मार डालने से इंद्र 
को ब्रह्महत्या का पाप लगा । इससे उसने बहुत दुःख पाया । देवराज इंद्र 
की इस पीड़ा को दूर करने के लिए देवों ने कई उपाय किये । पवित्र नदियों 
का पानी वे बड़े-बड़े पात्रों में लाये। मंत्रों का उच्चार करके उस पानी से 
उन्होंने इंद्र को स्तान कराया। स्तान से उसके शरीर का मल पृथ्वी में 
पहुंचा । उसी मल ने खाद के रूप में परिणत होकर इस स्थान को बहुत ही 
उपजाऊ बना दिया।* 

कसी भी गली-सड़ी वस्तु हो--जैसे प्राणियों के मृत शरीर या दुर्गंध- 
युक्त मल--ये सब पृथ्वी के अंदर पड़कर, मिट्टी के साथ मिलकर, मिट्टी 
ही बन जाते हैं; और उस मिट्टी से अमृत-तुल्य फल-फूल कंद उपजने लगते 
हैं। यह धरती माता की क्ृपा-शक्ति ही है। 

ऋषि ने बताया कि बहुत समथ तक यहां के लोग सुखपूर्वक रहे । 
बाद में सूद नामक यक्ष की पत्नी 'ताड़का' ने अपने लड़के मारीच के साथ 
इस प्रदेश की यह दुदंशा कर डाली है। वे दोनों इसी वन में वास करते 
हैं। उनके डर के मारे यहां कोई नहीं आता। इसीलिए यह वन ऐसा 
निर्जंत होगया है। ताड़का हजार हाथियों के समान बलशालिती है । उसके 
अत्याचारों का पार नहीं । उसीके विनाश के लिए मैं तुम्हें यहा लाया हूं । 
ऋषियों को सतानेवाली यह राक्षसी तुमसे मारी जायगी, इसमें मुझे कोई 
शक नहीं । तुम्हारा कल्याण हो ! 


३२ दशरथ-संदन शओीराम 


जब कभी भय या दुःख पैदा करनेवाली बात की जाय तो सुननेवालों 
को थेय॑ देने के लिए 'भद्र ते! (तुम्हारा कल्याण हो) कहने की एक प्रथा 
है। यह वाक्य हम रामायण में वार-बार देख सकते हैं । 

विश्वामित्र से ताड़का की बात सुनकर राम बोले, “आपने बताया 
कि ताड़का यक्ष-स्त्री है और यक्षों में ऐसा देह-बल मैंने आज तक नहीं 
सुना। मैंने सोचा था कि केवल राक्षसों में ही ऐसा अमानुषिक शरीर-बल 
होता है, फिर एक स्त्री में ऐसी शक्ति कहां से आई ? 

विश्वामित्र ने उत्तर दिया, “तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक हैं। पितामह 
बहा के वरदान से ही ताड़का ऐसी बलवती होगई है। सुकेतु नामक एक 
यक्ष था । उसके कोई संतान नहीं हुई। संतानोत्पत्ति के लिए उसने तप 
किया | उसके सदाचारों से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया, 
तुम्हारे यहां एक सुंदर लड़की का जन्म होगा, जिसमें एक हजार हाथियों 
की शत होगी । कितु तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो सकता ।' 

“इस वरदान से सुकेतु के एक अत्यंत सुंदरी कन्या पेंदा हुईं। बड़ी 
होने पर उसका सुंद नामक यक्ष के साथ विवाह हुआ। उनके एक पुत्र 
हुआ, जिसका नाम मारीच रखा गया । 

“एक बार सुंद ने ऋषि अगस्त्य को छेड़ा-छाड़ा और उनके शाप से 
मारा गया । इनसे रुष्ट होकर ताड़का और मारीच दोनों अगस्त्य मुनि पर 
आक्रमण करने लगे । देह-बल के घमण्डी उन दोनों को अगस्त्य ऋषि ने 
शाप दे दिया कि वे मनुष्य का मांस खानेवाले राक्षस बन जाय॑ । तबसे उन 
दोनों का सुंदर रूप नष्ट होगया। राक्षसों के रूप में वे दोनों यहां विचर 
रहे हैं। जेसे हिल पशुओं का वध करना उचित है, इसी प्रकार इस राक्षसी 
को मार डालना भी आवश्यक होगया है। रक्षा करनेवालों का यह धर्म है। 
दुराचारी स्त्री को भी कभी-कभी मारना अनिवाय॑ हो जाता है । इसलिए 
तुम चिता न करो ।” 

देखने में आता है कि सभी देशों में, जहां तक हो सक्रे, स्त्रियों को मृत्यु- 
दण्ड से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। कितु सब नियमों में अपवाद 
होते हैं। इनके बिना लोक-कल्याण स्थापित नहीं हो सकता । 

विश्वामित्र के वचनों को सुनकर राम ने विनयपूर्वक कहा, हे गुरु, 

दरबार में हमारे पिताजी ने हमें आदेश दिया है कि आपकी आज्ञा का 
पालन करें । इसलिए जेसा आप कहेंगे, वेसा ही हम करंगे । छोक-कल्याण 
के लिए आपकी आज्ञा से मैं ताड़का को अवश्य मारूंगा । 

राम ने अपने धनुष को चढ़ाकर उसे कंधे तक खींचा । इससे भयंकर 


दानवों का दलन ३१ 


नाद हुआ। उसकी प्रतिध्व॒ति आठों दिशाओं में गूंज गई | उस ध्वनि से बच 
के सारे प्राणी भयभीत होकर कांपने लगे । 

ताड़का को बड़ा विस्मय हुआ कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई होगी । 

हां से आवाज सुनाई दी उसी दिशा में वह चल पड़ी और महाक्रोध के 

साथ राम के ऊपर टूट पड़ी । 

राम ने पहले सोचा था कि ताड़का के हाथ-पर काट डालना ही काफी 
होगा! वह ऐसा ही करने लगे | कितु ताड़का के आक्रमण अधिक-से-अधिक 
भयंकर होते गए | यह देखकर उनको आदचर्म हुआ । इधर-उधर भागकर 
लाड़का ने उन पर पत्थरों की वर्षा शुरू की | छेकिन राम-लक्ष्मण ने चतुराई 
से अपने बाणों द्वारा पत्थरों को रोक लिया। 

युद्ध चलता रहा | बीच में विश्वामित्र ने राजकुमारों को सचेत किया, 
“देखो, रात होने लगी है । रात्रि के समय राक्षसों का वल बहुत बढ़ जाता 
है । इन पर दया करते से कोई लाभ नहीं । देर न करो ।” 

तब राम ने एक घातक बाण राक्षसी की ओर लक्ष्य करके चलाया | 
उससे ताड़का का विशालकाय शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा । 

राम के इस पराक्रम से देवों में प्रसन्‍तता की लहर दौड़ गई | मुनिवर 
विश्वामित्र के आनंद का ठिकाना त रहा। उन्होंने राम को हृदय से लगा 
लिया और आश्थीर्वाद दिया । 

ताड़का के मरते ही उस वतन का रंग-रूप बदल गया । वह पहले जैसा 
रमणीक दिखाई देने ऊगा। दोनों राजकुमारों ने रात वहीं बिताई । दूसरे 
दिन प्रात:काल दैनिक क्रियाओं से छुट्टी पाकर वे विश्वामित्र के आश्रम की 
ओर रवाना हुए । 


5 
दालवाों का दलन 

विश्वामित्र ताइका-वध से बहुत ही प्रसन्‍त थे | दशरथ-नंदन श्रीराम 
को उन्होंने अपने पास बिठाया। उतके सिर पर हाथ रखकर कहने छगे, 
“राम, तुम्हारा कल्याण हो ! मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्‍त हुूं। में आज तुम्हें 

कुछ अस्त्रों की शिक्षा ओर देवा चाहता हूं ।* 
यह कहकर उन्होंने श्रीराम को कई अस्त्रों के प्रयोग करने की विधि, 
उन्हें रोकने तथा वायस लाने आदि की क्रियाएं, और उस्त समय जो मंत्र 
बोले जाते हैं, वह सब-कुछ सिखा दिया । जिन देवताओं के अबीन ये अस्त 


;:2.॥ दशरथ-नंदन श्रीराम 


थे, वे श्रीरामचंद्र के सम्मुख प्रकट हुए और यह कहकर कि “आप जब 
बुलायंगे, हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जायंगे” उनसे विदा हो गए। 
श्रीराम ने इन सब अस्त्रों की प्रयोग-विधि अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी 
सिखा दी । 

विश्वामित्र ने फिर इस बात की परीक्षा कर छी कि राम ने अस्त्-विद्या 
का ज्ञान ठीक तरह से प्राप्त कर लिया है या नहीं । संतुष्ट होकर वह राम 
से बोले “वत्स, तुम इन अस्त्रों के बल से देव, असुर, गंधवं, आदि सबको 
पराजित कर सकोगे। 

तीनों जने अब फिर आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने पर राम ने विश्वा- 
' मित्रजी से पूछा, “सामने यह जो पहाड़ की सूंदर तराई दिखाई दे रही है 
क्या यही वह जगह है, जहां हमें पहुंचना है ? आपके यज्ञ में बाधा डालने- 
वाले दुरात्मा लोग कौन हैं और कहां हैं ? कृपया बताइये । उन्हें मारने के 
क्या उपाय हैं, यह भी मुझे समझा दीजिये ? श्रीराम उन दुष्टों का दरून 
करने के लिए आतुर हो रहे थे । 

“हां वत्स, हम वहीं पहुंच रहे हैं। वहीं पर एक समय श्रीमन्‍्तारायण 
स्वयं तप कर चुके हैं । महाविष्ण ने इसी जगह पर वामन-रूप धारण किया 
था। यह जगह तब से सिद्धाश्रम कही जाती है।” विश्वामित्र मुनि ने बताया । 

प्रकह्लाद का पुत्र विरोचन था। विरोचन का पुत्र था महाबली । असुर 
राजा बली का प्रताप सब जगह व्याप्त था। उसका राज्य सब जगह फैला 
हुआ था। यहां तक कि इंद्र के राज्य तक भी उसका विस्तार हो गया था ॥ 

इंद्र के माता-पिता कश्यप मुनि और अदिति देवी दोनों बली राजा के 
पराक्रमों से घबराने लगे। उन्होंने महाविष्णु को लक्ष्य करके तप किया 
और याचना की, “हे छोकनाथ, आप हमारे पृत्र-रूप में पंदा हों और इंद्र के 
अनुज बनकर इंद्र तथा दूसरे देवों की इस महाबली से रक्षा करें ।” महा- 
विष्णु ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वामन-रूप में अदिति के पुत्र- 
रूप में पैदा हुए । 

महाबली ने एक बार एक यज्ञ किया । उसमें छोटे-से ब्रह्मचारी वामन 
भी पहुंच गए । असुरों के गुरु शुक्राचाये ने ताड़ लिया कि यह नन्‍्हे-से ब्रह्म- 
चारी कौन हैं और उनके आने में कोई-न-कोई विध्ेष बात होगी। उन्होंने 
राजा बली को सचेत किया और कहा कि वामन ब्रह्मचारी कोई भी चीज 
मांगे, उसे कुछ न दिया जाय । कितु राजा बली ने अपने गुरु से कह दिया, 
“यदि भगवात विष्ण भेरे द्वार पर याचक बतकर आये हों, तो उससे बढ़कर 
मेरे लिए और क्या बात हो सकती है ? उन्हें याचता करने दीजिए ।” 

नन्‍्हे-से वामत ने याचना की, “मैं तीन डग चलंगा, उन तीन ड॒गों में 


दानवों का दलन ३५ 


जितना प्रदेश समायेगा, उतना प्रदेश मुझे दान कर दिया जाय । मुझे और 
कुछ नहीं चाहिये । 

राजा ने कहा, “स्वीकार है। 

वामन ने त्रिविक्रम का बृहद रूप धारण कर लिया | उनके पहले डग 
में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे में समस्त आकाश आगया । दानी महावली 
नतमस्तक हाथ जोड़कर बैठा था; भगवान ने अपना तीसरा डग उसके सिर पर 
रखा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भक्त का सिर इस ब्रह्माण्ड के विस्तार 
के समान है। तब से सात चिरंजीवी पुरुषों में महाबली भी एक होगया । 

विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को यह कथा सुनाई और कहने लगे,“इसी 
पुण्य प्रदेश में, जहा श्रीमन्‍नारायण तप में लीन रह चुके हैं, और जहां कश्यप 
मुनि ने देवों की रक्षा के लिए वामन को जन्म दिया, मैं रहता हूं। मेरा 
आश्रम यहींपर है। राक्षस लोग मेरे हवन-यज्ञादि कर्मों में विध्न डालकर 
मुझे परेशान करते रहते हैं। अब चूंकि तुम आ गए हो, उनका अंत अनि- 
वार्य समझना चाहिए।” 

जब तीनों आश्रम में पहुंचे तो वहां के तपस्व्री लोग बहुत प्रसन्‍न हुए । 
सबने एक-एक करके मुनि को प्रणाम किया। राजकुमारों का भी खूब स्वा- 
गत-सत्कार हुआ । 

लेकिन श्रीरामचंद्र तो राक्षसों का दलन करने को आतुर हो रहे थे । 
उन्होंने विश्वामित्रजी से विनयपूर्वक कहा, “आप आज ही यज्ञ-कार्य में 
प्रवृत्त हो जाइये ।” 

विश्वामित्रजी ने श्रीराम का कहना स्वीकार कर लिया । यज्ञ-विधि से 
पूर्व जो दीक्षा ली जाती है, मुनि ने वह उसी रात ले ली । 

दोनों कुमार दूसरे दिन बड़ी जल्दी ही उठ बठे। यज्ञशाला में ऋषि 
बठे हुए थे। श्रीराम ने उनसे पूछा, राक्षस लोग कब दिखाई देंगे ? हमसे 
कोई चूक न हो जाय, इसलिए हमें उनके संबंध में सब-कुछ बता देने की कृपा 
करे।* 

वहां उपस्थित तपस्वी लोग युवा रामचंद्र की बातें सुतकर बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होंने कहा, "हे राजकुमार, विश्वामित्रजी मौन धारण कर चुके हैं । 
इसलिए वह अभी छह दिन नहीं बोलेंगे । छह दिन और छह रात तुम दोनों 
भाई एकदम जागृत रहकर यज्ञ की रक्षा करो ।” 

दोनों तरुण राजकुमार धनुष-बाण लिये छह दिन बिना विश्राम के यज्ञ- 
शाला की रखवाली करते रहे | छठे दिन सुबह राम ने छोटे भाई लक्ष्मण 
से कहा, “आज हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आज 
राक्षस अवश्य आयेंगे । | 


३६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


राम ने जैसे ही यह कहा कि अग्निकुण्ड में अग्नि प्रज्वयलित हो उठी । 
अग्निदेवता को पता चल गया था कि राक्षस आकाश में मंडराने लगे हैं। 
यज्ञ-विधियां क्रम से चल रही थीं । तभी एकाएक ऊपर से किसी के गर्जन- 
का-सा शोर हुआ । राम ने सिर उठाकर देखा । मारीच और सुबाहु अपने 
परिवार-सहित आकाश से अपवित्र मांस और रुधिर यज्ञवेदी पर फेंकने लगे 
थे। काले बादलों की तरह राक्षस लोग आकाश में छाये हुए थे। राम ने 
मानवास्त्र उठाया और लक्ष्मण से बोले, तुम देखते रहो कि क्या होता है ।'' 

ज्योंही वह अस्त्र मारीच के लगा, वह दुष्ट उसकी मार से वहां से सौ 
योजन दूर समुद्र-तट पर जीवित ही जा गिरा । 

श्रीराम ने उसके बाद आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया । उसके लगते ही 
सुबाहु वहीं ढेर होगया । अन्य राक्षस भी राम के अस्त्रों से निर्मल होगये। 

आकाश फिर से उज्ज्वल हो गया । यज्ञ-विधि में उत्पात करने वाले 
राक्षस मारे गये और यज्ञ निविष्न समाप्त हो गया । विश्वाभित्र बडे प्रसन्‍्न 
थे | कहने लगे, “मैं राजा दशरथ का बहुत ही आभारी हूं। तुम दोनों ने 
उनका काम कर दिया । तुम दोनों की शक्ति बड़ी सराहनीय है। यह आश्रम 
आज से फिर सिद्धाश्रम बना । इस प्रकार ऋषि विश्वा मित्र ने राजकुमारों 
को आशीर्वाद दिया । 

उस रात दोनों भाई सिद्धाश्षम में खूब आराम से सोये और सात दिनों 
की अपनी थकान.दूर की । 

सबेरा हुआ नित्यक्रिया से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण ने ऋषि 
के चरण छुये और पूछने लगे, “अब आगे क्‍या आज्ञा है ?” 

विश्वामित्र रामावतार के रहस्य को और उन द॑वी अस्त्रों की शक्ति को 
जानते ही थे । फिर भी राम और लक्ष्मण के वहाँ आने से जो सफलता 
मिली उससे वह फूले न समाये । श्रीरामचंद्र का और क्या सत्कार किया 
जाय, वह इसका विचार करने लगे । राजकुमार का सीताजी के साथ 
पाणिग्रहण कराने का काम अभी शेष था। यह सोच सभी तपस्वियों ने और 
विश्वामित्र ने रामचंद्रजी से कहा, “अब हम सब मिथिलापुरी चल रहे हैं । 
वहां राजश्रष्ठ जनक एक अनुष्ठान करने वाले हैं | हमें उसी में सम्मिलित 
होना है। आप दोनों राजकुमार हमारे साथ चलेंगे । राजा जनक के अद्‌ 
मुत धनुष को भी रामचंद्र देखें, तो अच्छा है।” और दूसरे दिन राम- 
लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी की ओर चल दिये । 


भमि-सुता सीता ३७ 
$.. ९0: ५ 
भूमि-छुता सीता 


विदेह देश के राजा जनक अपनी प्रजा का पाक्नन बड़े न्यायपूर्वक करते 
थे | वह महाराज दशरथ के पुराने मित्र थे । एक बार दशरथ ने अपने एक 
यज्ञ में बहुत-से राजाओं को आमंत्रित किया था। अन्य राजाओं के पास 
तो दूत लोग निमंत्रण लेकर गये थे, कितु राजा जनक को मंत्री लोग स्वयं 
जाकर आमंत्रित करें, ऐसा राजा दशरथ का आदेश था। इससे हम समझ 
सकते हैं कि राजा जनक का महाराज दशरथ कितना आदर करते थे । 
जनक केवल द््रवीर ही नहीं थे, वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता, वेद-वेदांगों में 
प्रवीण, नियमपालूक और ज्ञानी पुरुष भी थे। भगवान्‌ कृष्ण ने अजु न को 
उपदेश देते हुए कमंयोग से सिद्धि प्राप्त करनेवालों में जनक राजा का 
उदाहरण दिया था। जब देवी सीता ने उनको पिता-रूप में स्वीकार किया 
तो, फिर उनके विषय में अधिक कुछ कहने को नहीं रहता । 

राजा जनक ने एक बार एक यज्ञ करने का निश्चय किया और उसके 
लिए उपयुक्त स्थान पसंद किया । जमीन को जोतकर नरम और समतरू 
किया गया। हल उन्होंने स्वयं चलाया | जिस समय वह हल चला रहे थे 
उन्हें अत्यंत तेजोमय और सुंदर बालिका मिट्टी में लिपटी हुई दिखाई दी। 
निस्संतान राजा जनक के मन में सहसा यही भावना हुई कि धरती माता ने 
दया करके उन्हें यह कन्या प्रदान की है। बड़े आनन्द के साथ उन्होंने उस 
नन्‍ही बालिका को गोद में उठा लिया और अपनी रानी के पास ले जाकर 
बोले, “देखो, यह कैसा अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुआ है। यज्ञभ्ृमि में मैंने 
इसे पाया है । आज से हम संतानवान होगये |”! 

रानी ने बालिका को छाती से लगा लिया। उन्हें ऐसा ऊगगा जैसे वह 
उनकी कोख से ही पैदा हुई हो । 

भूदेवी के सौंदर्य को हम पूरी तरह से देख नहीं पाते । ध्यामल शस्य 
जब सूर्य की किरणों से प्रभासित होता है, तब हम उसका यत्किचित सोंदर्य 
ही देख पाते हैं । देवी सीता जब राजा जनक के हल के फल से ऊपर उीं, 
तब के सौंदय का वर्णन करना कठिन है। कवि कंबन ने गाया है कि क्षीर- 
सागर से उत्पन्न महालक्ष्मी भी यदि उस समय सीतादेवी का संदर रूप 
देखती, तो विस्मित हो जातीं। इस देवी बालिका का राजा जनक और 
उनकी रानी बड़े ही यत्न और प्यार से पालन-पोषण करने लगे । 


शेष दशरथ-नंदन आभोरास 


कन्या सीता अब विवाह योग्य होगई । जनक को चिता होने लगी कि 
अब तो यह बड़ी हो रही है | इसे अलग कैसे किया जायगा ? ऐसी कन्या के 
लिए योग्य वर कहाँ से मिलंगा ? वरुण ने राजा जनक को तूृणी र-सहित एक 
रुद्र-धनुष उपहार में दिया था। इस रुद्र-धनुष को शक्तिवान, तेजस्वी और 
अति बली पुरुष ही हिला-ड्रला सकता था। राजा ने सोचा कि जो इस धनुष 
का संधान कर सक्रेगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा । यह 
सोचकर उन्होंने घोषणा की कि जो कोई राजकुमार इस पुरातन, देवी रुद्र- 
धनुष को उठायेगा और उसे झुकाकर जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ायेगा, उसी के 
साथ सीता का पाणिग्रहण होगा । 

राजकुमारी सीता की ख्याति तो सब जगह फीली हुई थी ही। उसे पाने 
की इच्छा से कई राजा और राजकुमार जनक के दरबार में आये' कितु वे 
सभी धनुष को देखकर ही अवांक होकर चल गये । 


; ११: 
सगर ओर उनके पुत्र 


विश्वामित्र के नेतृत्व में तपस्वीगण बेलगाड़ियों में बेठकर मिथिलापुरी 
की ओर रवाना हुए। आश्रम के पक्षी और मृग भी उनके साथ-साथ चलने 
लगे। पर विश्वामित्र ने उन्हें स्नेह से रोक दिया । 

जब ये छोग शोन नदी पर पहुँचे, तव शाम होगई थी । सबने रात वहीं 
बिताई। विश्वामित्र ने राजकुमारों को कई प्राचीन कथाएँ सुनाई । दोनों 
राजकुमा रों को वे कथाएँ बहुत अच्छी रूगीं। सुबह सब उठे और नदी पार 
की | नदी गहरी नहीं थी, इसलिए चलकर ही पार कर ली। मध्याह्न के 
समय गंगा-तट पर पहुँचे । सबने गंगाजी में स्तान किया। देवताओं, ऋषियों 
ओर पितृगण को याद करके तपंण किया। वहाँ कुछ भोजन भी तेयार किया 

* गया। पूजा करके भोजन किया गया। दोपहर को सब विश्वामित्रजी के 

चारों ओर बैठ गये । 

राजकमारों ने विश्वामित्र से कहा, “मूनिवर, हम गंगाजी का वृत्तांत 
सुनना चाहते हैं। हमें वह सुनाने की कृपा करे |”! 

विद्त्रामित्रजी ने गंगावतरण की कथा प्रारंभ की : 

पर्वृंतराज हिमवान के स्वेलक्षण-संपन्‍न दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री को 
देवों ने मांगा । हिमवान ने उसे आकाश भेज दिया | छोटी उमा शंकर को 
प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान करके कठोर तप में लीन होगई । उसमें 


सगर और उनके पुत्र ३६ 


चह सफल हुईं | महादेव शंकर ने उमा से पाणिग्रहण कर लिया | हिमवान 
की दोनों छकड़ियों ने इस तरह पवित्र स्थानों को प्राप्त कर लिया । 

पापमोचिती गंगा उन दिनों आकाश में ही वास करती थी । 

इधर अयोध्या के राजा सगर संतान-प्राप्ति की अभिलाषा से अपनी 
दोनों रानियों केशिनी और सुमत्ति के साथ हिमालय में तपस्या कर रहे 
थे। भृगु मुनि राजा के तप से प्रसन्‍न हुए और आशीर्वाद दिया कि उन्हें 
पुत्र-लाभ होगा । उन्होंने कहा, “हे वीर, तुम्हें पुत्र और यज्ञ दोनों प्राप्त 
होंगे। तुम्हारी पत्नियों में से एक के तो एक ही पुत्र होगा । उससे तुम्हारा 
वंश बढ़ेगा | दूसरी से साठ हजार पराक्मी पुत्र पैदा होंगे ।' 

राजा ने मुनि को प्रणाम किया और पूछा, “स्वामित्‌, दोनों रानियों 
में किसके एक लड़का होगा और किसके गर्भ से साठ हजार राजकुमार 
उत्पन्न होंगे ? ” 

ऋषि ने उत्तर दिया, “जिसके एक लड़का होगा, उसके द्वारा वंश 
की वृद्धि होगी, और दूसरी के साठ हजार राजकुमार खूब बल और यश 
आ्राप्त करंगे। दोनों रानियां स्वयं निर्णय कर ले कि उन्हें किस प्रकार की 
संतति चाहिए । 

लोगों की रुचियां और इच्छाएं भिन्‍म-भिन्‍न होती हैं। केशिनी ने कहा 
कि उसे एक ही पुत्र पसंद है, जिससे वंश चलता रहे । सुमति ने कहा कि 
मुझे तो हजारों पुत्र पसंद हैं, जो नामी और पराक्रमी हों । मुनि ने आशी- 
वाद दिया कि उनकी इच्छाएं पूरी हों। राजा सगर प्रसन्‍त मन से अपनी 
पत्नियों के साथ अयोध्या लौट आये। 

समय होने पर केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम 
असमंजस रखा गया। सुमति के गर्भ से एक पिण्ड पेदा हुआ । उसमें से 
ऋषि के वचनानुसार साठ हजार पुत्र निकलछे। दाइयों ने इन हजारों कुमारों 
के पाछने का काम अपने हाथ में ले छिया और नली प्रकार उन्हें सम्हाला । 
ये साठ हजार राजकुमार युवावस्था को पहुंचे । बड़े तेजस्वी हुए । केशिनी 
का पुत्र असमंजस जैसे-जैसे बढ़ता गया, वसे-वसे क्र और सूर्ख बनता 
गया । नगर के खेलते-कूदते बालकों को पकड़कर नदी-नालों में फेंक देता 
और उन्हें तड़पते देखकर तालियां बजाकर खुश होता था। ऐसे पागल 
राजकुमार को प्रजा कोसने छगी। राजा से छोगों ने प्रार्थना की कि 
असमंजस को देश से बाहर निकाल दिया जाय । राजा क्‍या करता ? मान 
गया। असमंजस तो था क़्र और पागल, कितु उसके एक लड़का पेंदा हुआ, 
जिसका नाम था अंशुमान । वह बड़ा सुशील, विवेकी और वीर था। 


४० दस्थ-नंदन श्रीराम 


सगर राजा ने एक बार अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन -किया। :यज्ञ के 
घोड़े की रक्षा अंशमान के जिम्मे थी। इंद्र के मन में खोट आया और एक 
राक्षस का वेश धरकर वह घोड़े को चुराकर रे गया। 

देवों को अव्वमेष-यज्ञ में बाधा डालने की आदत पड गई थी। इसका 
कारण भी था। मनुष्य राजाओं के अद्वमेष-यज्ञ करने से इनको अपने पद 
का महत्व घट जाने का डर रहता था । कितु विध्नों के बावजूद यदि यज्ञ 
पुरा हो जाता तो देवतागणों को उसमें शामिल होकर हृवि स्वीकार करनी 
ही पड़ती थी | उससे राजा को यज्ञ का फल मिल जाता था ! 

जब राजा सगर को पता चला कि उनका घोड़ा चुरा लिया गया है 
तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने साठ हजार पुत्रों को बुलाकर 
कहा, “जैसे भी हो, खोये हुए घोड़े का पता लगाओ, चाहे सारे भूमण्डल 
का ही चक्‍कर क्यों न काटना पड़े ! यज्ञ का अश्व खो जाने से उससे संबंधित 
जनों का अनर्थ हो सकता है, इसलिए पृथ्वी, पाताल, सब जगह जाकर 
खोज की जाय ।” सभी राजकुमार चारों ओर खोज में रूग गये। बड़ा 
शोर मचा। लोगों को पकड़-पकड़कर पूछा जाने रूगा कि घोड़ा किसने 
चुराया है। 

लेकिन प्रथ्वी पर कहीं भी घोड़े का पता न चला । तब राजकुमारों ने 
धरती को खोदकर अंदर घोड़े की तलाश प्रारंभ की। वहां उन्हें दिग्गज 
मिले | उन गजों को नमस्कार करके राजकुमार इधर-उधर घोड़े को ढंढ़ने 
लगे | ढंढते-ढ ढते, पाताल की पूर्वोत्तर दिद्या में उन्होंने अपने घोड़े को 
देखा । वहीं महाविष्ण कपिल भी समाधि लगाये बैठे थे । घोड़ा उनके 
पास ही चर रहा था। सगर-पुत्रों ने शोर मचाया, 'देखो, कैसा चोर 
जो घोड़े को च्ुराकर यहां छिणा रखा है और अब समाधि का ढोंग कर 
रहा है । इतना कहकर वे कपिलदेव पर टूट पड़े । ह 

समाधि-अवस्था से इस प्रकार जगाये जाने पर कपिलदेव ने आंखें 
खोलीं | उनके मुह से एक हुंकार निकली और उस हुंकार से साठों हजार 
राजकुमार वहीं-के-वहीं जलकर भस्म होगये। यह इंद्र की करतृत थी । 
उसी ने घोड़े को पाताल में कपिल के पास छिपा दिया था। उसके इस 
कृत्य से सगर-पुत्र भस्म होगये । 


ग्ंगावतरण ४? 


है हक: 5 
गमावत्तरण 


राजा सगर चिन्ता में पड़ गये कि अश्व की तलाश में गये हुए उनके 
साठ हजार पुत्रों में से कोई भी वापस क्‍यों नहीं आया । उन्होंने काफी दिन 
प्रतीक्षा में निकाले । अंत में अपने पोते अंशुमान को बुछाकर कहा, “अभी 
तक तुम्हारे साठ हजारों चाचाओं का कोई पता नहीं चछा । वे सब पाताल 
की ओर गये थे । तुम बड़े वीर हो। कुशल योद्धा हो । हथियारबंद फौज 
लेकर तुम उनकी खोज को जाओ। तुम्हारा मंगल हो | तुम्हें सफलता 
मिले । 

जिस मार्ग से उसके हजारों चाचा तीचे गये थे उसी मार्ग से अंशुमान 
पाताल गया । उसे भी दिग्गज मिल । उन्हें प्रणाम करके अंशुमान ने अपने 
वहां पहुंचने का हेनु बताया । दिग्गजों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि 
उसे कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। इससे अंशुमान का उत्साह बढ़ा । वह आगे 
चला। एक स्थान पर उसने राख का एक बड़ा ढेर देखा और पास में अपने 
अधश्व को भी चरता हुआ पाया । यह सब देखकर उसे बड़ा आइचये हुआ । 

वहीं उसकी माता सुमति के भाई गरुड़ भी दिखाई दिये। बह बोले, 
“अंशुमान, घबराओ नहीं | यह राख तुम्हारे चाचाओं की है । कपिलदेव 
की हुक!र से उनकी यह गति हो गई है। है वत्स, अपने घोड़े को वापस ले 
जाओ और अपने पितामह से कहो कि यज्ञ पूरा कर । यदि तुम चाहते हो 
कि तुम्हारे पित॒गण सद्गति पायें तो इसके लिए स्वर्गलोक से गगा को पृथ्वी 
पर लाना होगा | गंगा जल में यदि यह भस्म प्रवाहित कर दी जाय तो 
सगर-पुत्रों की सदगति हो जायगी ।” 

अंशुमाद घोड़े को लेकर तेजी से अयोध्या पहुंचा और अपने पितामह 
सगर को सारा वृत्तांत कह सुनाया । ' 

अपने प्यारे पुत्रों का दुःखद अंत सुनकर राजा सगर शोक-विह्नल 
ही उठ। फिर भी यज्ञ का घोड़ा वापस मिल गया था, इसलिए उन्होंने 
किसी तरह यज्ञ-विधि पूरी की । लेकिन वह सदा यही सोचते रहे कि गंगा 
को कंस आकाशञ से पाताल में छाया जाय ? इसी चिता में वह दिन-पर- 
दिन क्षीण होते गये और एक दिन पुत्रों के शोक में उन्होंने अपने प्राण छोड़ 
दिये । 


रामायण में कहा गया है कि सगर ने तीस हजार वर्ष तक राज्य 


४२ दक्षरथ-नंदन श्रीराम 


किया । इन संख्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए । यहां सहख्र का अर्थ 
अनेक लेना चाहिए। इसी प्रकार साठ हजार पुत्रों का अर्थ भी यही है कि 
उनके अनेक पुत्र हुए थे। यदि कोई इन संख्याओं को यथार्थ भी माने तो 
कोई विशेष बात नहीं है । 

सगर के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद दिलीप, दिलीप के बाद 
भगीरथ अयोध्या के राजा हुए । अंशुमान और दिलीप दोनों बड़े नामी 
राजा हुए थे । प्रजा उन्हें प्यार करती थी। कितु वे दोनों ही राजा अपने 
दिल में इस दुःख को लेकर मरे कि उनसे अपने पतृव्यों को सदगति प्राप्त 
कराने के लिए स्वर्ग से गंगाजल लाने का काम नहीं हो सका । 

दिलीप के बाद उनके पृत्र भगीरथ अयोध्या के राजा हुए । उनके कोई 
संतान नहीं थी । सच्तान-प्राप्ति के लिए और गंगा को पृथ्वी पर लाते के 
लिए भी उन्होंने तपश्चर्या करने का निश्चय किया। राज्य' का भार अपने 
मंत्रियों को सॉपकर वह गोकर्ण पर पहुंचे और दीघे तपदचर्या में लीन हो 
गये। सूर्य की गरमी और अपने चारों ओर आग की तपन सहन करते हुए 
भगी रथ ने अनेक वर्ष तक उम्र तप किया । वह महीने में केवल एक बार 
थोडा-सा भोजन करते थे। आजकल भी यदि कोई कार्य-सिद्धि के लिए 
अट्टूट यत्न करता है तो उस भगीरथ-प्रयत्न कहते हैं । 

प्रजापति ब्रह्मा ने भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर दर्शन दिये और 
पूछा, “क्या चाहिए ? 

भगीरथ ने कहा, “भगवन्‌, यदि आप मेरे ऊपर दया करना चाहते हैं 
तो मुझे पृत्र-धन दीजिए, जिससे हमारा वंश चलता रहे । दूसरी बात यह 
कि आकाश से गंगा नीचे की ओर प्रवाहित हो, जिससे मैं अपने पृर्वजों की 
भस्म को उसमें प्रवाहित कर सक्‌ं और वे सदगति प्राप्त करें। यही मेरी 
प्रार्थना है । अपने कुल के उद्धार के लिए आपसे मैं ये दो वर मांग रहा हूं । 
मेरे ऊपर कृपा करें।” 

ब्रह्मा बोले, “तुमसे समस्त देवता प्रसन्न हैं। तुम्हारी मांगें पूरी हो 
जायंगी। कितु एक बात है। जब ऊपर से गंगा नीचे की ओर भायगी तो 
उसका वेग इस पृथ्वी से केसे सहन होगा ? केवछ उमापति शंकर ही गंगा 
का वेग सहन कर सकते हैं, इसलिए तुम शंकर का ध्यात करो ।” 

भगीरथ ने हिम्मत न हारी । भगवान शिव को लक्ष्य करके उन्होंने 
अनेक वर्ष खान-पान के बिना कठोर तपइ्चर्या की । महादेव प्रसन्न हुए, 
भगीरथ के सामने आये और कहने लगे, “तुम्हारी मवोकामना पूरी होगी । 
गंसा जब नीचे की ओर बहने लगेगी तो मैं उसे सम्हाल लंगा। 


गंगावतरण ४३ 


महादेव ने जब यह आदश्वासन दे दिया तो ब्रह्मा के आदेशानुसार 
स्वर्ग से गंगा नीचे की ओर भयंकर वेग के साथ उतरी । भगवान शिव 
जटाएं खोल खड़े थे। गंगा बड़े जोर से उनके सिर पर गिरी । उसने सोचा 
कि वह हंकर को भी अपनी शक्ति से पाताल में धकेल दंगी। पर शिवजी 
के सामने उसका गवे कैसे चलता ! गंगा के पूरे वेग और प्रवाह को 
भगवान शिव ने अपनी जठाओं में समेट लिया। गंगा ने जटा-जाल से 
बाहर आने का बड़ा प्रयत्न किया, कितु वह निष्फल रही । 

इधर भगीरथ चिंता में पड़ गये कि यह क्या हुआ ? गंगा का प्रवाह 
दिखाई ही नहीं दे रहा था ! उन्होंने फिर शंकर का ध्यान करके तप 
प्रारंभ किया । महादेव का हृदय पिघका और उन्होंने गंगा को बिदु-रूप 
में धीर-धीर छोड़ा | वहां से वह सात शाखाओं में बड़ी नम्नता के साथ 
प्रवाहित हुई। उसकी तीन शाखाएं पूर्व की ओर और तीन शाखाएं 
पश्चिम की ओर बहने लगीं । सातवीं शाखा भगी रथ के पीछे-पीछे चली । 

भगीरथ के आनंद का ठिकाना न था| अपने पूर्वजों के उद्धार को 
कल्पना से वह फूल न समाते थे। वह विजय-भाव से रथ में बैठकर आगे- 
आगे चले और उनके पीछे-पीछे गंगा की धारा उछलती -कूदती बढ़ने लगी । 
जल के जीवों से भरी हुई गंगा बिजली की तरह चमकती हुई दिखाई देने 
लगी। इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए आकाश में देव और गंधर्व॑ 
इकट्ठे होगये। कहीं उसकी गति धीमी होती थी तो कहीं तीत्र; कहीं वह 
अधोमुख हुई तो कहीं उन्‍नत-मुख। उसका यह मनमोहक नृत्य राजा 
भगी रथ के रथ के पीछे-पीछे होता जा रहा था । उसे देखने के लिए देब 
और गंघर्व भी साथ-साथ चले जा रहे थे । मार्ग में जक्न, ऋषि हवन 
कर रहे थे । मस्त गंगा ने उनकी परवाह न की और उसने उनकी यज्ञ- 
अग्नि को बुझा डाला । जक्न_ को बड़ा बुरा लगा । उन्होंने गंगा के सारे 
प्रवाह को हथेली में लेकर आचमन कर डाला । द 

भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक पड़े । उन्होंने देवधिगण के 
साथ जक्नल_ को प्रणाम किया और गंगा को क्षमा करके बाहर छोड़ने की 
प्रार्थना की, जिससे उनके पूर्वज मुक्ति पा सकें। ऋषि को दया आई । उन्होंने 
अपने दाहिने कान के द्वारा गंगा को बाहर छोड़ दिया। देंवगण बहुत 
प्रसन्‍त हुए। उन्होंने गंगा से कहा, “तुम अब जह्न, की पत्री समझी 
जाओगी । हम तुम्हें 'जाक्नवी नाम देते हैं ।” उसके बाद बिना किसी प्रकार 
की रुकावट के गंगा समुद्र में जा मिली । ः 

सगर-पृत्रों के पृथ्वी खोदने के कारण समुद्र का नाम सागर हुआ। 
वहां से गंगा पाताल में, जहां सगर-पूत्रों की भस्म पड़ी हुई थी, पहुंची । 


४४ ददरथ-संदन श्रीराम 


भगीरथ ने अपने पितृजनों का उदक-कर्म किया और उन्हें उत्तम लोक में 
पहुंचा दिया । 

भगी रथ के इसी प्रयत्न के कारण गंगाजी का नाम 'भागीरथी' पड़ा है। 

विश्वामित्र कहने लगे, “हे राम, तुमने अपने पूर्वंज सगर-पृत्रों से खुदे 
हुए सागर का इतिहास और भगीरथ के कठोर प्रयत्नों से लाई गई गंगा का 
वर्णन सुता । तुम्हारा कल्याण हो । अब शाम होगई | तुम्हारे पूव॑ंज राजा 
के यत्न से पृथ्वीवासियों को यह गंगा मिली है। चलो, इसमे उत्रकर 
संध्या-वंदत करें।” 


: १३: 
अहल्या का उद्धार 


विश्वामित्रजी के सब सहयात्री एक दिन विशाला नगरी में ठहरे । 
दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर वे मिथिला को चल पड़े | 

जब जनक की राजधानी थोड़ी ही दूर रही तो उन्होंने राह में एक 
रमणीय आश्रम देखा । आश्रम अत्यंत सुंदर होने पर भी निर्जेत दिखाई पड़ 
रहा था। 

श्रीराम ने विश्वामित्रजी से पूछा, “इस आश्रम में कोई तपस्वी क्‍यों 
दिखाई नहीं देता ? यह प्रदेश इस प्रकार निर्जन क्‍यों है ?' 

मुनि कहने लगे, 'तुमने ठोक प्रइन किया । यहाँ का वृत्तांत तुम्हें अवश्य . 
जानना चाहिए । यह आश्रम ऋषि गौतम का है, पर इस समय इसको शाप 
लगा है। पहले गौतम यहीं रहा करते थे ।”! 

ब्रह्म विश्वामित्र ने बताया कि बहुत दिनों पहले गौतम और उनकी 
पत्नी अहल्या यहां आनंदपूर्वक रहा करते थे। उन लोगों के नित्य नियमों 
में, तप और यज्ञ में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन एक दित्त उनके घर में 
एक दुर्घटना होगई । अहल्या का रूप तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। एक दिन 
जब ऋषि कुटी से बाहर थे तभी इंद्र मोहांध होकर गौतम ऋषि के वेश में 
उनके आश्रम में घुस गया। उसने अहल्या से अपनी इच्छा प्रकट की । 
अहल्या को पता चल गया कि यह देवेंद्र हैं, मुनि नहीं, तो भी उसे अपने 
सौंदर्य पर घमंड हो . आया और वह बुद्धि खो बैठी । चरित्र-अ्रष्ट होगई । 
जब होशझ में आई तो इंद्र को चेताया, “तुम अब यहाँ से शीघ्र निकल 
जाओ। ऋषि के लौटने का समय होगया है।” इंद्र उसको धन्यवाद देकर 
चलने ही लगा था कि गौतम मुनि स्तान-जपादि से निषृत्त होकर घर लौटे । 


अहल्या का उद्धार दर 


गौतम मूनि का तपोबल इतना प्रखर था कि उनसे देव-दानव सभी 
डरते थे। स्नान करके शरीर को गीले कपड़ों से लपेटे, तेजोमय मुखमंडल 
के साथ, हाथ में होम के लिए दर्भ और समिधाएं लिए वह घर आ रहे थे । 
द्वार पर आते ही उन्होंने इंद्र को अपने वेश में देखा | गौतम मुनि को देख- 
कर इंद्र सिटपिटा गया और डर के मारे कांपने लगा । दीन होकर वह मुनि 
के चरणों में गिर पड़ा । 

मुनि ने इंद्र से कहा, “मूर्ख, पापी, तूने यह कसा अनिष्ट कार्य कर 
डाला ? मेरे आश्रम में, मेरा रूप धारण करके, यह क्‍या पापाचरण तूने 
किया ? जा, आज से तू नपुंसक बन जा !” 

क़द्ध मुनि के शाप से इंद्र बहुत पछताया। देवगण बहुत दुखी हुए । 
मुनि ने अपनी पत्नी को प्रायरिचत्त करने का आदेश दिया, “तुम केवल हवा 
के आधार पर बिना कुछ खाए-पीए अदृश्य बनी रहो और राख के ऊपर 
सोई रहो | तुम कई वर्ष इसी अवस्था में पड़ी रहोगी। एक दिन काकुत्स्थ 
रामचंद्र यहां पर आयंगे। आश्रम में उनका पदापंण होने से ही तुम्हारा 
पाप छूटेगा । तुम उनका स्वागत तथा अतिथि-सत्कार करना । तब तुम 
फिर से शाप-मुक्त होकर मपने स्वाभाविक गुण और रूप को पा जाओगी । 
और तब हम फिर साथ रहने लगेंगे । 

विद्वामित्र कहने लगे, “इस प्रकार गौतम मुनि ने अपनी पथश्रष्ट 
पत्नी को त्याग दिया और हिमाचल की ओर तथव करते चले गए । अब 
चलो, हम आश्रम में प्रवेश करें। असहाय अहल्या को अब उसके दुःख से 
मुक्ति मिले ।” 

ऋषि की आज्ञानुसार रामचंद्र ने आश्रम में पदापंण किया। दूसरे लोग 
भी उनके साथ हो लिए। राम के पाद-स्पर्श से राख में छिपी अहल्या 
जाप से मुक्त होकर अतुल शोभा के साथ आ खड़ी हुई। 

कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ने दुनिया-भर की सुंदरियों का सोंदर्य 
एकत्र करके उसे अहल्या में डाल दिया था । अहल्या कई वर्ष तक प्रायश्चित्त 
करती रही थी। उसने अपने को बेल-पत्तों से छिपा लिया था। शर्म से वह 
किसी के सामने नहीं आती थी । राम जब आश्रम में आए तब वह हिम से 
आच्छादित चंद्रमा की तरह, धुम्र से आवृत्त अग्नि की तरह और विचलित 
जलाशय में सूयंबिब की तरह दीख रही थी। राम और लक्ष्मण ने शाप- 
मुक्ता देवी को चरण छूकर प्रणाम किया। ऋषि-पत्नी ने भी बड़े आनंद के 
साथ दश रथनंदन का अध्ये-पाद्यादि से सत्कार किया । उस समय आकाश 
से पृष्पवृष्टि हुई । महापाप से छटकर अहल्या फिर से देवकन्या की तरह 


४६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


शोभित हो उठी । उसी समय गौतम मुनि भी वहां वापस आ पहुंचे । 

अहल्या की कथा रामायण में इसी प्रकार दी गई है । पुराणों में इस 
कथा का वर्णन किचित भिन्‍न रूप में किया गया हैं, पर उससे हमें परेशान 
होने की आवश्यकता नहीं । 

यहां कुछ रुककर आजकल के लोगों को, जो रामायण, महाभारत 
आदि पढ़ते हैं, दो-चार शब्द कहना चाहता हूं । 

हमारे पुराणों में देव, असुर और राक्षसों का बार-बार जिक्र आता 
है। राक्षसकुल के लोग अधर्म से न डरनेवाले दुराचारी होते थे । असुर भी 
बसे ही होते थे । कभी-कभी इन दुष्ट-कुछ के छोगों में भी एकाध अच्छा 
सदाचारी ज्ञानी पैदा हो जाता था। उसी प्रकार अच्छे कुल में भी कभी- 
कभी कोई दुराचारी पैदा हो जाता था। कितु सामान्य रूप से राक्षत और 
असुर दुष्ट कर्मो में ही खुश होते थे । 

अपने को पंडित माननेवाले कूछ लोग यह समझने लगे हैं कि हमारे 
रामायणादि पुराणों में दक्षिणवासी द्रविड़ों को राक्षस और असुर कहा गया 
है। यह कथन एकदम निराधार और मूखंतापूर्ण है। देवों का यह गुण 
बताया गया है किवे धर्म से विचलित होने से डरते थे। उनका प्रधान 
काम असुरों को बढ़ने से रोकने का और उनको जीतने का था। राक्षस 
लोग तप करके असाधारण शक्ति और वर प्राप्त कर छृते थे। वे उसका 
दुरुपयोग करने से छज्जित नहीं होते थे। उस समय उन्हें हराने के लिए 
देव कूछ ऐसे उपाय करते थे, जो कभी-कभी एकदम धर्मंपर्ण नहीं कहे जा 
सकते थे । पर आमतौर से देव धर्म से अलग मार्ग ग्रहण नहीं करते थे । 
उनमें कभी कोई दुराचारी निकल आता था तो उसे देव समझकर क्षमा 
नहीं मिल सकती थी। उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता था । 


चूंकि सामान्‍य रूप से देव सदाचारी होते थे, इसलिए यदि उनसे कोई 
अपराध हो जाता था तो वह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक वेसे ही जेसे 
उजले कपड़े पर कोई दाग एकदम दिखाई दे जाता है। यह स्वाभाविक है 
कि सदा दुराचार करने वाले राक्षसों का अपराध हमें, रंगीन कपड़ों में मेल 
की तरह, स्पष्ट दिखाई न दे । 

दूराचारी लोगों के अत्याचारों को सहन कर लेना और धर्म-संकट में 
कोई भला आदमी कूछ गलती कर बठ तो उसको बहुत-से कट्ुु वचन सुना 
देना स्वाभाविक है। कितु वह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता । 

पुराणकर्त्ताओं ने कभी-कभी कछ देवी-देवताओं को, इंद्र को, रास्ता 
भूलनेवाला और गलतियां कर बेठनेवाला चित्रित किया है। इस पर हमें 


राम-विवाह ४७ 


ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने ऐसी कहानियां क्‍यों लिखीं ? 
अच्छें-अच्छे लोगों के पाप-कर्मों में प्रेरित होने के कारणों को हमें समझना 
चाहिए और सावधान रहना चाहिए। लोगों के मन में विवेक, नम्नता और 
भक्ति पंदा करने के छिए वाल्मीकि जैसे पुराणों के लेखकों ने हमारे सामने 
देवताओं की कुछ समस्याएं और कुछ गलतियां व॒ताई हैं। बात यही है । 
इसको न समझकर यदि हम टीका करने रूग जाय॑ कि “वाल्मीकि भी कंसे 
अजीब आदमी हैं कि रावण को तो महादुष्ट बता दिया और राम ने जब 
यही काम क्रिया, या सीता ने ऐसा कहा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा ”, 
तो हम निरे मूर्ख साबित होंगे । 

वाल्मीकि ने हमें जीवन की समस्याओं को खब विस्तार से बताया 
है। वह हमारे ही हित के लिए है। राम की कथा पहले-पहल उन्होंने ही 
दुनियावालों को सुनाई है। उनके कथन से ही हमें रामायण व उसके कथा- 
पात्रों के गुण-अवगुणों का पता चला है। अन्य किसी ग्रंथ से नहीं। हम 
चाहें तो ईष्य-रहित और श्ञांत चित्त से रामायण का अध्ययन करके उससे 
अच्छे पाठ सीख सकते हैं। 

अब अहल्या की कहानी से हमने क्या सीखा, इस पर विचार करें। 
इस कथा से यही सिद्ध होता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर 
डाले तो भी, यदि उसके मन में पश्चात्ताप की भावना हों, उसके लिए 
प्रायश्चित्त करे, किये पाप के लिए दंड भोगने के लिए तैयार रहे, वह 
पाप-मुक्त हो सकता है। किसी से गरछती हो जाय तो उसकी निंदा 
करने के बजाय खद बसी गलती न करे, ऐसी कोशिश हरेक को करती 
चाहिए। कंसे भी ऊंचे पवित्र स्थान में क्‍यों न रहे, मनुष्य को सदा साव- 
धान रहना चाहिए 


5:9३ 
राम-विवाह 


मिथिल। सें राजा जनक के यज्ञ के लिए धृभधाम से सव प्रबन्ध किये 
जा रहे थे। नाना प्रदेशों से उत्तम ब्राह्मण और ऋषि लोग एकत्र हो रहे 
थे। सबके ठहरने के लिए यथोचित प्रबंध किया गया था । विदश्वामित्रजी 
उतके साथी ऋषि और दोनों राजकुमारों के ठहरने के लिए भी स्थान 
निश्चित हो गया था । जनक के पुरोहित सदानंदजी ने स्वयं विश्वामित्रजी 


ड्द दह्वरथ -नंदत शीरास 


का स्वागत किया | राजा जनक भी आकर उनसे मिले । 

जनक ने विश्वामित्रजी से कहा, “इस समय आपके यहां आगमन को 
में अपना अहोभाग्य मानता हूं । ये दोनों कूमार कौन हैं ? देव-लोकवासियों 
जसे तेजवाले ये राजकुमार कहां के हैं ? अपने आयुधों को जिस प्रकार ये 
धारण कर रहे हैं, उसे देखने से पता लगता है कि ये दोनों शस्त्र-विद्या में 
बड़े प्रवीण हैं। दोनों देखने में एक-जेसे छग रहे हैं। वह भाग्यशाली पुरुष 
कोन है, जो इनका पिता है ? ” 

विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण का परिचय देते हुए राजा को बताया, 
“राजन, ये दोनों सम्राट दशरथ के पुत्र हैं । मैं इन दोनों को अपने यज्ञ की 
रक्षा के लिए अयोध्या से छाया था। मेरे यज्ञ की रक्षा करते हुए इन दोनों 
ने हाल ही में अनेक राक्षसों का संहार किया है। आपके पास जो धनुष 
है, इन्होंने उसके बारे में सुन रखा है। ये उसे देखना चाहते हैं । आप उचित 
समझें तो इन्हें वह धनुष दिखा दीजिए ।” 

जनक ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, “मुनिवर, यदि राजकुमार राम 
उस देवी धनुष को उठाकर उस पर बाण चढ़ा सकेंगे तो मेरे-जैसा सुखी 
और आनंदित और कोई न होगा | मैं अपनी लड़की का विवाह, जिसका 
जन्म अति पवित्र रूप से--शा री रिक संबंध के विना--हुआ है, राम के साथ 
कर दूंगा । अभी तक कई राजा और राजकुमार निराज्ष होकर लौट गये हैं । 
राम अवश्य घनुष को देखें। मैं अभी उस रुद्र-धनुप को मंडप में मंगाता 
लत । 27 

घनुथ लोहे के एक बहुत बड़े संदूक में यत्तपूर्वक रखा हुआ था । उसे 
आठ पहियोंवाली एक बहुत बड़ी गाडी में छदवाकर सैकड़ों छोग, रथोत्सव 
के समय जैसे रथ को खींचा जाता है, उसी प्रकार खींचकर सभा-मडप में 
ले आये। क्‍ 

“यह है रुद्र-धनुष । यह हमारे कलदेवता महादेवजी का है। सीता को 
पाने की आशा में कई राजा इस पर तौर चढ़ाने के लिए आये, लेकिन सब- 
के-सब हार मानकर चले गये। राम की इच्छा हो तो वह प्रयत्न करके 
देखें ।/ जनक ने सबके सामने सभा में कहा । 

इतना सुनकर विश्वामित्रजी ने राम से कहा, “वत्स, जाओ, संदूक 
खोलकर धनुष का दर्शन करो !” ; 


गुरु की आज्ञा पाकर श्रीरामचंद्र उठे और संदूक खोलकर धनुष का 
दर्शन किया | फिर वह विनयपुर्वंक पूछने लगे, “क्या मैं इसका स्पश कर 
सकता हुं ? क्या इसे उठाकर इसपर प्रत्यंचा चढ़ाने की मुझे अनुमति है ? ” 


राम-विवाह ४8 


जनक और विद्ववा मित्र दोनों ने एक साथ आशीर्वाद दिया, “तुम्हारा 
कल्याण हो | सभा-मंडप में जितने लोग उपस्थित थे, सब-के-सब टकटकी 
लगाकर देखने लगे कि कया होता है ! 

और महान्‌ आइचयं से लोगों ने देखा कि उस भारी-भरकम धनुष को 
श्रीरामचंद्र ने एसी आसानी से उठा लिया जैसे वह कोई पृष्पमाला हो । 
उन्होंने उसके एक सिरे को पर के अंगठे से दबाया और मोड़कर डोरी चढ़ाने 
के लिए जैसे ही उसे कान तक खींचा कि जोर लगाने से वह बड़े कड़ाके की 
आवाज के साथ दो टूक होंगया। सब काम इतनी शीत्रता से हुआ कि 
देखनेवाल दंग रह गये । देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की । जनक ने कहा, “राम, 
मेरी प्राणों से भी प्रिय सीता अब तुम्हारी है । , 

विश्वामित्र बोले, “अब दूतों को शी घर ही दशरथ के पास अयोध्याघपुरी 
भेज दीजिये और उन्हें विवाह के लिए निमंत्रित कीजिये |” 

उसी समय दूत भेज हिये गये। वे तीन दिनों में ही अयोध्या पहुंच 
गये । 

सिंहासन पर देवेंद्र की तरह दशरथ विराजमान थे। दूतों ने बंदना 
की, “महाराजा की जय हो, हम घुभ संदेश लेकर जाये हैं। ब्रह्मपि विश्वा- 
मित्र और राजा जनक ने हमें आपके पास भेजा है । महाराज के सुपृत्र 
श्रीराम ने सीता-स्वयंवर के मंडप में शिवजी का धनुप चढ़ाकर उसे तोड़ 
दिया है। अब राजकुमार का विवाह सीताजी के साथ संपन्न कराने के लिए 
आपकी अनुमति मांगने और आपको वहां ले जाने के लिए हमें राजा जनक 
ने यहां भेजा है। आपके पधारने से सब लोग असीम सुख और आनंद 
पायंगे, अतः आप तुरंत ही सपरिवार मिथिला को पधारने की कृपा करे । 

दशरथ ने डरते हुए राम को विद्वामित्र के साथ भेजा था । इस कारण 
वह चितातुर थे। लेकिन ऐसी खुशी की खबर पाकर वह आनंद से अभि- 
भूत होगये । उसी समय उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, यात्रा का सब प्रबंध 
करवाया और दूसरे ही दित सपरिवार मिथिला की ओर प्रस्थान कर 
दिया । 

राजा दशरथ मिथिला नगरी में बड़े ठाठ-बाट के साथ पहुंचे । जनक 
बहुत ही प्रेम के साथ उनसे मिले । उनका खूब आदर-सत्कार किया। जनक 
ने दशरथ से कहा, “यज्ञविधि जल्दी ही समाप्त हो जायगी। उसके बाद 
तुरंत ही विवाह-संस्कार के कार्य शुरू कर देंगे। इसमें मैं आपकी सम्मति 
चाहता हूं ।” 

“कन्या के पिता को ही सब-कुछ निर्णय करने का अधिकार है। आप 
जो कहेंगे, वही होगा । दशरथ ने उत्तर दिया । 


पूछ दद् रथ-नंदन श्रीरास 


और विवाह के समय सीता के हाथ को राम के हाथ में रखकर गद्गद्‌ 
स्वर से जनक बोले, “मेरी यह कन्या तुम्हारे साथ धर्म-मार्ग में सदा साथी 
होकर चलेगी । इसका पाणिग्रहण करो। महासौभाग्यवती, पतिक्नता, मेरी 
कन्या छाया की तरह तुम्हारे पीछें-पीछे चलेगी। तुमसे यह कभी अछूग 
नहीं हो सकती । 
/इय सीता मम सुता, सहधर्मंचरी तव ॥॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते पाणि गह्लीष्व पाणिना। 
पतिब्रता महाभागा छाग्रवानुगता सदा ॥* 
सीता-पाणिग्रहण के समय का यह मंत्र है। आजकलछ भी विवाह-विधि 
के समय यही मंत्र बोला जाता है । 
राजा जनक ने अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री को इस प्रकार श्री राम- 
चंद्र के हाथों में सौँप दिया । राम और सीता क्षीरसागर के पुराने प्रेमी तो 
थे ही। दोनों ऐसे पुलकित हुए मातो वर्षो के बिछड़े दो प्रेमी फिर से मिले 
हों। 


: 9: 
परशुराम का गव-भंजन 


विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, “मैं अपनी जिम्मेदारी ५२ राज- 
कुमार को आपके पास से लाया था। अब मैं फिर उन्हें आपको सौंपता हूं । 
विवाह का मंगल-कार्य भी संपन्‍न हुआ । अब मुझे आज्ञा दीजिये।*' 

इस प्रकार राजा दशरथ और जनक से विदा लेकर विश्वामित्रजी 
हिमालय की ओर चल दिये । 

श्रीरामावतार-कथा में विश्वामित्र का भाग यहीं समाप्त हो जाता है । 
इसके बाद वह कहीं नहीं आते । राम-कथा-रूपी मंदिर में विश्वामित्र को 
हम उसकी नींव कह सकते हैं । वाल्मीकि रामायण की यही विशेषता है कि 
उसके प्रत्येक कांड में एक प्रधान व्यक्षित होता है। प्रायः उस कांड के बाद 
उसका उल्लेख बहुत कम या बिलकुल नहीं होता। हम बालकांड के पश्चात्‌ 
विश्वामित्र को भी कहीं नहीं देखते । अयोध्याकांड के बाद कैकेई लप्त हो 
जाती है । निषादराज गुह का भी यही हाल है। भरत का भी अधिकतम 
परिचय अयोध्याकांड में ही है। चित्रकूट में राम से विदा लेने के पश्चात्‌ 
जबतक राम फिर अयोध्या नहीं लौटते, भरतजी भी हमें कहीं दिखाई नहीं 


परशुराम का गवं-भंजन प्र 


देते । आजकल के कया या नाठकों के पात्र तो हमें छोड़ते ही नहीं | सब-के- 
सब बार-बार हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं। स्त्री-पात्रों पर विशेष ममता 
रखनेवाले हमारे साहित्यकारों को इस ओर ध्याव देने की आवश्यकता है। 

विवाह-महोत्सव पूरा हुआ। राजा दशरथ जनक से विदा लेकर 
राजक्ुमारों, उनकी नववधुओं तथा परिवार-सहित अयोध्या छौटने लगे । 

पर मार्ग में कुछ अपशकुन दिखाई देने लगे । दशरथ को चिता हुई। 
गुर वसिष्ठ से पूछा, “इत अनिष्ट-सू चक चिह्नों का क्या कारण है ? 

वर्सिष्ठ ने उत्तर दिया, “यद्यपि अनिष्ट-सूचक चिह्न हो रहे हैं तो 
साथ-साथ अच्छी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। इसलिए कोई विष्न आया 
भी तो वह शीघ्र ही दूर हो जायगा । 

राजा दशरथ और कुलगुरु वसिष्ठ ये बातें कर ही रहे थे कि सहसा 
पवन की गति अत्यंत तीत्र होने लगी। पेड़-पौधे जड़ से उखड़कर गिरने 
लगे । धरती हिल उठी । सूर्य को धूल आवृत करने छगी । दसों दिशाओं 
में अधकार छा गया । सब-के-सब भयभीत होंगये । कारण समझ् में आने. 
में देर न लगी क्षत्रिय-कुल के लिए काल-रूप परणुराम सामने आकर खड़े 
होगये थे । 

धनुर्धारी परशुराम के कंधे पर फरसा लटका हुआ था । उतके हाथ 
में एक दमकता हुआ बाण भी था । त्रिपुर-संहारी रुद्र की तरह जदाधारी 
परशुराम दीप्तिमान हो रहे थे। उनके मुख का तेज कालाग्नि की भांति 
प्रज्जलित हो रहा था। क्षत्रियकुल-संहारी जमदग्निसुत परशुराम जब 
कभी और जहां भी जाते थे, हवा प्रचंड हो जाती थी और धरती हिंल उठती 
थी। क्षत्रिय-कुल में तो उनके नाम से ही कंपकंपी पैदा हो जाती थी । 

दशरथ के दल में जो ब्राह्मण थे वे आपस में बात करने लगे, “अपने 
पिता की हत्या एक क्षत्रिय राजा के द्वारा हो जाने के कारण परशुराम ने 
उसका बदला लने की प्रतिज्ञा की थी। तबसे सेकड़ों राजाओं-को उन्होंने 
मार डाला है। हमने तो सोचा था कि उनका क्रोध अब शांत हो गया 
होगा, लेकिन अब यह यहां कूद पड़े !* 

डरते-डरते लोगों ने परशुराम को अध्यें समपंण करके उनका सत्कार 
किया । 


परशुराम ने सत्कार स्वीकार किया और राम की तरफ घूमकर 
बोले, “हे दशरथ-पुत्र, तुम्हारे पराक्रम के बारे में मैंने बहुत सुना है। पर 
तुमने वह शिव-धनुष भा तोड़ दिया, यह सुनकर मुझे बड़ा आइचय हुआ 


है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। यह देखो, मेरे पास भी एक धनुष 


प्र दशरथ-भंदन श्रीराम 


है। यह उस रुद्र-धनुप के समान ही है, जिसे तुमने तोड़ा है। यह महा- 
विष्णु का दिया हुआ है। यह मेरे पिता जमदग्ति के पास्र रहा करता था । 
यह लो, बाण भी दे देता हूं । इस पर प्र॒त्यंचा चढ़ाकर संधान करो । यदि 
तुम इसे चढ़ाने में सफल न हुए तो हम दोनों युद्ध करंगे।* 

राजा दशरथ जैसे यह सुन रहे थे, उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने 
सोचा कि क्र परशुराम से किसी भी तरह राम को बचाना चाहिए। वह 
दीन स्वर में कहने लगे, “आप तो ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय-जाति पर आपका 
क्रोध तो कभी का शांत हो चुका | उसके बाद तो आप उदासीन होकर तप 
करने चले गये थे। मेरा लड़का तो अभी बालक है। वह आपके साथ क्‍या 
लड़ेगा ? देवेंद्र को आपने वचन दिया था कि आप फिर कभी छास्त्र न 
उठायंगे। कश्यप के हाथ में भूमंडल को सौंपकर आप तो तब करने महेंद्र 
पर्वत चले गये थे न ? आपसे वचन-भंग केसे हो सकता है ? राम तो हमें 
प्राणों से भी प्यारा है। इसे अगर कुछ हो गया तो हम सब उसी क्षण मर 
जायेंगे ।” 

दशरथ की यह प्रार्थना परशुराम को मानों सुनाई ही न दी। उन्होंने 
राजा की ओर मुड़कर -भी न देखा । वह राम से ही बातें करने लगे। 
उन्होंने कहा, “महान विश्वकर्मा ने दो ध्नुषों का निर्माण किया था। दोनों 
ही महान शक्तिशाली थे । एक तो त्रिपुरसंहारी त्यंबक शिवजी को भेंट 
दिया गया और दूसरे को विश्वकर्मा ने महाविष्ण को समपित कर दिया । 
यह वही विष्ण-धनुष है। इसको मोड़ सकते हो तो प्रयत्न कर देखो, नहीं 
| तो फिर हम दोनों लड़ेंगे। 

महाबली परशुराम जब ऊंचे स्वर में यों बातें कर रहे थे तब मद 
वाणी में राम बोले, “जामदस्ने, सुनिये । आपने अपने पिता की हत्या का 
बदला लेने के लिए बहुतों की हत्या की । उसके लिए मैं आपको दोष नहीं 
देता | कितु जैसे आपने अन्य राजाओं को पराजित किया है, मुझे नहीं कर 
सकेंगे। कृपा करके अपना धनुष मुझे दीजिये। चढ़ाकर देखता हूं।” 

रामचंद्र ने परशुराम के हाथ से धनुष और बाण के लिये। जितनी 
सरलता से उन्होंने रुद्र-धनुप उठाया था, उतनी ही सरलता से इस धनुष 
को भी मोड़कर उन्होंने उस पर बाण चढ़ा दिया । तदुपरांत वह मुसकराकर 
बोल, “हे ब्रह्मतु, अब क्या करूं ? इस बाण का कहीं-न-कहीं प्रयोग करना 
ही पड़ेगा । बताइये, कहां करूं ?” 

इन दो रामों के एक साथ दर्शन करने के लिए आकाश में देव, यक्ष 
और गंधर्वों के समूह इकटठे होगये थे । 


दद्मरथ की आकांक्षा प््३ 


परशुराम का तेज मुरझ्ञा गया और अवतार-शक्ति लोप होने रूगी । 
उन्होंने कहा, “है दशरथनंदन राम, आज मैंने तुम्हारी शक्ति का दर्शन पाया। 
तुमसे मेरा गव॑-भंजन हुआ, इसका मुझे कोई दुःख नहीं । मैं समझ गया कि 
तुम कौन हो । मुझसे मुक्त सारी शक्ति अब तुम्हारे अंदर समाविष्ट हो 
जाय। कितु तुमसे मैं एक वस्तु मांगता हूं । कश्यप को मैंने जो वचन दिया 
है, उसके अनुसार मैं महेंद्र पर्वत के सिवा और कहीं रात में नहीं ठहर 
सकता। सूर्यास्त से पहले मैं महेंद्र पवेत लौठना चाहता हूं । उतनी शक्ति 
मुझे देकर मेरे शेष समस्त तपोबरू को अपने बाण का लक्ष्य तुम बना 
डालो ।” 

यों कहकर परशुराम ने रामचंद्र की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और 
वहां से चल दिये । 


* रएः ई 
दशरथ की आकांचा 


चक़वर्ती दशरथ सपरिवार--पुृत्र और पृत्र-वधुओं-सहित---लौट रहे 
हैं, यह खबर अयोध्या में जब पहुंची तव वहां की प्रजा को जो आनंद 
हुआ, उसका वर्णन करना अशक्य है। राजपरिवार के स्वागत के लिए 
अलंकृत अयोध्यापुरी इद्रपुरो के समान शोभायमान थी । 

राम और सीता बड़े ही आनंद के साथ रहने लगे। उन्हें किसी बात 
की कमी न थी। राम ने अपना सारा हृदय सीता को सौंप दिया था । 
इन दोनों के ऐसे गहन प्रेम का कारण उनका अनुपम्त गुण था, या अद्वि- 
तीय रूप -- यह कहना कठिन था, क्योंकि उन दोनों का जैसा मनमोहक 
रूप था, गुण भी उनके उसी प्रकार के थे। दोनों की एक-दूसरे के प्रति 
प्रीति दिनों-दिन बढ़ती ही गई । वाणी से व्यक्त किये बिना ही एक का 
हृदय दूसरे के हृदय के भाव को समझ जाता था और प्रफुल्लित होता 
था। राम के सम्पूर्ण प्रेम को पाकर सीता साक्षात्‌ महालक्ष्मी की तरह 
शोभायमान हो रही थीं । 

इसके कई वर्षों के पश्चात इन लोगों का वनवास शुरू हुआ था । 
तब तपस्विनी अनुसूया ने राम के प्रति सीता के प्रेम को सराहते हुए कुछ 
शब्द कहे थे। सीता ने उसके उत्तर में यों कहा था, “राम सर्वगुण-संषत्त 
हैँ। मुझ पर उनके प्रेम की तुलना मेरे उनके प्रति प्रेम के साथ ही हो 


पड दशरथ-नंदन श्रीराम 


सकती है। उनका प्रेम मैने सदा सभी अवस्थाओं में एक-सा पाया है । 
यह मेरे पति निमंल विचारों वाले हैं और इंद्वियों को वश में रखने की 
शक्ति इनमें खूब है। यह मेरे पति तो हैं ही, कितु मेरी रक्षा भी इस 
प्रकार करते हैं जैसे माता-पिता अपनी संतान की करते हैं । ऐसे पति के 
प्रति श्रद्धा और प्रेम करना सर्वथा स्वाभाविक हैं। 

वैवाहिक दायित्व सम्हालनेवाले आजकल के युवक-युवतियों को 


कप 


अनुसूया से कहे हुए सीता के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए । सीता 
के वाक्य अर्थ्गाभित हैं। पति और पत्नी दोनों का प्रेम समान होना 
आवश्यक है। प्रेम में कभी अन्तर नहीं आने देवा चाहिए । सुख में या 
दुःख में, क्लेश में या आनंद में अपने प्रंम में परिवर्तत न लाएं। पति 
पत्ती की व॑से ही रक्षा करे जैसे माता-पिता बच्चों की करते हैं। तभी 
जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है । 

विवाह के वाद अयोध्या में राम और सीता के बारह वर्ष बड़े सुख 
से बीते। जो नियम सामान्य मनुष्यों के लिए बनाये, भगवान ने उन्हें 
अपने लिए भी स्वीकार किया । उन्होंने स्वेच्छा से मानव-जन्म लिया 
था। सुखमय जीवन के बाद अब राम-सीता दोनों को दुःख और क्लेश 
का अनुभव करना बाकी था । 

राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को खूब चाहते थे । कितु चारों में 
राम पर उनकी विशेष रूप से प्रीति थी । राम ने भी अपने शील और 
सदाचार से पिता के असाधारण प्रेम के लिए अपने को योग्य सिद्ध कर 
दिया था। उनमें राजा होने के समस्त लक्षण संपूर्ण रूप में थे। उनकी 
माता कौशल्यादेवी अपने सर्वगुण-संपन्‍न पृत्र को देखकर देवेंद्र की मां 
अदिति की तरह फूली नहीं समाती थीं । 

कवि वाल्मीकि ने रामायण के कई पृष्ठों में राम के गुणों का काव्य- 
मयी भाषा में वर्णन किया है। राम के गुण-रूपी जलाशय से जल पीते- 
पीते वाल्मीकि की प्यास बुझती ही नहीं । कभी वह स्वयं दशरथ-नंदन 
के गुणों का बखान करते हैं, तो कभी दशरथ के प्रमुदित मन का वर्णन 
करते हुए या अच्य पात्रों द्वारा रामचंद्र की स्तुति कराते हुए सर्वत्र श्रीराम 
के गुणों का गान करते जाते हैं। बसे तो उनकी शैली विषयों को सं क्षिप्त 
रूप में बताने की है, पर जहाँ राम की महिमा का प्रसंग आता है, 
वाल्मीकि प्ृष्ठ-पर-पृष्ठ भरने में कंजुसी नहीं दिखाते हैं। उनकी. यही 
मनोकामना रही होगी कि लोग रामायण पढ़ते हुए स्थान-स्थान पर 
रघुकुलकेसरी श्रीराम के गुणों को पूरी तरह जाने और उससे अपने 
आचरणों को सुधारकर उन्नति की ओर चलें। 


दद्रथ की आकांक्षा प्र 


राम जैसे सुंदर थे वेसे ही उनके आचरण भी मनमोहक थे । वह शरीर 
से भी उतने ही स्वस्थ थे। रामचंद्र का निर्मल चरित्र, मृद बचन, विद्वत्ता 
और राजनीति में प्रबीणता आदि को देखकर प्रजा बहुत खुश थी और बड़ी 
आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रही थी कि वह कब राजा बनें | दशरथ इस 
बात को अच्छी तरह जानते थे। वह अब बूढ़े भी होने रंगे थे । राम के 
हाथों में अब वह राज्यभार सौंप देना चाहते थे । एक दिन इसी वात की 
चर्चा के लिए उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया | सभा में सम्मिलित 
होने के लिए उन्होंने अपने सचिवों के अतिरिक्त अन्य राजाओं, देश के 
शिक्षित पंडितों, नगर के प्रमुख लोगों तथा ऋषि-मुनियों को भी निमंत्रित 
किया । राजा दशरथ ने सबका विधिवत स्वागत किया और उचित आसनों 
पर बिठाया । सब लोग जब अपने-अपने आसनों पर बैठ गये, तब राजा 
दृदुभि-नाद जैसे गंभीर स्वर में वोले--- 

“अपने पूवेजों का अनुकरण करते हुए मैं भी अपनी पूरी शक्ति लगा- 
कर प्रजा का पालन करता आया हुं। प्रजा को अपनी संतान समझकर 
उसकी भलाई का ही विचार मैंने किया है। उसके हित के लिए काम करते 
हुए कभी आलणस्य मेरे मन में नहीं आया । अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, गरीर भी 
ढीला हो गया है। अपने बड़े पुत्र राम के हाथों में राज्यमार सॉपकर मैं 
आराम करना चाहता हूं। जैसे मेरे पुवंज करते आये हैं, उसी प्रकार मैं भी 
जीवन के अंतिम दिन वानप्रस्थी होकर बिताना चाहता हूं । 

“राम को तो आप सब जानते ही हैं । वह सुशिक्षित है। राज्य-पालन, 
नीति-शास्त्र और शस्त्र-विद्या इन सबको वह अच्छी तरह जानता है। 
शत्रुओं के बल को समझनेवाला और पराक्रमी हैं। शीलवान है। उसके 
हाथों में राज्य सौंपकर मैं निश्चित हो जाना चाहता हूँ। आप सभी मान- 
नीय राजा और वयोवृद्ध, नगर के प्रमुख महाजन, इस कार्य के लिए मुझको 
अनुमति दें। मेरे विचार में कोई त्रुटि दिखाई देती हो तो मुझे बतायें | 

राजा का वक्‍तव्य सुनकर सभा में हुए की लहरें उठने छगीं। जब 
लोगों ने सुना कि राजा दशरथ राम को युवराज बनाने जा रहे हैं तो सभी 
एक स्वर में बोलने लगे, “बिलकुल ठींक। आपने ठीक सोचा, हम सब 
इसके लिए सहमत हैं ।” उस समय उन रोगों को देखने से ऐसा प्रतीत 
होता था मानो वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर मोर नृत्य कर रहे हों । 

राम के प्रति छोगों का असाधारण प्रेम देखकर राजा बहुत ही आन॑ं- 
दित हुए। कितु वह राम की प्रशंसा और भी सुनना चाहते थे । इसलिए 
उन्होंने सभा में उपस्थित छोगों से फिर कहा, “मेरे कहते ही आप सबने 


का दशरथ-नंदन श्रीराम 


मेरी इच्छा का समर्थन कर डाला | इससे मैं संतुष्ट नहीं है । कित कारणों 
से आप लोग राम को युवराज बनाना चाहत हूँ, यह आप लोग मुझे 
समझावें । मैं समझना चाहता 

कई बयोवृद्ध प्रजाजन तथा राजागण एक-एक करके उठ और रामचंद्र 
के गुणों का बखान करने लगे । राजा सुनते जाते थे और खुशी से फूले न 
समाते थे। अंत में सभी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि शुभ कार्य 
मे विलंब न होने दिया जाय। 

तब दद्यरथ ने सबसे कहा, “प्रिय सज्जनों, आप लोगों की बातों से मैं 
बहुत प्रसन्‍न हूं । राम के अभिषेक को विलंबत्रित करने का कोई कारण मैं 
नहीं देखता । इस मंगल-क्रार्य के आयोजन अब शुरू हो जाय॑ंगे ।'' 

राजा ने वसिष्ठ और वामदेव से पूछा कि अभियेक के लिए अच्छा 
दिन और मुहूर्त कब होगा ? सबने मिलकर निश्चय किया कि चेत्र का 
सुहावना मास, जब सब' जगह पेड़ और पौधे फूछों से सुशोभित रहते 
युवराजामिषेक के लिए सर्वोत्तम रहेगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि 
चेत्र मे राजकुमार रामचंद्र का युवराजाभिषेक्र होगा। लोगों में आनंदपूर्ण 
कोलाहल मच गया । 

महाराजा दशरथ ने अपने निजी सचिव सुमंत को श्रीराम के पास 
भेजा। राम को अभी तक किसी बात का पता न था। यह सुनकर कि पिता 
ने उन्हें बुलाया है, वह एकदम उनके सम्मुख आ खड़े हुए। राजा ने सारी 
बाते उन्हें बताई और कहा कि वह युवराज बनने को तेयार हो जाय॑ । 

राम ने कहा, “आपकी जो भी आज्ञा हो, मेरे छिए शिरोघायं है। 


राजा ने श्रीराम को बड़े प्यार से अपने पास विठाया। उनको उपदे 
दिया कि यद्यपि वह अत्यंत गुण-संपन्‍न और प्रजा की प्रीति के पात्र हैं, परंतु 
जब वह यह गंभीर उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सावधानी 
के साथ चलना होगा। उन्होंने राम को हृदय से आशीर्वाद दिया कि वह 
बड़े भाग्यशाली, प्रभावशाली और प्रजा-पालक राजा बनें। राम अपने 
पिता से विदा लेकर अपने भवन लोट आये । 

उनको अपने भवन में लोटे थोड़ी ही देर हुई थी कि सचिव सुमंत फिर 

वहां पहुंचे और कहने लगे, “महाराज ने आपको फिर याद किया है । 

रामचंद्र ने पूछा, “क्या बात है, जो पिताजी ने मुझे इतनी जल्दी 
फिर याद किया ? ” 

सुमंत ने विनय से जवाब दिया कि उन्हें स्वयं मालम नहीं कि किस 
कारण से राजा ने उन्हें बुलाया है । 


| 


> 


दशरथ की आकांक्षा ७ 


शायद युवराजाभिषेक के बारे में उन्होंने और विचार किया होगा । 
संभव है, कुछ उचित अथवा अनुचित झंकाएं उनके मन में आई हों। जो 
हो, मुझे तो युवराज-पद की जल्दी है ही नहीं। राजा की जो आज्ञा हो, 
“उसका पालन करना मेरा धर्म है। देख, राजा मुझे क्या काम सौंप रहे हैं ।' 
. इस प्रकार मन में सोचते हुए वह राजा दशरथ के पास फिर पहुंच 
गये । 

राजा दशरथ ने पुत्र का प्यार से आलिगन किया । अपने पास आसन 
पर बिठाया और कहा, “राम, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं । दुनिया के सुखों 
का खूब अनुभव कर चुका हूं । जितने देव तथा पितृ-कार्य करने के थे, वे 
कर लिये हैं। अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं तुम्हें अभिषिक्त होकर सिंहा- 
सत पर बेठा हुआ देखना चाहता हूं। भविष्य के ज्ञाता छोग मुझे कई तरह 
की बातें बताते हैं। उनके कहने के अनुसार शीत्र ही मेरी मृत्यु हो सकती 
है और अति दुखभय घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए युवराजाभिषेक मैं 
कल ही कर डालना चाहता हूं । कल पुष्य नक्षत्रवाला घुस दिन है । मालूम 
नहीं क्‍यों, मेरे मन में यह शुभ कार्य शीघ्र ही कर डालने की आतुरता हो 
रही है | अतः है प्रिय, तुम एकदम आज ही वधू सीता-सहित ब्रत लेकर पूजा 
. में बैठो ताकि मंगल कार्य निविष्त समाप्त हो। भरत तो दूर अपने मामा 
के यहां हैं। कैकय देश यहां से बहुत दूर है। भरत को खबर भेजी जाय 
और वह आये, इसमें बहुत विलंब हो सकता है। तब तक यह कार्य टालने 
की मेरी हिम्मत नहीं हो रही । राजा दशरघथ ने पुत्र से अपने मत की बात 
' बताई । 

दह्रथ के वचनों द्वारा कवि वाल्मीकि हमें कुछ सोचने का मसाला 
देते हैं। हो सकता है कि दशरथ को पुरानी बातें याद आ गई हों। हो 
सकता है कि उन्हें कैकेयी को दिये गए अपने दो वरदानों का स्मरण हो 
आया हो । यद्यपि भरत के अति उच्च सदगुणों से राजा भली-भांति परि- 
चित थे, जानते थे कि राम के राज्याभिषेक का वह कदापि विरोध नहीं 
करेगा, तो भी उनके मन में कुछ अनिष्ट का आतंक छा गया था। डरने 
लगे कि मानव-हृदय की कमजोरियों को कौत समझ सकता है ? अभिषेक- 
कार्य भरत के लोटने से पहल ही हो जाय तो अच्छा । 

दशरथ से विदा लकर श्रीरामचंद्र माता कौशल्या को यह आनंदप्रद 
समाचार स्वयं सुनाने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अंतः:पुर में 
गये | कौदल्यादेवी के पास पहले ही खबर पहुंच छइकी थी। सीता और 
- लक्ष्मण भी वहीं थे | माता कौशल्या रेशमी वस्त्र धारण करके पूजा में बंठी 
थीं। राम ने उनको पिता की आज्ञा सुनाई । 


पद दद् रथ-नंदन श्रीराम 


/हूं, मेरे लाल, मैंने भी सुना है। दीर्घायु होओ। राज्य का भार 
भली प्रकार सम्हालना। बेरियों को रोकना । प्रजा और परिवारों को 
रक्षा में तत्पर रहना । यह मे रा अहोभाग्य है कि तुमने अपने गुणों द्वारा राजा 
के मन को लुभा लिया है ।” कौशल्यादेवी ने राम को आशज्ञीर्वाद दिया । 

राम लक्ष्मण से कहने लगे, “क्यों लक्ष्मण, तुम तो मेरे साथ राज्य का 
भार उठाओगे न ? मैं अपने में और तुममें कोई अंतर नहीं देखता । जो. 
कुछ मेरा होगा, वह तुम्हारा भी होगा ।” 

राम को लक्ष्मण के प्रति अपार प्रेम था । एकाएक बहुत ही बड़ा पद 
उन्हें मिल रहा था । फिर भी राम उससे किसी प्रकार के आवेश में नहीं 
आये | अनासक्त भाव से वह लक्ष्मण से बातें करने लगे। 


इसके बाद माता कौशल्या और लक्ष्मण की माता सुमित्रा दोनों को 
उन्होंने प्रणाम किया और वहां से देवी सीता को लेकर अपने भवन में गये । 
वहां राजा के आदेश से गुरु वर्सिष्ठ आ रहे थे। राम ने सामने जाकर 
सहारा देकर उन्हें वाहन से उतारा, प्रणाम किया और अंदर ले गये। 
शास्त्रोक्त विधि से वसिष्ठ ने राम और सीता से उपवास-ब्रत का संकल्प 
करवाया और फिर राजा के पास वापस चल गये। सारे मार्ग में लोगों की 
भीड़ लग गई थी | सभी जन अभिषेक की बातें बड़ी ही उत्सुकता के साथ 
कर रहे थे। नगर-निवासी अपने घरों के द्वार और मार्ग सजाने में संलग्न 
थे। कल ही तो राम का अभिषेक होना था। वसिष्ठ का रथ उस भीड़ 
को चीरता हुआ धीमे-धीमे राजभवन पहुंच गया। राजा दशरथ ने 
आतुरता से गुरुदेव से पूछा, “व्रत और पूजा के कार्य राम ने प्रारंभ कर 
दिये / उपवास शुरू हो गया न ?” 

दशरथ के मन से विघ्नों का आतंक हटा नहीं था । 

सारा नगर आमोद-प्रमोद में निमग्न था, लेकिन स्त्रियों का उत्साह 
असाधारण दीख पड़ता था। सबने ऐसा माना मानो उनके ही घर में 
कोई शुभ प्रसंग हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, नर, नारी सभी प्रसन्न 
होकर इधर-उधर घूमने लगे । 

उधर श्रीरामचंद्र के भवन में राम और त्ीता दोनों ने राजा के 
कथनानुसार ब्रत करने का निश्चय किया और भगवान्‌ नारायण का ध्यान 
किया । शांतिपूर्वक होमाग्ति में घी की आहुति डाली। पात्र में जो घी 
बाकी रह गया था, उसीको प्रसाद-रूप में पाया । उसके सिवा और कुछ न 
खाकर धरती पर घास बिछाकर उसी पर सो गये । दूसरे दिन प्रातःकाल : 
वाद्यों की ध्वनि से वे दोनों जगे। 


उल्टा पांसा प्‌ 


उल्टा पांसा 


राजधरानों की प्रथा के अनुसार रानी कंकेयी की भी एक निजी परि- 
चारिका थी | वह कुबड़ी थी और रानी के दूर के रिश्ते की थी। रानी की 
आत्मीय मित्र बतकर उनके स्नेह को दासी मंथरा ने अच्छी तरह प्राप्त कर 
लिया था। वह रामायण-गाथा की प्रसिद्ध स्त्री-पात्र है। हमारे देश का 
हर कोई मंथरा के नाम को दुत्कारता है। मंथरा के कारण ही रामचंद्र को 
वनवास झुगतना पड़ा था| यह कंसे हुआ, मंथरा ने क्या किया, यह अब 
देखेंगे । | 

जिस दिन राजा ने विशेष सभा बुलाई थी और यह निश्चय किया कि 
दूसरे ही दिन अभिषेक होगा, उस दिन मंथरा योंही रानी कैकेयी के भवन 
की सू दर छत पर जाकर खड़ी हुई थी । ऊपर से उसकी दृष्टि नीचे नगर 
की गलियों पर पड़ी । उन पर पानी छिड़का जा रहा था। लोग जगह- 
जगह तोरणों से नगर को सजा रहे थे । घरों के ऊपर झंडे छूगाये जा रहे 
थे। अच्छे भड़कीले वस्त्रों तथा आभूषणों और अन्य माल्यओं आदि से 
'सज्जित होकर लोग घुृम रहे थे । जगह-जगह लोगों का जमघट रूगा था। 
- मंदिरों से नाना प्रकार के वाद्य-वृ दों का निताद आ रहा था। इसमें कोई 
संदेह नहीं था कि किसी विशेष उत्सव की तैयारी हो रही थी । 

पास खड़ी एक दासी. से मंथरा ने पूछा, “क्या बात है ? तूने यह रेशमी 
साड़ी आज क्यों पहन रखी है ? धन को खच्चे करने में बहुत सोच-विचार 
करनेवाली महारानी कौशल्या कैसे आज द्राह्मणों को बड़ी उदारता के 
साथ दक्षिणा दे रही है ? जहां देखो वहां बाजा और गाना सुनाई दे रहा 
है |! आज कौन-सा पर्व है ? क्‍या तुझे कुछ पता है ? क्‍ 

दूसरी दासी उम्र में छोटी थी। उछलू-कूदकर जोर से कहने. रूगी, 
“तुम्हें यह भी नहीं पता कि हमारे श्रीरामचंद्रजी का कर अभिषेक होने 
वाला है ? | 

यह बात सुनते ही मंथरा के मन में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। उसने 
मंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। तेजी से सीढ़ियां उतरी और सीधे 
ककेयी के कमरे में गई। कैकेयी छेटी हुई थी। उसको संबोधित करके 
मंथरा चीखने रूगी, “अरी पगली, तुम्हें तो सोते रहने के अलावा, बाहर - 


६० दशरथ-नंदन श्रोरास 


क्या हो रहा है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है ! उठो तो सही : तुम्हें धोखा 
दे दिया गया है। भारी अनर्थ हो गया । उठो, अब भी सम्हलो ।” 

कैकेयी घबराई | उसने सोचा कि मंथरा को कोई पीड़ा हुई है। उससे 
- प्यार से पूछा, “मंथरा, तुम्हें क्या कष्ट है ? क्‍यों रो रही हो ? रोना बंद 
करके बताओ, क्या बात है ? 

मंथरा बड़ी चतुर थी। बोली, “तुम्हारे और मेरे ऊपर वज्रपात हो 
गया है। अभी-अभी मैंने सुना है कि राम युवराज बनने जा रहे हैं। इससे 
भयंकर और क्या बात हो सकती है ? यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं 
गया | भागी-भागी तुम्हारे पास भाई हूं। कैसे अच्छे राजकुल में तुम पैदा 
हुईं | यहां दशरथ की सबसे प्यारी रानी बनकर हुक्म चलाती रहीं। अब 
तुम्हारा यह सारा वैभव नष्ट हो रहा है। राजा ने मीठी-मीठी बातों से 
तुम्हें छछ लिया। यह तो महाक्रपटी निकला । सब-कुछ अब कौशल्या का 
हो जायगा। तुम भटकती ही रह जाओगी । भरत को जान-बुझकर दूर भेज 
दिया गया है और कल ही राम का युवराजाभिषेक हो जानेवाला है। तुम्हें 
तो जैसे कोई चिता ही नहीं। सोई पड़ी हो। तुम और तुम्हारे भरोसे 
रहनेवाले हम सब अब डूब गये |” 

मंथरा यों कुछ-न-कुछ कहती ही गई। यद्यपि ककेयी के कातों में 
उसकी बातें पड़ती थीं, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया । उसका ध्यान 
एक ही वाक्य पर आकर्षित हुआ। वह सहसा बोल उठी, “क्या कहा 
तुमने ? हमारा पुत्र राम कल युवराज बनेगा ? बड़ी खुशी की बात है यह 
तो । यह लो मेरा मुक्ताहार । इसे मैं तुम्हें उपहार में देती हूं। तुम ऐसी 
अच्छी खबर लाई हो। और भी जो चाहो, मांग लो | मैं देने को तैयार हूं ।' 

राज-कुट्‌ब के लोग सदा मंगल-समाचार लानेवालों को बड़ी उदारता 
के साथ उसी समय कुछ-न-कुछ दे देते थे । 

के केयी ने सोचा कि मंथरा व्यर्थ घबरा रही है। आखिर दासी ही 
ठहरी | ऊंचे घरों की बातें यह क्या समझे * इसका डर सूर्खतापूर्ण है। इसे 
आभूषण देकर खुश कर दूंगी और इसके भय को हटा दूंगी । 

कैकेयी उच्च संस्कारवाली स्त्री थी। वह काफी देर तक मंथरा को 
समझाती रही, पर मंथरा ने हार न मानी । उसने कैकेयी के दिये हुए मोती 
के हार को उतारकर घरती पर पटक दिया । “अरी मूर्खा, छाती कुटकर 
रोने के बदल्क तुम हँस रही हो ! तुम्हारी जीवन-नौका तो डूब रही है। मेरी 
समजझ् में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मैं हँस या 
रोऊं ? तुम्हारी सौत कौशल्या तो बड़ी होशियार निकली। किसी तरह 


उल्टा पांसा ६१ 


राजा को मनवाकर अपने लड़के को कल गदी पर बिठवा रही है। उसे तुम 
बड़ी अच्छी खबर' कहती हो ! तुम्हारी बुद्धि को मैं क्या कहूं ! कभी तुमने 
सोचा भी कि राम यदि राजा बन गये तो भरत की क्या दशा होगी ? राम 
तो हमेशा भरत को अपने रास्ते का कांटा समझकर उसे दूर करने को ही' 
तत्पर रहेगा। उसे वह अपना बरी समझेगा । उससे डरेगा । राजगद्दी पर 
बठते ही राम भरत से डरने लगेगा | डर के कारण से ही तो हम सांप को 
देखते ही मार डालते हैं। भरत की जान तो, समझो, भाज से खतरे में है । 
बस, मालकिन, कल से रानी कौशल्या यहां की मालकिन है और तुम उसकी 
दासी। हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करती रहो । तुम्हारा बेठा भी अबसे 
राम का एक किकर बनकर रहेगा। हमारे इस अंतःपुर के वैभव का आज 
से अंत हो गया समझो ।” 

बोलते-बोलते मंथरा की सांस फूलने लगी । दुःख के आवेग से वह ज़रा 
रुकी । 

कंकेयी को मंथरा की बातों से आइचय हुआ। “राम के स्वभाव को 
भली-भांति जाननेवाली यह औरत क्यों ऐसी बातें करती है? सत्य और 
धर्म के अवतारस्वरूप राम से इसके घबराने का क्या कारण हो सकता है ?' 
यों देवी कैकेयी सोचने लगीं । ु 

“मंथरे, राम के सत्य, शील और विनय को तो हम सभी जानते हैं । 
देखकर खुक्न हुए हैं। वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र है। उसीको तो राज्य मिलना 
चाहिए। भरत का हक तो राम के बाद ही हो सकता है। मेरी प्रिय सखी, 
किसीका कुछ बिगड़ा नहीं है। राम के पदचात्‌ भरत राजा होकर सौ वर्ष 
राज्य कर सकता है। तुम क्या यह नहीं जानतीं कि राम मुझपर कितना 
प्रेम और आदर रखता है ? मुझे तो अपनी मां से भी अधिक मानता है। 
अपने छोटे भाइयों को तो प्राणों के समान चाहता आया है। तुम्हारा डर 
बेकार है। हटाओ, उसे छोड़ो ।” कंकेयी ने मंथरा को समझाते हुए कहा । 

“हाय मेरी मां : तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राम जैसे ही राजा बना 
कि भरत का हक खतम हो जाता है। राजकुल के नियम भी भूल गई हो क्या ? 
राम सिंहासन पर बंठेगा तो उसके बाद उसका लड़का गदह्ी पर बौठेगा । 
उसके बाद उसके पुत्र का लड़का राजा बनेगा। कहीं अनुज थोड़े ही राजा 
बन सकता है ? ज्येष्ठ पुत्र, फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र, इस तरह कड़ी जारी 
रहा करती है। राम के राजा बन जाने के बाद भरत को कौन पूछनेवाला 
है ?! वह अताथ हो जायगा। उसके या उसके पुत्रों के लिए सिहासन का 


६२ दशरथ-नंदन श्रीरास 


स्थान कभी नहीं हो सकता। तुम्हें यह छोटी-सी बात भी समझ में नहीं 
आई ? मेरी दुलारी, तुम्हें क्या हो गया है ? मंथरा का विछाप बन्द न हुआ। 

“राजा बनने के बाद राम का पहला काम भरत को खत्म करने का 
होगा। यदि भरत की प्राण-रक्षा चाहती हो तो उसको कंकय राज्य में ही 
कहीं छिपाकर रखना होगा । यहां तो खतरा है। कोशल्या तुमसे चिढ़ी हुई 
है। यह सोचकर कि राजा की क्ृपाहृष्टि अपने ऊपर है, तुमने कौशल्या का 
कई बार अपमान किया है। वह उसका बदला लिये बिना न रहेगी । सौत 
का वैर बहुत बुरा होता है। यदि राम राजा बन जाय तो समझ लो कि 
भरत मर गया। किसी प्रकार से भी राम को रास्ते से हटाकर भरत को 
राज्य दिलाओ ।” यह उलटा उपदेश देकर मंथरा चुप हुई । 


मंथरा के वाक्‍्यों ने देवी कैकेयी के मन में धी रे-धी रे डर पंदा कर दिया 
और अंत में कुबड़ी की विजय हुई । भय और क्रोध से कैकेयी का चेहरा छाल 


होगया । उसकी सांसें खूब गरम-गरम निकलने लगीं। वह मंथरा के हाथों 
को अपने हाथों में लेकर पूछने लगी, “ऐसी बात है तो फिर उपाय बताओ 


जब कौशल्या और सुमित्रा दोनों रातियों से राजा के कोई सनन्‍्तान न 
हुई तो राजा दश रथ ने पुत्र पाने की आशा से केकय-राजकुमारी कैकेयी से 
विवाह क्रिया था। उस समय कैकय देश के राजा ने एक छत पर अपनी 
कन्या का दशरथ के साथ विवाह किया था। शर्तें यह थी कि जो लड़का 
ककेयी के गर्भ से होगा वही गद्दी पर बेठगा । दशरथ का यह तीसरा विवाह 
था। दोनों रानियों के कोई बालक नहीं था। राजा का कोई उत्तराधिकारी 
न था, तभी राजा ने तीसरी बार विवाह करने की सोची थी । उन्होंने केकय 
राजा की छर्त को न मानने का कोई कारण न देखा । तब भी उनके मन की 
अभिलाषा पूरी न हुई। कई वर्षो के बाद पुत्र-कामेष्टि और अश्वमेध-यज्ञ 
किये | तब तीनों रानियों के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र राम थे। राम 
को सभी तरह से योग्य देखकर सभी नर-नारी यही चाहने लगे कि राम ही 
राजा बनें। प्रजा की इच्छा का तिर॒स्कार करके भरत को युवराज बनाने 
को कोई आवश्यकता राजा 'या मंत्रियों ने नहीं देखी । कैकेयी को भी 
यह विचार कभी न हुआ कि राम राजा न बनें । वह राम को भरत के 
समान ही प्यार करती रही । इसलिए राजा दशरथ ने भी सोचा कि राम के 
युवराजाभिषेंक में कोई बाधा नहीं हो सकती । भरत का राम के प्रति जो 
प्रेम और आदर था वह तो सभी जानते थे । 


कितु जेसे दशरथ ने राम से कहा था, मनुष्य के हृदय की विचित्र 
गतियों को समझना अति कठिन होता है। दुष्टों के दुर्बोध से अच्छे-से-अच्छे 


कुबड़ी की कुमंत्रणा ६३ 


हृदय भी कलुपित हो जाते हैं। साथ में देव भी मिल जाय तो क्‍या कहना ! 
कंकेयी के मन ने एकदम भिन्‍त रूप धारण कर लिया। राजा दशरथ को 
अनिष्ट का आतंक होगया था । इसी लिए उन्होंने एकदम राम का युवराजा- 
भिषेक कर डालना चाहा था । भरत के लौटने तक राह नहीं देखना चाहते 
थे | उनको शुभ कार्य के लिए जितनी जल्दी हो रही थी, उतनी ही शी घत्रता 
के साथ मंथरा ने कैकेयी की वृद्धि को कुटिल दिश्या में ले जाने में सफलता 
प्राप्त कर ली । उसने मौका हाथ से जाने न दिया । 

“सोचो तो सही कि राजा ने इतनी जल्दी क्‍यों मचाई है ? जब भरत 
विदेश में है तब उन्होंने यह षड़यंत्र रचा है। उनका तुम्हारे प्रति प्रेम तो 
एकदम ढकोंसला है । मंथरा ने ककेयी से कहा । 

कौकेयी सहज स्त्री-स्वभाव से मंथरा की कुमति में आ गई | ककेयी 
वेसे तो भी थी, पर तीक्ष्ण बुद्धिवाली होने पर भी जिद्दी स्वभाव की थी । 
अब वह॒ विवेक-बुद्धि खो बंठी और मंथरा के बहकावे में पूरी तरह से 
आ गई। 

अब रामायण की कथा में संकट-काल का प्रारंभ हो जाता है। 


श्दष : 
कुबड़ी को कमंत्रणा 


ककेयी, जो अबतक राम को अपनी ही कोख का पुत्र समझती थी 
और वसा ही प्यार करती थी, मंथरा के उपदेशरूपी जाल में पूरी तरह फंस 
गई | कहने लगी, “मंथरे, मझे डर रूंगने लगा है। बताओ, अब क्या किया 
जाय ? मैं कौशल्या की दासी तो कभी न बनूंगी। भरत को किसी-न-किसी 
उपाय से राजगद्दी पर बिठाना ही होगा | तुम ठीक कहती हो, राम को 
यहां से निकालकर वन में भेजना ही पड़ेगा। इसके लिए कौन-सा उपाय 
करें ? तुम इन बातों में बड़ी चतुर हो । अब राम को वन में भेजने के लिए 
कोई रास्ता ढंढो। उस समय केकेयी को कुबड़ी मंथरा बहुत ही प्यारी 
लग रही थी। इसमें हँसी को कोई बात नहीं है। यह तो सूक्ष्म मनोविज्ञान 
की ही परिचायक है । 

मंथरा ने तुरंत उत्तर दिया, “ककेयी, तुम्हारी बातों से मुझे आइचय्य 
होता है | मुझसे उपाय क्यों पूछती हो ? मजाक कर रही हो क्या ? अथवा 
सचमुच भुलक्कड होगई हो ? यदि वास्तव में मुझसे सलाह मांग रही हो तो 
में बताने की तयार हू । 


द््ड दश रथ-नंदन श्रीराम 


“जल्दी बताओ | किसी तरह भी भरत राजा बने और राम यहां से 
हटे ।” कैकेयी को अब विलंब असह्य होने लगा था। 


“तो धीरज से सुनो, मंथरा ने कहना प्रारंभ किया, “बहुत समय पहले 
तुम्हारे पति दशरथ दक्षिण में शंबर नामक असुर से लड़ने गये थे । याद है 
कि नहीं ? तुम भी उनके साथ थीं । दशरथ इंद्र की सहायता करने गये थे । 
वैजयंती नगर के शंबर को जब इंद्र अकेले पराजित न कर पाये तो दशरथ 
उस असुर के साथ खूब लड़े । उनका सारा शरीर घायरू होगया और वह 
बेहोश हो गये । तब तुम उनके रथ को बड़ी खूबी से स्वर्य चलाकर युद्धक्षेत्र 
से बाहर निकाल लाई थीं। राजा के दरीर में लगे सभी वाणों को तुमने 
कोमलता के साथ निकाल लिया था । तुम राजा को होश में लाई और उनकी 
प्राणरक्षा की । तुम्हें ये बातें याद हैं या नहीं ? 

मंथरा ने कुछ ठहरकर फिर कहना प्रारंभ किया, “तब राजा ने तुमसे 
क्या कहा था ? जरा याद तो करो । राजा ने कहा था, पप्रिये, मैं तुम्हें 
दो वरदान देता ह | कोई भी दो वर मांग छो। मैं दूंगा | तुमने उत्तर में 
कहा था, बाद में सोचकर मांग लगी ।' राजा को भी यह बात अच्छी रूगी 
थी । एक दिन तुम्हींने तो मुझे ये सारा बातें बताई थीं। मालूम होता है 
तुम भूल गईं | छकिन मुझे अच्छी तरह याद हैं । अब उन दो वरदानों के 
मांगने का स्वर्ण अवसर आ गया है। हमारा काम इससे वन जायगा | राम 
की जगह भरत का युवराजाभिषेक हो, यह तुम्हारी पहली मांग होगी । 
दूसरी मांग यह हो कि राम चौदह वर्ष वनवास करें। दयाभाव को मन में 
बिलकुल न आने देना। डरना मत । मेरा कहना मानो । राम जब चौदह 
वर्ष आंखों से दूर रहेगा, तभी प्रजा उसको भूछ सकेगी । तुम्हारा भरत 
राजगद्दी पर जमकर बेठ पायगा | अभी, इसी घड़ी कोपभवन में चली 
जाओ | नीचे धरती पर छोट जाओ । इन कपड़ों और आशभूषणों को उत्तार 
दो । मलिन और जीर्ण वस्त्र धारण कर लो | राजा जब तुम्हारे पास आएं 
तो उनसे बोलना मत | उनकी तरफ देखना भी मत। तुम्हारा कलश दशरथ 
सहन नहीं कर पायंगे । बस, हमारी कार्य॑सिद्धि हो जायगी । 

थोड़ी देर चुप रहकर मंथरा फिर बोलने लगी, “राजा तुम्हारे मन 
को फेरने के लिए खूब प्रलोभन देंगे, कितु तुम अपनी मांगों से टस-से-मस 
न होना । राजा अपने दिये वचनों को कभी वापस नहीं लगे | वह प्राण छोड़ 
देंगे, कितु सत्य से नहीं हटंगे। वह तुम्हें खूब चाहते हैं । तुम यदि कहो कि 
आग में कूद पड़ो' तो वह भी करने को तेयार होंगे। इसलिए डरने का तो 
- बिलकुल काम ही नहीं है। मैं जो कहती हूं, वही करो । राम के वनवास के 


कुबड़ी की कुमंत्रणा द्श्‌ 


बिना हमारा काम नहीं बत सकता | यदि राम राज्य में रहे, तो भरत के 
राजा होने का कोई भरोसा नहीं । मैंने तुम्हें सब बता दिया है । सावधान 
रहना और अपना हठ बिलकुल न छोड़ना । 

कैकेयी का मुख, जो डर से सफेद हो गया था, अब कुबड़ी मंथरा को 
मंत्रणा से फिर खिल उठा । उसने कहा, "मेरी प्रिय सखी, तुम्हारी वुद्धिमत्ता 
की प्रशंसा] करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तुमने ठीक समय पर मुझको 
बचा लिया ।” यह कहकर रानी ककेयी खुश हो गई । 

तभी मंथरा फिर बोली, “देवी, अब देर न करो। बाढ़ आने से पहले 
बांध पकक्‍का हो जाना आवश्यक है। मैंने जो बातें बताई हैं, सब ध्यान में 
रख लो । अपने हठ पर डटी रहो । तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बस, 
अब तुम कोपभवन में चली जाओ |” 

कैकेयी ने उसको विश्वास दिलाया और वह एकदम कोपभवन में 
प्रविष्ट हो गई। उसने अपने रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणादि को 
उतारकर फेंक दिया। मलिन वस्त्र पहनकर वह धरती पर लोट गईं। 
राजा दशरथ पर अब उसको वास्तव में बहुत क्रोध आ रहा था। उसने 
सोच लिया कि राजा,का प्रेम केवल ढकोसलछा था। वह सिसकती हुई 
मंथरा से बोली, “मंथरे, जा, मेरे पिता के पास जा और उनसे कह दे कि 
या तो भरत का अभिषेक होगा या ककेयी मर जायगी ।” 

उस अवस्था में भी रानी कैकेयी की देह-कांति कम न हुई। प्रसन्न 
मुद्रा में वह जैसी रूपवती दिखाई देती थी. उत्ती तरह कीपमुद्रा में भी उसका 
सौंदर्य भिन्‍त रूप में मतमोहक था । रूपवती स्त्रियों की यह एक विशेषता 
होती है। 

भरत के प्राण-भय का भूत ककेयी के मत पर सवार हो गया । उसका 
मन पापपूर्ण चिताओं से भर गया। शुरू में जो संक्रोच का भाव उदित 
हुआ था, वह तिरोहित हो गया । ककेयी ने अब अपना हृदय पत्थर का बना 
लिया । उसने अपने सुदीर्ष केशों को खोल लिया। दीघे निःश्वास छोड़ती 
हुई, शोकातुर हो वह एक नागकन्या की तरह भूमि पर लूट गई । निषाद 
के दरों से आहत एक सुंदर पक्षी की तरह कैकेयी धरती पर पड़ी थी । 
उसके द्वारा फेंके गये आभूषण त्रारों तरफ ऐसे बिखरे पड़े थे, मानो आकाश 
में तारे चमक रहे हों । 


| ७3 


६६ दक्रथ-नंदन श्रीराम 
; १६ : 
केकेयी की करतूत 


राजा दशरथ ने जो विशेष सभा बुलाई थी बह समाप्त हुई। राजा ने 
कर्मचारियों को विभिन्‍न कार्य सौंपे। उनके मन से बड़ा भारो भार उतर 
गया । चितामुक्त हो जाने पर मनोरंजन की ओर ध्यान गया । अपनी सबसे 
प्यारी रानी कंकेयी को यह झुभ समाचार स्वयं सुनाने तथा आराम से 
: रात वहीं बिताने की उन्हें उत्कंठा हुई । 

राजभवन वैसे तो सारा ही बहुत संंदर था, परंतु कैकेयी का भवन तो 
विशेष रूप से सुंदर बता था । भवन के चारों ओर रमणीय उपवबन था। 
उपवन में स्थान-स्थान पर तालाब, फव्वारे इत्यादि थे । तालाब में तैरने- 
वाले पक्षी आनंद से कलरब करते हुए विचरण करते थे। फलों से रूदे 
व॒क्षों के पास मोर अपने पंख फेलाकर नृत्य करते थे। राजा दशरथ ने 
प्रमुदित मन से, किसी प्रकार के आतंक के बिना, चंद्रग्नहण के दिन आने- 
वाले संकट से अनभिज्ञ, शुक्लपक्ष के पूर्ण चंद्र के समात महल में प्रवेश 
किया। उनका चेहरा आनंद से प्रफुल्लित हो रहा था। उन्हें आनेवाले 
अनिष्ट की तनिक भी प्रतीति न थी । 


रानी के भवन में सुगंब की वस्तुएं, ताना प्रकार के पान आदि भोग 
के द्रव्य अपनी-अपनी जगह पर सदा की त्तरह रखे हुए थे । इन मादक 
वस्तुओं से राजा को अपनी प्रेयसी रानी के पास पहुंचने की आतुरता और 
भी प्रबल. हुई। कितु उन्होंने देखा कि रानी के सभी आसन खाली पड़े थे । 


जब कभी राजकार्यों से राजा दशरथ थक जाते थे तो रानी कैकेयी 
के पांस पहुंचकर विश्राम पाते थे; क्योंकि कैकेयी बाहर के कार्यों के बारे में 
न कभी पूछती थी, न उनमें दखल देती थी। वह सदा राजा के मन को 
प्रमुदित करती थी । प्रेम से आलिगन करके उनका स्वागत किया करती 
थी। आज उसको सामने न देखकर दशरथ को विस्मय हुआ। मंच का 
और आसनों का फिर से निरीक्षण करते हुए राजा ने इधर-उधर-देखा। 
रानी वहां न थी। उन्हें शंका हुई कि शायद उन्हें चिढ़ाने के लिए कहीं 
छिपकर न वेठी हो । उससे प्रसन्‍तता-मिश्चित कौतृहल हुआ और एक बार 
फिर सब जगह निगाह दोड़ाई । तभी वहां एक दासी आई और उसने हाथ 
जोड़कर कहा, “राजन्‌, देवी कोपभवन में प्रविष्ठ हुई हैं।”” 


कंकेयो की करतूत ६७ 


भयभीत होकर दशरथ कोपभवन में घुस पड़े । इससे पहले ऐसा मौका 
कभी न आया था। ककेयी भूमि पर पड़ी हुई थी। उसने राजा का तरक 
जांख उठाकर भी न देखा | भोल राजा की कुछ समझ में न आया। उच्तर्क 
मन में कोई मेल न था । कैकेयी के मन में तो दुविचार भरे हुए थ। राजा 
वृद्ध थे और कैकेयी अभी जवान थी। ऐटिक भोगों को छाहता राजा के 
चित्त में खूब थी। ककेयी की दशा देखकर उनन्‍मत्त की तरह वह आचरण 
करने लगे । 

धरती पर पड़ी रानी के पास जमीन पर ही वह बैठ गये । उसके सिर 
को अपनी गोद में रख लिया और प्यार से हाथ फेरने लगे। “प्रिय, तुर 
क्या हो गया ? कहीं पीड़ा हो रही है क्‍या ? मेरे पास तो चिकित्साशास्त्र 
में निपुण कई चिकित्सक हैं । तुम जिसको कहो उसे अभी बुलवाता हू। दुम्ह 
एकदम ठीक कर देंगे । घबराओं नहीं, मेरी तरफ देखो दीन 
स्व॒र में राजा दशरथ बोले । ' 

रानी लंबी-लंबी सांसे लेती रही । बोली कुछ नह 

“तुम्हारा किसीने अपमान किया है क्‍या ? मुझे उसका ताम बताओ 
अभी उसको कठोर दंड दिलवाता हूं। तुम्हें किसी पर रेध हुआ है, मुझ 
बताओ | यदि मुझसे ही कुछ अपराध होगया हो तो भी, देवी. मुझे बताओ । 
दशरथ गिड़गिड़ाये । पर कैकेयी के बर्ताव में कोई अंतर नहीं भाया । 

“मेरी प्यारी रानी, तुम जिसे दंड देना चाहो, उसको दंड दूंगा । किसी 
को जेल से छड़वाना चाहती हो तो उसे मुक्त कर दंगा, चाह उसने नरह॒त्या 
ही क्‍यों न की हो । कामांधघ राजा कहते गये । 

“मैं सम्राट हं। मेरी शक्ति को तुम जानती हो । वह कौन है, किस देश 
में है, जिसने तम्हें दःख पहुंचाया है ? उसको अभी ठीक कर देता हूं। यदि 


का 


किसीको खुश करना चाहती हो तो वह भी बता दो ।” राजा फिर बोल । 

कंकेयी, जो अबतक चुपचाप लेंटी थी, उठकर बठ गई । दशरथ ब्सच्त 
हुए । वह बोली-.- 

मेरा किसीने अनादर किया, न किसीने मेरी निंदा की है। है 

राजन, आपसे मुझे कुछ चाहिए। यदि आप मेरी अभिलापा पूरी करना 
स्वीकार करते हों तो मैं कह ।*' 

यह सुनकर दह्ष रथ खुश हो गये । उन्होंने सोचा--यह कौन-सी बड़ी 
बात है ? ककेयी को मैं क्या न दे सकंगा ? 

“मेरी रानी, तुम जो मांगोगी, मैं देने को तैयार हूं । स्त्रियों में मेरे 
लिए सबसे प्यारी तुम ही हो | पुरुषों में मैं राम को सबसे अधिक चाहता 


द््द दशरथ-संदन श्रीराम 


हूं । राम की शपथ लेकर कहता हूं, तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हारा 
हो जायगा, यह सत्य है । दशरथ ने कंकेयी को वचन दे डाला । 


अब कैकेयी का पापचितन वृद्धि पाता गया । जब राजा ने राम की 
दशपथ' कहा तो अब उसे कोई डर न रहा । 

वह बोली, “अच्छा, तो फिर दुबारा राम की शपथ लेकर कहिये कि 
मेरी मांग पूरी करेंगे । 

“प्राणप्रिये, लो, राम के नाम से और मेरे समस्त पुण्य कर्मो के नाम 
से शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारी मत की इच्छा को पूरा करूंगा ।” राजा ने 
कह डाला । 

इस समय कैकेयी को तनिक-सा संदेह हो उठा कि राजा शायद यह 
कह सकते हैं कि मैं शपथ को ऐसे भयंकर कुकर्म के लिए कभी काम में न 
लाऊंगा, क्योंकि उसकी मनोकामना कितनी भयंक्रर और नीति-विरुद्ध थ्री 
यह वह जानती थी। ककेयी उठकर खड़ी हुईं। दोनों हाथ जोड़ लिये, 
चारों दिल्ञाओं में अंजलिबद्ध हो प्रणाम किया और जोर से चिल्लाकर 
बोली, “हे समस्त देवतागण, मेरे पति ने जो शपथ ली है, उसके तुम सभी 
साक्षी हो । है पंचभूत, तुम लोग भी मेरे पति की प्रतिज्ञा के साक्षी हो ।” 

.._ राजा दशरथ को अब भी कुछ भय का अनुभव न हुआ। कैकेयी के 
सुंदर रूप को ही वह निरखते गये । अब रानी को अपनी मांग राजा के 
सामने रखने का पूर्ण रूप से धीरज हो गया । बोली, “राजन, आपको याद 
है न कि एक समय आप रणक्षेत्र में बायछ हो गये थे और आपका बचना 
ठिन हो रहा था । उस समय मैं अंधेरे में ही आपको रथ में लिटाक 
युद्धक्षेत्र से बाहर निकाल लाई थी। आपकी देह से बाणों को बाहर 
निकाछा और आपको आराम पहुंचाया था। जब आप होश में आये तो 
मुझपर बड़े प्रसन्‍न हुए थे और मुझसे कहा था कि दो वर मांग लो, तुमने 
मेरे प्राण बचाये हैं। मैं तुम्हारे प्रति क्ृतज्ञ है । 

“मैंने उत्तर में कहा था, आपके प्राण बचे, यही मेरे लिए काफी है। 
मुझे कोई बर नहीं चाहिए, फिर कभी मांग लंगी ।' ये सब बातें आपको 
याद हैं या भूल गये ? ” 

“अच्छी तरह याद हैं। अभी मांग लो वे दोनों वर।” दशरथ ने 
कहा | 

“देखिये, आपने राम का नाम लेकर शपथ ली है। सभी देवतागण 
ओर पंचभूत इसके साक्षी हैं। मैं अभी अपनी मांगें बताती हूं। आप अपने 


दशरथ की व्यथा ६६ 


रघुकुल की रीति से हटना मत। वचनभंग न करना। आपका कल्याण 

होगा। सुनिए, अभी-अभी आपने युवराजाभिषेक का जो आयोजन किया 

है, राम की जगह वह मेरे बेटे भरत के लिए होगा। युवराज मेरा भरत 

बनेगा । यह मेरा पहला वर है। दूसरा वर यह है कि राम चौदह वर्ष वन- 

वास भोगेंगे। उन्हें अभी दंडकारण्य भेज देना होगा। अपने प्रण की रक्षा 

कर, अपने कुल की प्रतिष्ठा और सत्य का मान रखें और सत्य से न हट । 
आखिर केकेयी ने कह ही डाला । 


२० : 
दशरथ की व्यथा 


दद् रथ को अपने कानों पर विश्वास न हुआ । 
कैकेयी के मंह से मैं यह क्या सुन रहा हूं ? संभव है कि मैं कोई बुरा 
स्वप्त देख रहा हूं, या पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की याद सच्ची घटना की 
रह मेरी आंखों के सामने आ रही है। हो सकता है, मेरे ग्रहों के बुरे 
संचारों का यह परिणाम है। मैं पागल तो नहीं हो गया हूं ?' 
ककेयी के वचनों से राजा को भयंकर आघात पहुंचा। वह मन में 
नाना प्रकार के विचार करने लगे। कैकेयी के वचनों को फिर से मन में 
लाने का उन्होंने प्रयत्न किया तो यह उनके छिए अशक्य और असहनीय 
प्रतीत हुआ। एकदम बेसुध होकर वह गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन 
ग्रीश आया तो सामने कंकेयी खड़ी थी। उसे देखकर राजा ऐसे कांपने लगे 
जँसे शेरनी को देखकर हिरन कांपता है। हाय” करके मदारी के सांप की 
तरह उनका दरीर चक्‍कर खाने लगा और फिर मूच्छित हो गए । इस बार 
काफी देर तक उसी अवस्था में रहे। जब होश में आए तो आंखों से 
क्रोध की चिनगारियां निकलने लगीं । “अरे दुष्टा राक्षसी, कुल्घातिनी ! 
राम ने तेरा क्या बिगाड़ा ? अपनी मां में और तुझमें उसने अब तक कोई 
भेदभाव नहीं रखा। तुझे मैं अब तक बहुत अच्छी समझता रहा, मेरी यह 
बड़ी भारी मूर्खता थी, गलती थी। तू तो महाविषल्ली नागिन निकली | 
तुझे मैं भूल से अपनी गोद में खिलाता रहा * दशरथ विलाप करने लगे 
और ककेयी चुपचाप सुनती रही । बोली बिलकुल नहीं । 
“सारा जगत राम का गुणगान कर रहा है। उससे क्या अपराध 
हुआ, जो मैं उसे बनवास का दंडदं ? कोशल्या के बिना मैं दिन निकाल 
सकता हूं, धर्मस्वरूपा सुमित्रा को खोकर भी मैं जी लंगा, कितु राम के 


७० दशरथ-मंदन श्रीराम 


बिना तो मैं मर जाऊंगा। जल के बिना मैं जिन्दा रह सकूंगा, सूर्य के प्रकाश 
के बिना भी रह लगा; कितु अपने राम के बिना मैं मर जाऊंगा। तू इस 
महापापमय विचार को मन से दूर कर दे। मैं तेरे पैरों पड़ता हूं। तूने स्वयं 
अपने मुंह से कितनी बार राम की बड़ाई की है। मैंने तो यही सोचा था कि 
राम के अभिषेक से तुझको आनंद होगा। तेरे मुंह से ये कठोर शब्द क्‍यों 
निकले ? ये भयंकर वर तूने क्यों मांगे ? कहीं मेरी प्रीति की परीक्षा तो 
नहीं ले रही है ? शायद तू यह देखना चाहती है कि मैं भरत को प्यार करता 
है या नहीं ? 

राजा के इन वचनों का भी कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया । ऋद्ध 
आंखों से वह दशरथ को देखती ही रही । 

“आज तक तो तूने कभी ऐसा काम नहीं किया, जिससे मुझे दुःख 
पहुंचे। कभी बुरे शब्द भी मुंह से नहीं निकले । अवश्य हो किसी ने तुझे 
बहका दिया है। तू अपने-आप यह कभी नहीं मांग सकती। तूने मुझसे 
कितनी ही बार कहा है कि 'भरत तो बड़ा अच्छा लड़का है, कितु राम में 
तो ओर भी विशेषता है। राम के समान कोई नहीं हो सकता।' ऐसे राम को 
वनवास का दंड क्‍यों दिलाना चाहती है ? वह जंगल में केसे रहेगा ? घोर 
वन में जंगली जानवर उसे खा डालें तो मैं क्या करूंगा ? तुझ पर उसने 
कितना प्यार दिखाया है, वह सब भूल गई क्या ? उससे क्या अपराध हुआ ? 
राजभवन में संकड़ों स्त्रियाँ रहती हैं। आज तक राम के विरुद्ध किसीसे एक 
शब्द भी मैंने नहीं सुना । सारी दुनिया उसे चाहती है। तुझे एकाएक उस 
पर घृणा क्‍यों हो गई ? बह तो इंद्रादि देवताओं की तरह और ऋषि-मुनियों 
जैसा तेजवान है। राम के सत्य, शील, स्नेह, ज्ञान, विद्वत्ता, शौय और बड़ों 
के प्रति विनय इत्यादि गुण सुप्रसिद्ध हैं। कभी उसके मुंह से तूने कठु वचन 
सुना है ? उसे मैं केसे कहूँ कि 'तू वत को चला जा ।' नहीं, यह संभव नहीं। 
महामाया, इस बूढे पर दया कर ! यह सारा राज्य तू ले ले। मुझे यम के 
पास न भेज । मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं । पैर पकड़ता हूं । तेरी शरण में आया 
हूं। मेरी रक्षा कर। राम को वन जाने को मत कह । मुझे अधर्म की ओर 
प्रेरित मत कर ।” े 

यों प्रछाप करते हुए राजा दशरथ अनेक बार बेसुध हुए । उनकी आंखों 
से अविरल अश्वुधारा बहने लगी। ऐसी व्यथा पानेवाले राजा दशरथ से 
रानी ककेयी फिर भी निर्दयतापूर्वक कहने लगी, “राजन, आपने मुझे दो 
वर मांगने को कहा था; और यह भी कहा था कि मैंने दोनों वर दे दिये । 
देने के बाद अब पश्चात्ताप करते हैं! दिये वर वापस लेना चाहते हैं ! यह 
कहां का न्याय है ? तब फिर आपको सत्य और धर्म का नाम भी लेने का 


दशरथ की व्यथा ७१ 


क्या अधिकार रहा ? आपको यह कहते हुए कि 'हां, कैकेयी ने मेरे प्राण 
बचाए थे, उसके बदले में मैंने उससे दो वर मांगने को कहा था, बाद में 
उसकी मांगें मुझे पसंद न आईं, मैंने इन्कार कर दिया', लज्जा नहीं आएगी? 
सारा राजकुल आपकी निंदा करेगा । शिवि ने अपने वचन का पालन करने 
के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। अलक ने अपनी दोनों 
आंखें निकालकर वचन का पालन किया था और सदृगति को प्राप्त हुआ 
था। क्या इन बातों को आप भूल गए ? समुद्र ने अपनी मर्यादा को भंग ने 
करने की प्रतिज्ञा की थी, अभी तक उसने अपना वचन भंग नहीं किया । 
आपके उत्तम कुल में जन्म पाया है। उस कुल के नाम को बद्ठा न लगाएं । 
पर नहीं, आपको सत्य और धर्म की क्या चिता है ? आपको तो बस कौशल्या 
चाहिए, राम चाहिए। पर याद रखिए, मेरे मांगे हुए वरों को आप मुझे 
न देंगे तो मैं अभी आपके सामने जहर पीकर मर जाऊंगी। आपका राम 
राजा बन जाएगा, मैं आपके सामने मरी पड़ी रहूंगी। यह सत्य है | मैं भरत 
की सौगंध खाकर कहती हूं, यदि राम को तुरंत वन न भेजा तो अभी विष- 
पान करूँगी ।' 

राजा दश रथ स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने रंगे । उन्हें संदेह हुआ 
कि यह पत्नी है, या पिशाचिती ? फिर वेसुध होकर कटे वृक्ष की भांति 
धड़ाम से नीचे गिर पड़े । थोड़ी देर बाद सचेत हुए तो दीन स्वर में के केयी 
को समझाने लगे, “मेरी रानी, बता, तुझे किसने यह सब सिखाया है ? मैं 
तो अब मरा। मेरा कुछ भी गया, समझ ले। कोई भूत-प्रेत तो तुझे नहीं 
नचा रहा है ? इस प्रकार का निर्लुज्ज आचरण तेरे स्वभाव के विरुद्ध है । 
क्या तू सोचती है कि राम को वन भेजकर खुशी के साथ भरत राजा बन 
जाएगा ? भरत के गुण को तू अच्छी तरह नहीं जानती । भरत कभी इसके 
लिए राजी न होगा। मैं किस मंह से राम से कहू कि वन चला जा। यह 
कभी हो सकता है ? दुनिया के अन्य नरेश मेरे बारे में क्या सोचेंगे : 
औरत के कहने में आकर बृढ़ा पागल हो गया। लड़के को देश से विकार 
दिया ।' यही कहेंगे न ? तूने तो बड़ी आसानी से कह डाला कि राम को 
चौदह वर्ष के लिए वन में भेज दो। यह सुनते ही कौशल्या जान दे देंगी। 
मैं भी जीवित न रहंगा । जनकसुता सीता के बारे में भी तूने कुछ सोचा है ! 
राम के दंडकारण्य में रहते हुए क्या सीता के प्राण यहां टिक सकते हैं ? तेरे 
रूप को देखकर मैं धोखे में आ गया । विष मिला हुआ मधु है तू। व्याध के 
सुरीले राग में जैसे हिरन फंस जाता है, वैसे ही तेरे रूप के मोह में फेसकर 
मैंने मृत्यु मोल ली । सारी दूनिया मुझे दुत्कारेगी। मद्यपान करनेवाल 
ब्राह्मण से जैसे हर कोई घृणा करता है, वैसे ही मुझसे घृणा करेगा। तूने 


७२ दशरथ-सनंदन ओऔरास 


भी अच्छे वर मांगे ! राम थोड़े ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला है । 
उसको वन भेजकर मैं और मेरे साथ-साथ कौशल्या ओर सुमित्रा हम सभी 
मर जाएंगे। तू राज्य का भोग करती हुईं जिंदा रह। भरी पिशाचित्ती, 
यदि भरत तेरे षड़यंत्र को मान ले तो वह मेरे मरने के बाद मेरी उत्तर- 
क्रियाएं न करे। है मेरी परम व रिन, विधवा होकर मेरी संपत्तियों का भले 
तू भोग कर।. 

“हाय, अपने राम को मैं राज्य से भगाकर वन भेज॑ ? यह भला मुझसे 
केसे होगा ? स्त्रियां कैसी बुरी होती हैं! नहीं, सभी स्त्रियां बुरी नहीं 
होतीं। यह ककेयी ही ऐसी पापिनी निकली । ओरों को मैं क्‍यों कोसं ? 
इसने भरत जैसे को कैसे जन्म दिया ? 

“कैकेयी, बार-बार मैं तेरे पर पकड़ता हूं। मेरी बात मान के । अपनी 
मांग वापस ले ले ।” 

इतना कहकर राजा दशरथ जमीन पर लोटने लगे। करुण प्रलाप 
करने लगे । कर्म की गति न्यारी होती है। दशरथ को देखकर ऐसा लगता 
था कि किये हुए पुण्यों के क्षीण हो जाने पर जैसे स्वर्ग से राजा नहुष पृथ्वी 
पर फेंके गये हों । 

राजा के हजार बार मनाने पर भी रानी तनिक भी नरम न पड़ी । 
“देवता साक्षी हैं, आप तो सबसे यही कहते फिरते हैं कि “मैं महासत्यवादी 
हूं ।” अब उससे हटना चाहते हैं! यदि आप अपना वचन न पाछगे तो मैं 
भी आत्महत्या कर लंगी। यह मेरा पक्का और अंतिम विचार है ।” के केयी 
ने वाक्य प्रा किया । 

“तो पापिनी, सुन ! राम वन को जाएगा। मैं मर जाऊंगा। मेरे और 
मेरे कुल की शत्रु बतकर प्रसन्‍न हो । आराम से बन-दौलत का भोग कर ।* 
राजा ने चिल्लाकर कहा, “दुष्टे, राम को वन भेजकर तू कौन-सा सुख 
भोगनेवाली है ? सारी प्रणा तुझे कोसेगी । बरसों की तपस्या के बाद सझे 
राम मिला था, अब उसको जंगल भेज रहा हूं । अपने भारय को क्या कह!” 

फिर आकाश की ओर राजा ने देखा और कहा, “हे निशे, तू तो तेजी 
से जा रही है। सूर्योदय शीघ्र होनेवाला है, और तू एकदम चली जाएगी । 
भोर हुआ तो मैं क्‍या करूंगा ? अभिषेक के लिए लोग राह देख रहे हैं। 
उनकों अपना मंह केसे दिखाऊंगा ? हे तासगण, आप लोग सब अपने-अपने 
स्थानों में रुके रहें। नहीं-नहीं, शायद आप सब मुझ पापी को देखना नहीं 
चाहते होंगे । अच्छा, तो आप सब हट जाएं । सुबह होने दें। सुबह होते 
ही मैं यहां से निकल जाऊंगा | इस पिशाचिनी को देखने से तो बचंगा । 

वर्षों तक राज्य-पालन करते-करते जो बूढ़े हो गये थे, जिन्हें 


सामिक दृश्य ७२ 


कभी किसीसे हारत मानी थी, वह दशरथ इस तरह करुण विराप 
करने लगे । 

“हे देवी, एक बार मेरे ऊपर दया कर। मैंने आवेश में आकर तुझे 
बहुत-कुछ बुरा सुना दिया । उसे भूल जा । तू तो मुझे कितना प्यार करती 
है! मैंने तो यह सारा राज्य तुझे दे ही दिया है। अब मेरी एक बात सुन 
ले | अपने हाथों से उस राज्य को राम को दे दे। कल का शुभ कार्य हो 
जाने दे । सबको मैंने बता दिया है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। 
उसे तू निभा ले । जबतक यह दुनिया रहेगी, लोग तेरी स्तुति करते रहेंगे । 
मैं यही चाहता हूं, लोग यही चाहते हैं, बयोवुद्ध लोग यही चाहते हैं और 
भरत की भी यही इच्छा होगी कि राम राजा बने। मान जा, मेरी प्यारी, 
मेरी रानी, मेरी सर्वस्व ! 

यों कहते हुए राजा ने फिर कैकेयी के पैर पकड़ लिये । 

कैकेयी ने अपने पैर छड़ाकर कहा, “मैं आपकी बात कभी न मान्‌गी। 
आपको अपना वचन पालना ही होगा और वह भी अभी, एकदम । यदि 
आप सत्य से हटकर झूठ की तरफ जायंगे तो तुरंत आत्महत्या कर लूंगी।* 

“मंत्रोच्चार के साथ अग्नि के सामने मैंने तेरे साथ पाणिग्रहण किया 
था । अब तेरा परित्याग करता हूं। तेरे छड़के भरत का भी त्याग करता 
हूं। रात पूरी हो जाय और सूर्योदय हो तब युवराजाभिपेक नहीं, मेरी 
अंतिम क्रियाएं होंगी ।”' राजा बोले । 

“क्यों व्यर्थ बके जा रहे हो ? अभी इसी क्षण राम को यहां बुलवाइये । 
उससे कहें कि राज्य भरत के लिए है और तुम वन की ओर चल दो । मुझसे 
अब देर नहीं सही जाती ।” कैकेयी के मुंह से ये कठोर वचन निकले | 

“अच्छा, मरने से पहले अपने प्रिय पुत्र का मुंह तो देख लूँ | बुला 
उसको | वचनवद्ध होकर मैं तो अब लाचार होगया हूं । मैं बेवकूफ बूढ़ा 

अब कर ही कया सकता हूं ? 

यह कहते-कहते राजा दशरथ फिर बेहोश हो गये । 


808: ६ 
ह [कर 
सांसक दरय्‌ 
एक ओर राम के प्रति अपार स्नेह, दूसरी ओर वचन का बंधन--इन 


दो बातों से राजा धर्मंसंकट में पड़ गये । उन्होंने यहु आशा की थी कि 
कैकेयी दया करेगी, मान जायगी; कितु परिणाम कुछ और ही निकला । 


३४ दशरथ-मंदन शभीराम 


कैकेयी जरा भी नहीं पिघली । “अब एक ही मार्ग खुला है | मैं वचनबद्ध 
हूं। कितु राम स्वतंत्र है। उसे मेरी प्रतिज्ञा के बारे में क्‍यों चिता होनी 
चाहिए ? वह बली है । सारी प्रजा उसके साथ रहेगी । उसे मेरी मांग को 
मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं । कितु क्या राम ऐसा करेगा ? यह 
तो उसके स्वभाव के बिलकुल प्रतिकूल है। यदि उसके मन में मेरे विरुद्ध खड़े 
होने का विचार आ जाय तो मैं कितना खुश होऊंगा, तब मैं भी वचन-भंग 
से बच जाऊंगा | इससे कुलघर्म की रक्षा और प्रजा की मांग, दोनों बातें 
पूरी हो जायंगी ।” राजा दशरथ इस प्रकार सोचने लगे | पुत्र के कल्याण 
और आराम में ही तत्पर दशरथ उस समय भूल गये कि रामचंद्र पिता के 
वचन का पालन करने के लिए सब-कुछ त्याग सकते हैं । 


राजा को निश्चित रूप से विश्वास होगया कि वह अब मरने ही वाले 
हैं। इससे उन्हें कुछ सांत्वता मिली । उन्होंने सोचा, “चलो, अपनी आंखों 
से तो यह सब न देखू गा ।” 

मृत्यु जब राजा को एकदम पास में खड़ी दिखाई दी तो राजा को पुरानी 
बातें याद आने लगीं । “अपने कर्मों का फल ही तो यह भोग रहा हूं। ऋषि- 
कुमार की हत्या करके उसके वृद्ध माता-पिता को मैंने कैसा. भयंकर आघात 
पहुंचाया था : वह व्यर्थ केसे हो सकता है ? मेरा पुत्र-शोक से पीड़ित होकर 
मरना अनिवार्य है। उससे पापमुक्त होऊंगा ।” दशरथ के मन में इसका 
निरचय होगया । अपने मन को शांत करने का व्यर्थ प्रयत्न वह करते रहे । 

अब कैकेयी को दिय्रे गये वचनों को अमल में लाने के अतिरिक्त दशरथ 
के पास और कोई उपाय न रहा । इसलिए ककेयी से यह कहकर चुप हो 
गये कि “तुझे जो कुछ करना है, अपने-आप कर ले ।” 

जैसे ही सूर्य उदय हुआ और मंगल मुह॒ते का समय आने रूगा, वसिष्ठ 
और उनके दिष्य पुण्य सरिताओं के जल से पूरित स्वर्ण-कलश तथा अन्य 
सामग्रियों को जुदाकर राजपथ से होकर राजभवन की ओर आने छगे | 
सारा मार्ग सजावटों से सुशोभित हो रहा था। लोगों की बड़ी भीड़ छगी 
हुई थी । बड़ी आतुरता के साथ जनसमुदाय मंगल घड़ी की प्रतीक्षा में 
था । पुरोहितों का जलूस देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। पूर्णकुभ, धन, 
धन्य, मधु, दही, घी, खील, दर्भ, समित्‌, पुष्प, दूध, हाथी, घोड़े, रथ, 
घवल, छत्र, बल और व्यात्र चर्मों के आसन इत्यादि वाद्यघोष के साथ 
राजभवन की ओर जाते देखकर लोगों का उत्साह खूब बढ़ गया । 


राजभवन के द्वार पर ऋषि वसिष्ठ ने सुमंत को देखा । “सब वस्तुएं 


मासिक दृश्य ध्घ्‌ 


तयार हैं | लोग आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा से कहें कि 
मंगल कार्य का प्रारंभ हो जाय ।” वसिष्ठुने सुमंत से कहा । 

सुमंत ने हाथ जोड़कर राजगुर को प्रणाम किया और राजा के शयतगृह 
के द्वार पर जाकर नियम के अनुसार मंगल स्तुति की और खड़े-खड़े राजगुरु 
का संदेश सुनाया, “हे राजाधिराज, इंद्र-तुल्य, मातलि जैसे इंद्र को जगाया 
करता है वेसे ही मैं आपको जगाना चाहता हूं। सभी देवता आपको कार्य- 
सिद्धि प्रदान करें। वयोवद्ध लोग, सेनानायक, नगर के सभी प्रमुख जन 
आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब रात बीत चुकी है। प्रातःकाल 
के सभी कार्य आपकी आज्ञा के बाद ही आरंभ होंगे । राजन, उठने की कृपा 
करें। ऋषि वसिष्ठ अन्य ब्राह्मगोत्तमों के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ।' सुमंत 
ने राजा से निवेदन किया । 

राजा दशरथ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह कुछ बोल सकें । उनके. 
मन में ग्लानि चरमसीमा पर पहुंची हुई थी। अतः उनकी जगह रानी 
कैकेयी ने हृढ़ता के साथ सुमंत से कह, “राजा तो राज्याभिषेक के बारे में 
ही सोचते रहे | अभी-अभी जरा सोये हैं। गहरी नींद में हैं। आप जल्‍दी से 
राम को यहां बुलाकर छायें।” 

इस प्रकार बड़ी चतुराई के साथ उसने सुमंत को राम को बुलाने के 
लिए भेज दिया। उसने अपने मन में सोच लिया कि राजा ने वचन तो दे 
दिया है, पर उसे अमल में लाने के लिए बाकी सब काम मुझे स्वयं ही करने 
पड़ेंगे । राजा से वह हो नहीं सकेगा। 

सुमंत राम के महल में गये | वहां राम और सीता दोनों महोत्सव के . 
ईलिए एकदम तंयार थे। सुमंत वहां पहुंचे और राम से कहने लगे, “महा- 
राजा और देवी कैकेयी ने आपको इसी क्षण बुलाया है । 

राम सुमंत के साथ राजा के पास चल दिये । यह देखकर वहाँ उपस्थित 
लोगों को कुछ आइचर्य होने छगा, कितु किसीको कुछ पूछने की हिम्मत न 
हुई । 

बाहर उत्सव के लिए आनंदोल्लास हो रहा था | शुभ घड़ी भी एकदम 
पास आगई। पर अंतः:पुर का और ही हाल था । 

विलंब का कारण लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। सोचते थे कि 
प्रारंभिक विधियां कुछ लंबी हो गई होंगी । 

राजभवन के सामने लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी । 

सुमंत राम को ले आगे। लोगों की भीड़ को हटाकर उन्हें रास्ता 
बनाकर जाना पड़ा । अंत:पुर में राजा के शयनगृह में राम ने प्रवेश किया । 


७६ दह्रथ-नंदन श्रीराम 


अंदर का हृश्य देखकर राम एकदम चौंक पड़े, क्योंकि उन्हें स्वप्न में भी 
राजा की अस्वस्थता की कल्पना नहीं थी। राजा दशरथ शोकसागर में 
डूबे हुए थे। धूप में मुरझाए फुल की तरह उनका मुखमंडल कांतिहीन 
दिखाई दे रहा था । 

रामचंद्र ने पिता को चरण छूकर प्रणाम किया। कंकेयी को भी 
प्रणाम किया । 

राजा के मुंह से केवल 'राम' शब्द निकछा। उससे आगे उनसे कुछ 

भी न बोला गया और न राम से आंखें मिलाने का ही उन्हें साहस हुआ । 

'. राम को बड़ा आश्चये हुआ | सोचने लगे कि पिताजी मेरी तरफ 
देख भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्या बात हो सकती है? 
उन्हें चिता होने लगी । 

राजा को व्यधित देखकर राम को कुछ समझ्ष में न आया। उन्होंने 
माता कैकेयी से पूछा, “मां, बात क्‍या है ? कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजा 
मुझे देखकर प्यार से बोले बिना रहे हों । चाहे कैसी भी चिता में हों, मुझसे 
तो सदा मिठास से ही बोलते रहे हैं। आज क्या बात हुई ? मुझसे कौन- 
सा अपराध हुआ ? पिताजी का शरोर तो अस्वस्थ नहीं है न ? किसीने 
उन्हें चोट पहुंचाई है ? मामला क्या है ? कृपा कर मुझे सारी बातें बताएं । 
मुझसे उनकी यह हालत सही नहीं जाती ।” 

राम ने चिताकुल होकर जब इस प्रकार पूछा तो कैकेयी ने सोचा कि 
अब संकोच करने का मौका नहीं है | कार्यंसिद्धि का अवसर आ गया 
हैं। इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने राम से कहा, “राजा 
किसीसे खिन्‍्न नहीं हैं। _तुमको उन्हें एक-दो बातें बतानी हैं। कितु उन्हें 
ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसी कारण बोल नहीं पाते हैं। 
एक समय राजा मुझसे बहुत प्रसन्‍त हो गये थे । तब उन्होंने मुझे दो वरदान 
दिये थे । लेकिन अब पछता रहे हैं कि ऐसा क्‍यों किया ? तुम्हीं बताओ, 
यह काम भरता राजा को शोभा देता है ? दिये हुए दान पर पछताना 
मूर्खता नहीं तो क्या है ? अब उनके दिये हुए वचन को निभाना तुम्हारे 
हाथ में है । तुमसे यह बात बताते हुए वह डरते हैं और अपने वचन से पीछे 
हटना चाहते हैं | यह कैसी बुरी बात है ! यदि तुम उनसे कहोगे कि चिता 
की कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वह अपनी प्रतिज्ञा को भंग न कर, तो 
सब-कुछ ठीक हो जायगा । राजा फिर अपने मन की बात तुमसे कह सकेगे । 
यदि तुम सुझसे कहो कि यह काम अवश्य करूंगा तो मैं स्वयं सारी बात 
बता दूंगी ।” ह 

रामचंद्र को केकेयी की बात से बड़ी चोट पहुंची । उन्होंने उससे कहा, 


मासिक दृश्य 9७ 


'मां, आपका सुझपर अविश्वास करना ठीक नहीं है। मैं इतना नीच नहीं 
ब्नन गया हूं। पिताजी यदि मुझे आग में कूदने को कहें तो उसके लिए भी 
मैं तैयार रहूंगा। मुझे आप भली-भांति जानती हैं। आप किसी वात की 
'चता न करें। मैं प्रण करता हूं कि पिताजी की जो भी आज्ञा होगी उसका 
मैं पालन करूंगा, यह निश्चित है | 


रामचंद्र की यह वाणी सुतकर कैकेयी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, 
अब मेरा काम बन गया। पर राजा दशरथ तो दुखसागर में एकदम डृब 
गये । उन्होंने सोचा -- बस, अब बचने के सभी द्वार बंद हो गये । 

कैकेयी ने अब लोकलाज छोड़ दी। दयाभाव को हृदय से दूर हटाकर 
रामचंद्र से पापिती कैकेयी ने अति कठोर बात कह डाली, “राम, तुमने 
जो कहा वह तुम्हारे ही योग्य है। पुत्र का सर्वोत्तम धर्म पिता को सत्य धर्म 
से हटने न देना होता है। अब तुम्हें सारी बातें मैं बताती हूं। इससे तुम्हारी 
समझ में आ जायगा कि राजा तुमसे बोलने के लिए क्‍यों सकुचाते हैं। शंबर 
के साथ युद्ध करते समय जब राजा घायल हो गये थे तब मैंने उनके प्राण 
बचाये थे । उस समय मुझसे प्रसन्‍त होकर उन्होंने मुझे दो वर मांगने को 
कहा था। मैंने तब कुछ न मांग । कहा था कि फिर कभी मांग लूंगी । उन्होंने 
मेरी बात मान ली थी। अब इस समय मैंने पुराने दो वरों की मांग की 
है | मेरी पहली मांग यह है कि भरत को राजगद्दी मिले और दूसरी यह कि 
तुम्हें आज के दिन से ही कोशल राज्य से बाहर निकल जाना चाहिए और 
दंडकारण्य में चौदह वर्ष बिताने चाहिएं। राजा इन दो बरों को देने से 
अब इन्कार करना चाहते हैं। यह कैसे संभव है ? तुम अब स्वयं अपने और 
पिता के दोनों के प्राणों की रक्षा करो । यदि तुम भौ सत्य से हटना चाहते 
हो तो दूसरी बात है। यदि वैसा न करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो । 
तुम्हारे अभियेक के लिए जो जल छाया गया है उसीसे भरत का अभिषेक्र 
करवाओ। विलंब किये बिना अब अपने बालों की जटा बनवा लो, अपने 
नरम वस्त्रों को उत्तारकर वल्क्रछ धारण करके वन के लिए चल पड़ो | 


यदि तुम हां' कर दोगे तो राजा भी धर्मसंकट से बच जायंगे और तुम भी 
बड़ी ख्याति पाओगे । 


कैकेयी के इन भयंकर शब्दों में एक ही बात थी, वह थी राम की 
ख्याति । राम की ख्याति तो तबसे लेकर अब तक बनी है और जब तक 
हिमाचल और गंगा का अस्तित्व रहेगा तब तक बनी रहेगी। 


बेचा रे दशरथ पत्ती की बातें सुनते रहे। उनका हृदय दु:ख से फटने 
लगा । कि तु कैकेयी तो विस्मय से स्तब्ध ही रह गई। ऐसी निर्देय आज्ञा को 


छ्८ दशरथ-नंदन ओशीरास 


सुनकर भी राम की मुखाकृति जरा भी विक्ृत न हुई। दशरथनंदन मुस्क रा- 
कर बोले, “मां, आपकी जो आज्ञा । लीजिये, अभी वल्कलर पहनकर वन के 
लिए निकल पड़ता हुं। मैं बड़े ह॑ के साथ राज्य को छोड़ता हूं । किसीके 
कहने से क्यों, अपनी इच्छा से मैं भरत के लिए स्स्व त्यागने को तैयार 
हैं । जब पिताजी की भी यही आज्ञा है तब तो एक क्षण का भी विलंब मैं 
नहीं कर सकता । मैं उनका दास हूं । दास को आज्ञा देते हुए राजा को जरा 
भी संकोच नहीं करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पाऊून करना मैं अपना 
अहोभाग्य समझता हूं। मुझे इसी बात का दुःख है कि राजा ने, मेरे पिताजी 
ने, अपने मुंह से मुझे आज्ञा क्‍यों नहीं दी ? मैं सहष वन जा रहा हूं। भाई 
भरत के पास शीक्रता से दृत भेज दिये जाय॑ ।” 

ऐसे धीर-गंभीर शब्द कहकर राम छुप हो गये । उस समय उनका 
सुंदर मुख घी से प्रज्वलित अग्नि की तरह तेजोमय था। दुष्ट कैकेयी 
स्वार्थसिद्धि पाकर खुश हो गई । उसे इसका जरा भी भास न हुआ कि आगे 
उसके लिए कौत-कोन से दुःख पड़े हैं। अपने बेटे के मुंह से तिरस्कारोक्ति 
से अधिक एक मां के लिए बुरी चीज और क्‍या हो सकती है ? उस समय 
लोभ से कैकेयी अंधी होगई थी। उसमें भरत के स्वभाव को जानने की 
' क्षमता भी नहीं रही थी । 

महाराजा दशरथ तड़पने रगे। उनकी स्थिति चारों तरफ से रास्ता. 
रोककर पकड़े जानेवाले जंगली हाथी जैसी थी । कैकेयी आगे बोली, “राम, 
राजा के मुंह से आज्ञा सुनने के लिए ठहरो मत । यहां से जल्दी ही निकल 
पड़ो ।' द ' 

राम ने विनय से कहा, “मां, आपने मुझे ठीक पहचाना नहीं । मैं किसी 
चीज की इच्छा से विलंब नहीं कर रहा हूं। मेरी एकमात्र इच्छा पिता के 
वचनों का पालन ही है। भरत राज्य-भार अच्छी तरह सम्हालें और वृद्ध 
पिता को भी भरी प्रकार सम्हालें, यही मैं चाहता हूं ।” 

दशरथ से: अब सुना नहीं गया। वह बेचारे फूट-फूटकर रोने छगे। 
श्रीरामचंद्र ने पिता के और कैकेयी के चरण छूकर प्रणाम किया और वहां 
से चल दिये। 

लक्ष्मण अब तक बाहर खड़े-खड़े सब तमाशा देख रहे थे। क्रोध से 

उनकी आंखें छाल हो गईं। वह राम के पीछे-पीछे जाने लगे । 

सामने अभिषेक के लिए छाये गये पूर्णकुंभों को देखकर भी राम का 
_ मुख-कमल विषादग्रस्त न हुआ | उनकी प्रदक्षिणा करते हुए श्रीराम आगे 
बढ़े । राम के साथ सफेद छत्र-चमर लिये लोग खड़े थे। उनको श्रीराम ने 


ला 


लक्ष्मण का क्रोध ७९६ 


अलग हटा दिया। वहां एकत्र लोगों से विनती की कि सब अपने-अपने 
स्थान को लोट जायं। और जितेंद्रिय रघुकुलमणि श्री राम माता कौशल्या 
के पास उनको सारी बातें सुनाने तथा उनसे विदा लेने के लिए चले गये । 


ऐसी घटना के समय उत्पन्न मानसिक उद्देगों और संघर्षों को समझ 
पाना, केवल पुस्तकों को पढ़ लेने से, अशक्य है। अपने-अपने अनुभवों को 
लेकर हम कल्पना करते हैं कि उस समय अयोध्या में लोगों की मानसिक 
दशा क्‍या रही होगी। दह्रथ का पुत्र-स्नेह, रघुनंदन का सत्यधममं, केकेयी 
का लोभग्रस्त हृदय आदि हमारे देनिक मानसिक संघर्षों से भिन्न नहीं हैं। 

मुनि वाल्मीकि, कंबन और अन्य भक्तों ने रामायण के इस भाग का 
बहुत ही हृदयद्रावक ढंग से वर्णन किया है। इसी लिए कहते हैं कि जहां कहीं 
भी रामायण का पाठ हो रहा हो वहां हनुमानजी वाष्पवारिपरिपृर्ण लोचन' 
होकर तथा अंजलिबद्ध हाथों के साथ कथा सुनने लग जाते हैं । 

रामायण की इस घटना को जो कोई नर, नारी, बालक पढ़ंगे, वे राम 
के कृपापात्र होंगे। संकट के समय उन्हें श्रीरामचंद्र याद आयंगे। उन्हें 
दुःखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी । 


* रण : 
लक्ष्मण का क्रोध 


रामचंद्र माता कौशल्या के महल में पहुंचे। वहां बहुत-से ब्राह्मण, 
स्त्रियां और अतिथिगण इकट्ठे थे। सब आनंदित थे कि राम युवराज बनने 
वाल हैं और सब उसी मंगल घड़ी की प्रतीक्षा में थे। सामने वाले मंडप में 
महारानी कौशल्या धवल रेशमी वस्त्र पहने हवन कर रही थीं। अपने पूत्र 
के कल्याण के लिए वह देवताओं का ध्यान कर रही थीं। जंसे ही उन्होंने 
रामचंद्र को देखा वह उठ खड़ी हुईं। उन्होंने पुत्र का आलिगन किया, 
माथा चूमा और युवराज के उपयुक्त आसन दिखाकर राम से कहने लगीं, 
“इसपर बैठ जाओ ।” 

“मां, मैं ऐसे आसन पर अब नहीं बंठ सकता । नीचे दर्भ के आसन पर 
ही बंदूंगा । आज से मैं तपस्वी हुआ हूं। मैं आपको एक समाचार सुनाने 
आया हं। उससे आपको दुःख तो होगा पर आपको झ्ञांति रखनी होगी ।” 
यह कह श्रीराम ने माता कौदल्या को सारी बातें बताई और उनसे 
आशीर्वाद मांगा । 


>> दशरथ-नं दन श्रीराम 


राम कहने छगे, “महाराज भरत को राज्य देना चाहते हैं । उनकी 
आज्ञा है कि मैं चौदह वर्ष दंडकारण्य में वास करू। आपसे विदा लछेंकर 
मुझे आज ही देश छोड़कर चले जाना होगा ।' 

ऐसी कठोर बात को सुनते ही कटे हुए कदली के पेड़ के समान देवी 
कौशल्या नीचे गिर पड़ीं। लक्ष्मण और राम ने उतको दौड़कर सम्हाला । 
कौशल्या राम से लिपटकर रोने लगीं । वह कहने लगीं, “मेरा हृदय पत्थर 
का बना हुआ है या लोहे का ? मैं अभी तक जिंदा कंसे हूं ? 

माता कौशल्या का प्रलाप लक्ष्मण से नहीं सुना गया। उन्हें अपने पिता 
दशरथ पर बडा क्रोध आया । आवेश में आकर वह कहने लगे, “ऐसा दंड, 
जो बड़े दुष्ट अपराधियों को ही दिया जाता है, भाई रामचंद्र को हमारे बूढ़े 
बाप ने दिया है । किसके कहने से यह सब हुआ है ? राजा ने राम का कया 
अपराध देखा ! दुश्मन भी राम पर किसी दोष का आरोप नहीं रूगा सकता। 
बुढ़ापे के कारण पिताजी पागल हो गये लगते हैं। उन्हें राजा बने रहने का 
अब अधिकार नहीं । जो राजा अपनी स्त्री के कहने पर अबर्म करने लग 
जाता है, वह राजा कैसे रह सकता है | वेरी भी राम को देखते ही अपना 
वर भूलकर उन्हें प्यार करने लग जाते हैं। भैया, मेरी बात सुनो, हम दोनों 
मिलकर पिता से लड़कर राज्य छीन लेंगे । हमारा सामना कौन कर सकता 
है ! कोई मेरा सामना करेगा तो उसे मार गिराऊंगा । बस, आपकी आज्ञा 
की देर है। मैं अकेला ही सब देव लंगा। देखें भरत कैसे राजा बनता है ! 
आपको वन में भेज देने की खूब सूझी है इत लोगों को । आप इस षडयंत्र के 
शिकार न बनें। मैं इनकी हराकर आपको सिंहासन पर बिठाकर छोड़ गा । 
मुझमें ऐसा करने की पूरी शक्ति है। यह सूर्योदय नहीं हुआ है, अंधकार छा 
गया है। सारी जनता तो आपके अभिषेक को देखने के लिए जमा हुई है 
और राजा आपको बन भेज रहे हैं ! मैं इसे चुपचाप सहन नहीं कर सकता । 
मैं तो वही करूंगा जो न्‍्याययक्‍त है। मां, आप देखती रहें। भाई, आप भी 
देखें कि लक्ष्मण में कितनी ताकत है !” 


लक्ष्मण की बातों से कौशल्यादेवी कुछ स्वस्थ हुई। कितु राजा को 
गद्दी से हटा देना, बलवूर्वक पिहासन परः-बैठ जाना, बाप से राज्य छीनना 
आदि बातों से वह डर गईं। राम से कहने लगीं, “लक्ष्मण क्या कह रहा है, 
सोच लो । तुम दंडकारण्य मत जाओ | तुम्हारे बिना मैं शत्रुओं के बीच में 
३३ रह सकूंगी ? यदि तुम्हें जाना ही पड़े तो मुझे भी अपने साथ ले 
चलो । 


राम शांति से लक्ष्मण की बातें सुन रहे थे । उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण 


लक्ष्मण का क्रोध धर 


को बीच में रोकना कठिन है। उसका रोप चरमस्तीमा तक पहुंचने के बाद 
ही उतरता है । बाद में ही उसको समझाना उचित होगा । 


श्रीरामचंद्र माता कौशल्या से कहने लगे, “मां, मेरे साथ बन में चलने 
की वात कोई न करे। पिताजी वृद्ध हो गये हैं, दुखी हैं। उनकी सेवा-बुश्रूषा 
आप ही कर सकती हैं । आपका धर्म यही है। महाराज की पटरानी होकर 
एक विधवा की तरह मेरे साथ आपका चलना ठीक नहीं । चौदह वर्ष वन में 
काटकर मैं तो जल्दी ही वापस आ जाऊंगा । उसके बाद हम सब बहुत वर्ष 
सुख से रहेंगे। पिता की आज्ञा धर्मयुक्त है या नहीं, अपने-आप उन्होंने ऐसा 
कहा या किसी और के कहने में आकर कहा, इसका हम विचार न करें। 
मेरा धर्म तो उनका कहना मानता है। अपना धर्म छोड़कर धन-धान्य, राज्य 
और अधिकार से मैं सुख न पाऊंगा । उसमें श्रेय भी नहीं है। भाई लक्ष्मण, 
तुम जो कहते हो, वह ठीक नहीं है। तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूं। तुम 
सबको हराकर मुझ राजगद्दी दिला सकते हो । मेरे ऊपर तुम्हारा जो प्रेम 
है, उसे भी मैं समझता हूं । कितु, मेरे प्यारे भाई, ऐसा काम हमारे वंश को 
शोभा नहीं दे सकता । पिता का कहना मानना सबसे उत्तम काम होता है । 
उसे खोकर अन्य कोई भी चीज निरथ्थक है | 


राम इस प्रकार माता कौशल्या को और भाई लक्ष्मण को समझाने 
लगे । कितु लक्ष्मण का क्रोध इतनी जल्दी उतरनेवाला न था। उनकी अपनी 
कोई बात होती तो वह भूल सकते थे। भाई राम के साथ बिना किसी 
कारण के ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार लक्ष्मण से सहा नहीं गया । उनकी आंखें 
लाल हो रही थीं, मानो उनसे चितगारियां निकल रही हों | रामचंद्र उन्हें 
अलग ले गये और कोमलता से बात करने लगे, “प्यारे भाई, तुम तो 
मेरे चलते-फिरते प्राण हो। मेरा कहना मानो | तुम बड़े साहसी हो, अपने 
क्रोध का--मेरे कारण उत्पन्त दुःख का--दमन करो। उसके वश से न 
होओ। हम धर्म को दृढ़ता से पकड़े रहें | अभी जो तुम कह रहे थे कि हमारा 
अपमान हुआ तो उसीको हमें आनंद का रूप दे देता चाहिए। राज्याभिषेक 
को हम एकदम भूल जाय॑ं और अपने ध्यान को दूसरी दिशा में ले जायं । अब 
हमें सोचना चाहिए कि पिताजी की क्या स्थिति है ? उनपर कंसा-क्या संकट 
आया है ? अबतक वह एक वार भी सत्य से नहीं हटे । अब वह अपने वचन 
से हटे तो उनके किये सभी पुग्य निरथर्थक्र हो जायंगे और पाप उन्हें घेर 
लेगा | इसलिए पिताजी अम्तत्य की ओर जाने से घबरा रहे हैं। हमारा धर्म 
यह है कि उनसे कहें कि डरने का कोई का रण नहीं । उन्हें सचाई छो ड़ने की 


८२ दशरथ-तं दन श्रीराम 


आवश्यकता बिलकुल नहीं। उनकी आज्ञा से मुझे या तुम्हें बिलकुल दुःख 
नहीं हो रहा | तब पिताजी के लिए मार्ग सरल बन सकता है । 

“हमारा कर्तव्य यह है कि प्राणदाता पिता के चित्त में शांति उत्पन्न 
करें, उन्हें विश्वास दिलायें कि उन्हें अवश्य ही सदगति प्राप्त होगी । उनके 
मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं असत्य आचरण से मरने के बाद वह 
नरक न पहुंच जाय॑ । हम उनके डर को दूर करेंगे। हमने आज तक उनको 
तनिक भी व्यथा नहीं पहुंचाई है। अब वह दुखी हैं । उन्हें ओर दुखी न करंगे। 

“इसलिए, है लक्ष्मण, मेरा मन तो अपने युवराजाभिषेक से हट गया 
है। मैं हृदय से चाहता हूं कि छोटे भाई भरत को गद्दी मिले । हम इस कार्य 
में विलंब करेंगे तो माता कैक्रेयी को मेरी वृत्ति के विषय में शंका होगी । 
इसलिए मैं आज ही यहां से निकल जाना चाहता हूं। तभी मां कैकेयी के 
मन में शांति हो सकती है। पिताजी भी धर्मंसंकट से मुक्त होकर शांति 
पायंगे । उन्हें यही विचार सता रहा है कि मैं दु:ख पाऊंगा । उनका यह 
विचार निराधार है। मैं यह साबित करके दिखाना चाहता हुं। तभी उनके 
मन का दुःख दूर हो सकता है। इसी कारण मैं जल्दी मचा रहा हूं । 

“कैकेयी माता के ऊपर भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए। वह तो 
आज तक हमें कितना प्यार करती आई हैं। एकाएक उनके मन में जो 
परिवतंन आया है, उसे मैं विधि का ही दोष मानता हूं। हम ककेयी माता 
की निंदा करंगे तो यह बड़ी अनुचित बात होगी । 

“विधि के आगे मनुष्यों के संकल्प नहीं चलते । जो कुछ अब बना है, 
उसमें केकेयी का दोष नहीं । होनी होकर ही रहती है । मां कैकेयी तो निमित्त 

. बन गई हैं | माता कैकेयी को जैसे हम पहले प्यार करते थे, हमारा व्यवहार 
अब भी वैसा ही रहना चाहिए। यदि उनके मन में कपट रहता तो 
अबतक हमसे छिपा न रहता । आज एकाएक जब मैंने उनके मुंह से सुना 
कि 'राम, तू आज ही देश छोड़कर वन चला जा तो मैं समझ गया कि कुछ 
विधाता का ही खेल है। ऐसी सुसंस्क्ृत, सदा मृदुभाषिणी , सदा हम सबको 
सगी मां की तरह चाहनेवाली ककेयी का राजा के सामने इस प्रकार का 
निर्लंज्ज व्यवहार देखकर मुझे तो लगता है कि यह देवेच्छा के सिवाय और 
कुछ भी नहीं। देव के सामने तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी हार मानते हैं । 
अपने तप से फिसल पड़ते हैं। तो बेचारी मां ककेयी वया कर सकती थीं ? 

“हम अपने मनोबल से इस अनर्थ को खुशी का प्रसंग बना डालेंगे। 
उसीमें हमारी शोभा है। प्यारे लक्ष्मण, अब वन जाने का संकल्प मुझे लेता. 

है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना अभी बाकी है । समय बीत रहा है । जो पानी 


लक्ष्मण का क्रोध रे 


अभिषेक के लिए छाया गया है, उसी गंगाजल को वनवास-ब्रत-संकल्प के 
काम में लाऊंगा । पर नहीं, यह भी ठीक नहीं है। वह जल तो राजकीय 
वस्तु है । अभिषेक के कार्य के लिए लाई गई चीज है | उसको काम में लाने 
का अधिकार अब हमें नहीं । राज्य और धन-संपत्ति की चिंता मत करो । 
वनवास उससे भी ऊंची चीज है । हमारी छोटी मां के ऊपर से तुम अपना 
क्रोध हटा लो ।” इस प्रकार राम लक्ष्मण को खूब अच्छी तरह समझाने 
लगे। 

वाल्मीकि ने इस स्थान पर देवी' शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत 
में 'देव' शब्द का अर्थ होनहार, अथवा नियति याने जो अचानक हमारी 
समझ के बाहर कोई घटना घट जाती हो, के लिए उपयोग में छाया जाता 
है। रामचंद्र यहां पर विधि का उल्लेख करके यह नहीं कह रहे हैं कि यह 
पहले ही से देवों से निश्चत वस्तु है, जिसका पता राम को था; कितु यही 
कहना चाहते हैं कि मनुष्य-जीवन में ऐसी विपदाएं दंवसंकल्प से आ पड़ती 
हैं। इसमें किसी और व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं, ऐसी स्थिति में 
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए । 

रामचंद्र की बातों से लक्ष्मणं का क्रोध कुछ समय के लिए शांत हुआ 
तो, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर भभक उठे, कहने लगे, “अच्छा, मैं 
मानता हूं, यह विधि का काम है। विधि ने छोटी मां का दिमाग बिगाड़ 
डाला । कितु हम क्यों चुपचाप विधि के अनर्थ को स्वीकार कर ? यह सब 
क्षत्रियों को शोभा देता है ? सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि राम का 
अभिषेक होगा । उसके बाद पहले के दिये हुए वरों को याद किया और 
आपसे कहा कि जाकर जंगल में बसो। यह काम वीर पुरुषों का तो नहीं 
है। विधि के सामने सिर झुकाना कायरों का काम होता है। हमें तो उसके 
साथ लड़ना चाहिए । मैं तो बिना लड़े नहीं रहूंगा। आप देखेंगे कि विधि 
और वीर पुरुषों में किसका बल अधिक है। जिन्होंने यह सोचा कि आपको 
बन में भेजना चाहिए, उन्हीं को मैं जंगल में भगाऊंगा । यदि आपको जंगल 
में वास करने की महत्वाक्राक्षा हो तो कुछ देर ठहरकर फिर भले ही चले 
जाइयेगा | पर उसके लिए अभी समय है। भनेक वर्ष राज्य करने के बाद 
अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर फिर वन की याद करना। जो कोई इसका 
विरोध करेगा उसे हटाने के लिए मैं हूं । मेरी ये भुजाएं किस काम के लिए 
हैं ? अपनी सुंदरता दिखाने के लिए ? मेरी कमर में यह तलवार किसलिए 
टंगी हुई है? क्‍या यह केवल आभूषण है ? या मैं किसी नाटक में भाग 
लेनेवाला हुं? नहीं, मुझे आज्ञा दीजिये। मैं आपका सेवक हूं । जरा देखिए 
तो सही, आपके सेवक में कितनी सामथ्यं है ! 


कद दक्ष रथ-नंदन श्रीराम 


श्रीराम ने पुनः लक्ष्मण के क्रोध का शमन किया। वह धीरे-धीरे 
लक्ष्मण को समझाने लगे, “जब तक हमारे माता-पिता जीवित हैं, उनका 
कहना मानता हमारा परम धर्म है। मैं उनका विरोध कभी नहीं करूंगा । 
मां-बाप का आदर करके, धर्म के अवताररूपी भरत की हत्या करके, इस 
राज्य को लेकर मैं करूंगा क्‍या ? मैं जो कहता हूं, वह करो। शांत हो 
जाओ | ' 

यों कहकर राम अपने हाथों से अनुज लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं को 
पोंछने लगे । 

श्रीरामचंद्र जब स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मण की आंखें पोंछने लगे तो 

हां क्रोव केसे टिक सकता था ? लक्ष्मण ज्ञांत हो गये । 


४ ० हे ५ 
सोता का निश्चय 


अभी तक नगर के लोगों को इस बात का पता नहीं लगा था कि राज- 
भवन के अंतः:पुर में क्या बातें हो रही हैं । रामचंद्र का मत अब तो वनवास 
की तयारी की ओर था और उन्हें बहुत जल्दी भी हो रही थी । जब उनकी 
तेयारी पूरी हुई तो वह माता कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने गये । 

माता कोशल्या ने रामचंद्र के साथ चलने की अपनी इच्छा प्रकट की । 
उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझसे अयोध्या में नहीं रहा 
जायगा। मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूं ।” ह 

रामचंद्रजी ने माता को अनेक कारण बताकर और घमं की बात 
समझाकर रोका । उन्होंने कहा, “राजा और पति दशरथ को छोड़कर 
आपका वन जाने का निश्चय धर्म-विरुद्ध होगा। बुढ़ापे में पति की सेवा 
करने के लिए आपको अयोध्या में ही रहता चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी 
भी हो ।” रामचंद्र जानते थे कि माता कौशल्या स्वयं अपना धर्म समझती 
हैं, फिर भी अचानक पहाड़-जैसा दुःख आ पड़ने पर वह किकतंव्यविमृढ़ हो 
गईं हैं। इसलिए राम ने माता को समझाने का प्रयत्न किया। अंत में 
स्तुति-मंत्रों द्वारा माता कौशल्या ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, “पिता की 
आज्ञा पूरी करके सफलतापूर्वक सकुशल लौट आओ, मेरे राम !” उन्होंने 
गदगद्‌ स्वर से कहा। राम ने उनको सांत्वना देते हुए हँसते-हँसते कहा, 
“मां, चोदह वर्ष बहुत जल्दी निकल जायंगे । उसके बाद मैं तुम्हारे पास 
तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा ।” 


सीता का निशच्य द्प्ू 


वाल्मीकि कहते हैं कि मां का मंगलमय आशीर्वाद पाकर श्रीराम 
का मुखमंडल और भी तेजोमय हो गया। कत्तंव्य-पालन के लिए जो सुख 
और वेभव त्यागते हैं उनके चेहरे पर एक असाधारण तेज आ जाता है। 
जिन्होंने ऐसे छोगों का दर्शन किया है, कवि वाल्मीकि का यह वर्णन उनकी 
समझ में अच्छी तरह आ सकता है । 

सुमंत के साथ श्रीरामचंद्र जब राजा दशरथ के पास चले गये तो उसके 
बाद सीता प्रतिक्षण राम के वापस आने की, रथ और छत्र-चंवर के साथ 
लोटने की, प्रतीक्षा करती रहीं । वहां से लौटते हुए राम विचारमग्न हो रहे 
थे कि सीता को वियोग की बात किस तरह बताई जाय ? राम जब बिना 
रथ के और बिना छत्र-चंवर के अकेले आने लगे और उनका चेहरा कुछ 
उदास जान पड़ा तो सीता एक साथ चितित और विस्मित हो उठों। मन- 
ही-मन उन्होने सोचा कि कुछ भी हो, हम दोनों के बीच में जो प्रेम है उसके 
रहते हुए किसी बात की चिता नहीं । उन्होंने प्रेमपूर्वक राम से पूछा, क्यों, 
क्या बात है ? आपके चेहरे पर विषाद क्‍यों छाया हुआ है ?” 

 श्रीरामचंद्र ने देवी सीता को संक्षेप में ही सारी बातें बता दीं और 

कहने लगे, “बैदेही, मैं जानता हूं कि मेरे बिना तुम्हें कितना बुरा लंगेगा। 
फिर भी तुमसे अधिक धर्म को कौन समझता है ? जनक महाराजा की पुत्री 
जो हो। तीनों माताओं के साथ तथा राजा के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार 
रखना और अपने लिए अंतःपुर की अन्य स्त्रियों से विशेष अधिकार की 
आशा न करना। राजा अब भरत बनेगा, उसके साथ संभरूकर रहनां 
होगा । इस बात का ध्यान रखना कि उसका तुम्हारे प्रति स्नेह बना रहे । 
है जानकी, तुम मुझे तो इसी प्रकार चाहती रहोगी न ? चौदह वर्ष वन में 
बिताकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा । तब तक अपने पूजा आदि ब्रतों का 
ठीक तरह से पालन करती रहना। माता कौशल्या को विशेष रूप से देखना 
होगा। वह बहुत दुःखी हो गई हैं। भरत और शत्र॒ष्न को अपने ही छोटे 
भाई के समान समझना । राजकुल के लोगों के स्वभाव तुम जानती ही हो । 
उनके सामने मेरी प्रशंसा'न करना और अपने मन को स्थिर रखना | 

सीता को राम की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया। प्रेम ने क्रोध का 
रूप धारण कर लिया था। वह बोलीं, “आपने खूब उपदेश दिया, है धर्मज् 
राजकुमार ! पर मुझे आपको बातें सुनकर हँसी आती है। पति अलग है 
और स्त्री अलग, इस बात का ज्ञान मुझे आपकी बातों से आज हुआ है। 
जहां तक मेरी जानकारी है, यदि राम को वनवास की आज्ञा मिलती है 
तो वह सीता के लिए भी है। आपके आगे-आगे चलकर कंकड़-पत्थरों को 
हटाकर आपके लिए मैं मार्ग सुगम करती जाऊंगी। है नाथ, मुझसे नाराज 


८६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


न होइए । मैंने अपने माता-पिता से धर्म सीखा है। आज आप जो कह रहे 
हैं, और आज तक मैंने जो सीखा है, वे परस्पर विरोधी मालम देते हैं। 
मैंने तो यही सीखा है कि जहां आप हों मुझे भी वहीं रहना चाहिए । यदि 
आप आज ही बन जा रहे हों तो मैं भी आज ही आपके साथ चल पड़ गी । 
इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं । आपके साथ खेल-खेल में ही वनवास 
के दिन निकल जायंगे। आप मुझे यहां अकेली न छोड़ जाय । आपके चले 
जाने पर मैं यहां अकेली क्या करूगी ? मैं आपको कोई कष्ट न दूगी। 
कंद-मुल-फल खाकर रह जाऊंगी । आपसे आगे चलूगी। आपके साथ नदी, 
पहाड़ आदि देखकर प्रसन्नता पाऊंगी । यह तो मेरी बहुत दिनों की चाह 
रही है । पुष्पों से और विह॒ंगों से भरे हुए वनों में आपके साथ खूब घुमूंगी । 
नदियों में और तड़ागों में हम लोग खूब आनंद से रहेंगे । आपके बिना मुझे 
स्वर्ग भी पसंद नहीं आ सकता | आप विश्वास करें कि ग्रदि आप मुझे यहां 
अकेली छोड़ जायंगे तो मैं अवश्य मर जाऊंगी। मैं आपसे याचना करती : 
हूं कि आप मुझ पर दया करें। मुझे असहाय न छोड़ जाय॑ । 

सीता ने क्रोध के साथ वोलना शुरू किया था, कितु अंत याचना के 
साथ किया । राम ने अपनी प्राणप्रिया पत्नी को वनवास के भय और संकट 
विस्तार से समझाये । सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी । 
“व्याप्न, सह, रीछ और सर्प आपको देखकर दूर भागेंगे। आप जो धृप, 
वर्षा, आंधी, भूख आदि की बातें बता रहे हैं उन्हें मैं बड़े आनंद से सहत 
कर लंगी। मुझे वनवास से बिलकुल डर नहीं । हां, यहां मुझे अकेली रहना 
पड़े तो मेरा जीना असम्भव है। सीता ने साफ-साफ कह दिया । 

फिर बोली, “मिथिला में, जब मैं छोटी थी, ज्योतिषियों ने मेरी मां से 
कहा था कि तुम्हारी लड़की के भाग्य में वतवास का भी योग मालूम होता 
है।' और मैं अकेली ही थोड़े वनवास कर सकती हूं! अब आपके साथ जाने 
का मौका है। ज्योतिषियों की वात सुख से फलित हो जायगी | वनवास से 

उन्हीं लोगों को कष्ट हो सकता है, जिनकी इंद्वियां वश में नहीं होती हैं । 

आपको या मुझे इस बात का कोई डर नहीं है । । 


४ ७४ 5 
शी 
विदाई 
सीता की भी राम के साथ वन जाने की बात पक्की हो गई | सीता ने 


गरीब ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन दात कर दिया और वनवास 
को तेयारी करने लगीं । 


विदाई ८७ 


उधर लक्ष्मण भी अपने हठ में विजयी हो गये । राम के साथ उनका 
भी जाना निदिचत हो गया । अब जीच्र-से-शी त्र राज्य छोड़ता था। तीनों 
महाराज से विदा लेने चले । अब तो बात नगरभर में फेल गई । 

जब शहर की गलियों में दोनों तरफ इकट्ठे हुए लोगों ने राम, सीता 
और लक्ष्मण को पंदल जाते हुए देखा तो सबको बड़ा दुःख हुआ। राजा : 
के निर्णय पर उन्हें आइचर्य हुआ ! सब उन्हें घिकक्रारने लगे। सीता को 
मार्ग में इस तरह पैदल जाते हुए लोगों ने कभी न देखा था। उनसे यह 
बात सही नहीं गई । मकानों की खिड़कियों में, छतों पर, आगे-पीछे, सब 
ओर राजकुमारों और सीता को देखने के छिए भीड़ इकट्ठी हो गई । सबने 
सोचा, “जनकदुलारी सीता बन में कंसे वास करेगी ? इससे वर्षा और 
धूप कैसे सहन हो सकेगी ? राम के बिना हमें इस नगर में रहने का क्‍या 
आकर्षण है ? हम भी इन लोगों के साथ-साथ चल दें । अपनी घन-संपत्ति 
साथ ले जायंगे | जहां राम रहेंगे, वहीं हमारी अयोध्या है। हम सब चले 
जायंगे तो यह नगर उजड़ जायगा । जंगल के जानवर और मुर्दों का मांस 
खानेवाले प्राणी यहां आकर बसने लगेंगे । कैकेयी यहां राज करती रहे !” 

रामचंद्र के कानों में ये बातें पड़ती थीं, कितु उन्होंने उन पर ध्यान 
नहीं दिया । 

राजभवन के द्वार पर सुमंत एक कोने में शोकाच्छन्त मुखमुद्रा में खड़े 
थे। राम ने उनसे कहा, “हम तीनों यहां से जाने से पहले महाराज से 
विदा लेने आये हैं। उनसे पूछ लीजिये कि हम अंदर आ सकते हैं या 
नहीं ?  सुमंत अंदर गये । 

वहां राजा दशरथ राहुग्रस्त सूय की तरह, राख से ढकी अग्नि की 
तरह या सूखे तड़ाग की तरह कांतिहीन पड़े थे। सुमंत ने उनको प्रणाम 
किया। दुःख से उनके मुंह से पूरी आवाज भी नहीं तिकलू रही थी। बोले, 
“राजकुमारों छे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है और वन जाने के लिए 
द्वार पर तयार खड़े हैं। महाराज का मंगल हो। आपके दर्शन के लिए 
आज्ञा मांग रहे हैं। दंडकारण्य जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। 

राजा ने कहा कि राम को अंदर ले आओ | 

राम ने कक्ष में प्रवेश करते ही पिता को प्रणाम किया । दशरथ पुत्र 
को देखते ही उन्हें आलिगन करने के लिए मंच से उछलकर उनकी ओर 
लगे, लेकिन राम के पास पहुंचने से पहले ही वह मूच्छित होकर गिर 
पड़े । 

राम और लक्ष्मण दोनों ने एकदम राजा को उठाकर बिस्तर पर 


द्८ दशरथ-नंदन श्रीराम 


लिटाया। उन पर प्यार से हाथ फेरने छगे। राम ने दशरथ से कहा, 
“अब आप हमें अनुमति दीजिये । सीता और लक्ष्मण दोनों मेरे साथ जा 
रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने के लिए काफी प्रयत्न किया, कितु दोनों ने अपना 
हुठ नहीं छोड़ा । अब हम जा सकते हैं न ?' द 

दशरथ बेचारे बोलने लगे, “राम, ककेयी को दिये हुए वचन से अकेला 
मैं वंधा हुआ हूं । तुम स्वतंत्र हो । तुम मेरे विरुद्ध खड़े होकर राज्य छीन 
क्‍यों नहीं लेते ?”” अब तक राजा इस बात को मन में सोचते रहे थे, अब 
उन्होंने स्पष्ट कह डाला । 

राम बोले, “पिताजी, आप ऐसा न कहें। आप इस देश का और 
हजार वर्ष तक पालन कर सकते हैं। मुझे राजा बनने का मोह नहीं है । 
चौदह वर्ष वन में विताकर वापस लौटकर आपके चरण छऊं, यही मेरी 
अभिलाषा है।” 

“मेरे प्यारे राम, मेरे प्रिय. पृत्र, तुमने अपने कुल का नाम बढ़ा 
दिया। तुम्हारा मंगल हो । तुम्हारे रास्ते में भय पास भी न फटकने पाये। 
हे उत्तम, हृढ़ चित्तवाले वीर, तुमने तो वन जाने का निरचय कर ही लिया 
है, कितु आज ही क्‍यों ? आज रात तो ठहर जाओ । मैं जी भरकर आज 
तुम्हें देख लं। कैकेयी ने मुझे फंसा दिया । उस कंपटिनी के फंदे में मैं आ 
गया। तुम तो मेरे प्रण को पालनेवाले सत्यधर्मी हो। राज्य की उपेक्षा 
करके वन में चौदह वर्ष बिताने का तुमने निश्चय कर लिया। तुम्हारे-जैसा 
पुत्र इस भूमंडल में और कौन हो सकता हैं ? मैं सच कहता हूं, यह सब 
मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है ।” 

दशरथ रोने लगे । वह जान गये कि उनका अंत अब अत्यंत निकट 
है। इसलिए वह चाहते थे कि राम को सारी बातें वास्तविक रूप से मालम 
हो जायं और अपने प्रति उनके प्रेम में कमी न आने पाये । 

“घज्य पिताजी, आप दुखी न हों। माता को दिये गये वचन को 
आप पाल। अभी दूतों को भेजकर भरत को बुलवा हें। -मैंने अपने मन 
से राजपद को निकाल दिया है। भरत को हृदय से आश्षीर्वाद देकर 
आप उसे राजा बना दें। मेरा तो मन अब वनवास में ही लगा है। यहां 
के किसी सुखोपभोग में मेरी आसक्ति नहीं रही । आप आंसू न बहायें । 
आपको समुद्र के समान तटस्थ रहना चाहिए। आपको असत्यवादी बना- 
कर मुझे क्या मिलेगा ? यदि जैसे आप चाहते हैं वंसे हठात्‌ राजा बनूं भी 
तो आप झूठ साबित होंगे और मुझे स्वयं भी तो राज्यभोग की इच्छा 
नहीं हो रही। जंगल में आनंद से मेरे दिन निकल जायंगे। आप 


विदाई ८8 


मुझको चौदह वर्ष के बाद अवश्य अपने पास देखेंगे। आप शोक करना छोड़ 
दे । आज जाऊं अथवा कल, इसमें क्‍या अंतर पड़ता है? आज जेसा ही 
आपको कल भी लगेगा। इसलिए में आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज ही 
हमें यहां से जाने की अनुमति दे दीजिये। 

दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी, “सुनिये, मेरी आज्ञा है कि एक चतुरंग 
सेना राम के साथ चलेगी। इसके बारे में अभी हमारे सेनानायकों को 
खबर दे दी जाय । राम वन में ऋषियों के साथ आराम से रह सके, इसके 
लिए जरूरी चीजें काफी मात्रा में साथ में भेजी जायं । धन-धान्य, नौकर- 
चाकर, किसीकी कोई कमी न होने पाए ।/! 

वेचारे दशरथ सोचने लगे, राम के वनवास को राजाओं की सेर के 
रूप में क्‍यों न बदल दिया जाय ? 

कैकेयी यह सुनकर हँस पड़ी । बोली, “वाह, महाराज ! आपने अपना 
वचन खूब पालन किया < राज्य की सभी चीजें राम को दे दे तो भरत के 
लिए क्‍या बचेगा ! उसको राज्य दिया जायगा तो राज्य में से चीजें केसे 
हटाई जा सकती हैं ? धन-धान्य से रिक्त राज्य लेकर भरत क्या करेगा ?' 

दशरथ बड़े क्रोध में आकर कुछ बोलने ही लगे थे कि श्रीरामचंद्र ने 
उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, “मेरी यह नम्नर प्राथंना आप 
सब सनें । मझे तापस लोगों का ही जीवन लेकर वन में रहना है। मैं राज्य 
के ऐश और आराम को त्याग करके जाना चाहता हैं। बन-घानन्‍्य और 
नौकर-चाकर मुझे बिलकुछ नहीं चाहिएं। हाथी को दान में दे देने के 
पश्चात्‌ उसकी जंजीर अपने पास रखकर कोई क्या करेगा ? जल्दी से मेरे 
लिए वल्कल मंगा दीजिये । हम लोगों को एक फावड़ा और टोकरी की 
आवश्यकता होगी, उन्हें मंगवाकर दे दीजिये ।' 

सुनते ही कैकेयी भागकर अंदर गई। उसने पहले से ही वल्कल 

तेयार कर रखे थे। निर्लंज्ज भाव से उसने राम के हाथ में वल्कल पकड़ा 
दिये। राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य वस्त्र उतारकर वही वल्‍्कल धारण 
कर लिये। बल्कलधारी राम एक महषि की तरह तेजवान दिखाई देने 
लगे। लक्ष्मण ने भी बड़े भाई का अनुसरण करके वल्कल पहन लिये। 
दद् रथ बेचारे कुछ बोल नहीं पाये | चुपचाप देखते रह गये । 

कैकेयी सीता के लिए भी वल्कल ले आई और सीता से बोली कि हे, 
इसे पहन ले । बेदेही ने ऐसी पोशाक को अपने जन्म में कभी हाथ नहीं 
लगाया था। उसकी समझ में वहीं आया कि उसे किस प्रकार धारण किया 
जाता है। वह सोच में पड़ गई। फिर गंबवंराज की तरह अति सुंदर 


९० ॥ दशरथ-नंदन श्रीराम 


शोभायुक्त अपने पति श्रीराम को संबोधित करके बोली, “मुझे बता दें कि 
इसे किस प्रकार पहना जाता है ? 

राम ने वल्कल को उठाकर सीता ने जो वस्त्र पहने थे, उन्हींके ऊपर 
पहनाकर दिखाया कि उसे यों पहनना चाहिए। इस दृश्य को देखकर 
अंत:पुर की स्त्रियों में हाह्कार मच गया। राजा दशरथ बेहोश होकर 
गिर पड़े । ह 

होश में आने के बाद राजा दशरथ ककेयी को सबके सामने बुरा-भला 
कहने लगे । कितु कैकेयी पर उसका कोई असर न पड़ा। कौन क्‍या कर 
सकता था ? सीता का वन जाना कैकेयी के कहने से नहीं हुआ था। 
उन्होंने अपनी इच्छा से राम के साथ जाना निश्चित किया था। उसीमें 
सीता ने सुख देखा । इसको कोई रोक नहीं सकता था । 

जाते-जाते राम ने नीचे की ओर दृष्टि करके पिता से कहा, “पिताजी, 
मां कौशल्या को आपके पास छोड़कर जा रहा हंं। अनुपम गुणवाली है 
मेरी मां। उनको किसीपर क्रोध नहीं। उनको ठीक तरह से देखें। मेरे 
वियोग से दुखी होने पर भी आपके लिए ही वह प्राण धारण कर रही हैं। 
मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे मेरी मां जीवित मिलें, यह आपका काम 
होगा। ऐसा न हो कि मुझे मां को ढूंढने के लिए परलोक जाना पड़े ।” राम 
को मां का वियोग बहुत दु:खप्रद लगा । 

राम, लक्ष्मण और सीता तीनों इस प्रकार विदा होकर बाहर चडे 
आये | राजा दशरथ से यह दृश्य देखा न गया। वह अपने हाथों से मुंह 
ढंककर रोने लगे। 


: २५: 
वन-गंसंन 


.. राम के विदाई-वचनों से राजा दशरथ की मनोव्यथा असह्य हो उठी । 
उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बंद ही नहीं होती थी । वह मुंह से कुछ 
भी न बोल पाये । थोड़ी देर के बाद कुछ सम्हुले और बोले, “मालम नहीं, 
मैंने कौन-सा पाप किया, जिसका फल आज भोग रहा हूं। कदाचित्‌ मैंने 
कई बछड़े-बछियों को मारकर गोमाताओं को तड़पाया होगा, नहीं तो मेरा 
राम आज मुझसे क्‍यों अलग होता ? हाय, मालम होता है कि मृत्यु भी जब 
हम चाहते हैं तब नहीं आती, नहीं तो मैं कैकेयी के हाथों इन कष्टों को 
अनुभव करने के लिए जीवित क्यों रहता ? अग्ति के समान तेजवाला मेरा 


बन-गम न 8१५ 


पुत्र मेरे सामने वल्कल धारण किये खड़ा है। मेरी छाती फटी जा रही है ! 
इस दृश्य को देखकर भी मैं जिंदा कैसे हूं ? हे राम, मुझे छोड़कर कहां चले 
जा रहे हो ?” 

यों बेचारे विछाप करते रहे। फिर उन्होंने सुमंत को बुलाकर आदेश 
दिया, “देखो, पुत्रवधू जानकी और राम-लक्ष्मण को राज्य की सीमा तक 
रथ में बिठाकर ले जाओ । यहां से वे पैदल नहीं जाएंगे ।' 

लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा से विदाई लेते हुए उनके चरण छए ! 
वह माता से कुछ कहना चाहते थे, कितु शोकविह्लल हो जाने के कारण 
एक शब्द भी तन बोल सके। देवी सुमित्रा ने पुत्र को प्यार से छाती से रूगा 
लिया। मस्तक चूमकर वह कहने लगी, “मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे आतृप्रम 
को मैंने आज देखा । धन्य हूं मैं, जिसने ऐसा सपृत पाया | बेटा, राम का 
दिन-रात खयाल रखना। तुम्हारे लिए राम न केवल भाई हैं, कितु वह 
तुम्हारे गुरू और राजा भी हैं। हमारे कुल में छोटे भाई बड़े भाइयों को इसी 
प्रकार मानते आये हैं। खुशी के साथ वन जाओ, मेरे लाल ! राम और 


सीता ही अब तुम्हारे माता-पिता हैं। वन को अयोध्या समझकर आनंद से 
वनवास के दिन काटना । 


रामायण काव्य में सुमित्रादेवी को बहुत ही ज्ञानवाली, मितभाषिणी 
और महाविवेकी चित्रित किया गया है। पढ़े-लिखे वृद्ध लोगों की मान्यता 
कि रानी सुमित्रा को रामावतार का रहस्य मालूम होगया था। कौशल्या- 
देवी को पुत्र के वियोग का शोक हुआ था, कितु सुमित्रा ने तो अपने लक्ष्मण 
को आनंद के साथ ही विदा दी । 


इसी बीच सुमंत आये और कहने लगे, “हे कीतिमान, दश रथ-नंदन 
रामचंद्र, आपके लिए रथ तेयार है। आपका मंगरू हो । जहां और जिस 
तरफ आपको जाना हो, आज्ञा दे । इस क्षण से हम चौदह वर्ष की गिनती 
करेंगे।” 

सीता हँसती-हसती रथ में बैठ गईं। उनके लिए देवी कौशल्या'ने 
वस्त्र और आभूषण बांध दिये थे। दोनों भाइयों के कवच और शस्त्र 
कंद-मूल आदि ढंढकर खोद निकालने के लिए फावड़ा और टोकरी इत्यादि 
चीजें भी रथ में रखी गई । वनवासियों के लिए तब फावडा और टोकरी 
नितांत आवश्यक वस्तुएं समझी जाती थीं। 

| 0 एे 

हम यहां थोड़ी देर रक जाएं और भगवान का स्मरण करें। यहां से 

वनवास का खंड प्रारंभ होता है। हम अपने अंतःकरण से दूषित विचारों 


8२ दशरथ-नंदन शओओराम 


को हटायें । मन को पवित्र करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें । रामायण से 
हमें सत्य, धैयें और प्रेम--ये तीन वस्तुएं प्रसाद-रूप में मिलती हैं । 

रामावतार इसी हेतु से हुआ था। वल्कलधारी दशरथ-नंदन को, अनुज 
लक्ष्मण को, पतिब्रता जानकी को नमस्कार करें और उनसे क्ृपाप्रसाद की 
याचना करें। 


हट ७0 ७0 


इधर राम का रथ चला और उधर नागरिक चिल्लाने लगे-- 

“आहिस्ते-आहिस्ते चलो। रासों को मजबूती से पकड़ो। हे सुमंत, 
रथ को धीरे-धीरे चछाओ । एक बार हमें श्रीरामचंद्र को जी भरकर देख 
लेने दो । 

“तनिक इन राजकुमारों के सुकोमल मुखों को तो देखिये । इनकी 
माताएं इनसे बिछुड़कर कसी तड़पती होंगी ! वे केसे जीवित रह पायंगी ! 
वंदेही और लक्ष्मण ! धन्य हो तुम !” लोग यों कहते हुए रथ के पीछे-पी छे 
दौड़ने लगे । 

एक तरफ राम का आदेश था कि रथ को तेजी से दौड़ाया जाय, दूसरी 
तरफ लोग चिल्ला रहे थे, “जल्दी मत करो, आहिस्ते चढाओ।” भीड़ 
रथ के पीछे बढ़ती चली जा रही थी। बड़ी कठिनाई के साथ सुमंत रथ 
को किसी तरह अयोध्या के बाहर निकाल लाये। नगर शोकनिमग्न हो 
गया । किसी घर में किसीने खाना नहीं बनाया, न खाया । रोने और कोसने 
में दिन बीतने लगा । 


राजा दशरथ अंतःपुर से बाहर आकर ड्योढ़ी पर खड़े होकर जबतक 
रथ आंखों से ओझल नहीं हुआ, उसकी ओर देखते रहे । जब रथ आंखों से 
ओझल होगया तो उससे उठी धूल को खड़े देखते रहे। जब घूल भी खत्म 
होगई तो उनसे न रहा गया । मुंह से एक च्रीख निकछी और बेहोश होकर 
धड़ाम से नीचे गिर गये। उनकी दोनों तरफ कौशल्या और केकेयी थीं । 
दशरथ सुध में आये तो ककेयी से उन्होंने कहा, “हे पापिनी, दुराचारिणी, 
मुझे हाथ न लगा। तेरा चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता । तेरा और मेरा 
आज से संबंध टूट गया। आज से तू मैरी कोई नहीं है। मैंने तुझे छोड़ 
दिया । जा, छोड़ दिया । 

“यदि भरत तेरी करतूत से सहमत होकर राज्य लेना चाहता है तो 
उसके हाथ से मेरे क्रिया-कर्म नहीं होंगे। उसके हाथ का तपंण मुझे नहीं 
पहुंच सकता । 

“मेरे राम, आज रात को तुम कहां सोओगे ? पत्थर का सिरहाना 


वबन-गमन 6३ 


तुमसे केसे सहन होगा ? तुम किस तरह जंगल के कंद-मूल खा सकोगे ? ” 
इस तरह वेचारे दशरथ विलाप करते रहे । 

उन्होंने फिर कहना प्रारंभ किया, “कैकेयी, अब तो तू सुखी होगई ! 
तेरा काम बन गया न ?” यह कहते हुए दशरथ भवन के अंदर आये । उनकी 
हालत उस मनुष्य की तरह थी जो अभी-अभी श्मशान से लौटकर आ रहा 
हो। वह चिल्लाकर बोले, “मुझे यहां से हटाओ | मैं कौशल्या के यहां जाना 
चाहता है ।” 

उनकी इच्छानुसार सब मिलकर उन्हें कौशल्या के अंत:पुर में ले गये । 
आधी रात को दशरथ जाग पडे और बोले, “कौदल्या, तुम हो न मेरे 
पास ? मुझे स्पर्श करो तो | मेरी दृष्टि राम के पीछे-पीछे ही चली गई 
मालम होती है| मैं कुछ देख नहीं पाता ।” 

कोशत्या बेचारी क्‍या करतीं ? वह दशरथ को आदवासन देतीं या 
अपना दुःख भूलतीं ? उन्होंने दशरथ को छुकर देखा और रो पड़ीं, “रात्रि 
के समय भी आपका शरीर धूप की तरह गरम क्‍यों है ? ” 

तब समझदार सुमित्रा कौशल्या को समझाने लगीं, “दीदी, देखिये, 
आपका इस तरह शोक करना उचित नहीं । आप सब-कुछ जानती हैं। राम 
तो पिता के सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए वन गये हैं। धर्म की रक्षा 
के लिए राज्य को तुच्छ समझनेवाले राम को आप मां हैं। धन्य हैं आप ! 
राम की धारणा उच्चकोटि की है। उससे हमें दुख नहीं मानना चाहिए। 
मुझे तो वहुत गवे हो रहा है कि मेरा बेटा लक्ष्मण राम की सेवा में है। 
वनवास के कष्टों को जानते हुए भी सीता राम के साथ गई हैं। राम का 
नाम तीनों लोकों में गाया जायगा | राम की पवित्रता और सद॒गुण उसकी 
रक्षा करंगे। वे ही उसके कवच हैं। सूर्य, चन्द्र और पवन उसके अनुकूल 
रहेंगे। उसके पावत शरीर की रक्षा करते रहेंगे। आप बिलकुल चिता न 
कर। कोई व्यक्तित राम का विरोध करके लड़ नहीं सकता। वह अवश्य 
सफलतापूर्वक वनवासकाल पूरा करके अयोध्या छौटेगा और उसके बाद 
अवश्य राजा बनेगा। राम को आप महाविष्ण ही समझें । सीता को भग- 
व॒रती लक्ष्मी मानें । इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । आपने देखा कि लोगों ने 
कसी सहानुभूति प्रकट की। मेरा पराक्तमी बेटा धनुष-बाण लिये राम के 
साथ है। वह राम की दिन-रात रक्षा करता रहेगा। अब आप शोक छोड़ 
दें) मेरी बात पर विश्वास रखें । राम लौटकर कुशलपूर्वक आयगा और 
आपके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगा। पूर्ण चंद्र के समान खिलते हुए उसके 
मुखमंडल को आप अवश्य ही फिर देखेंगी। आप रोना बंद करें और 


8४ दशरथ नंदन श्रीराम 


अंतःपुर के अन्य जनों को आश्वासन दें। शोक के बदले आपको गव॑ का 
अनुभव होना चाहिए। राम जैसा और कौन हो सकता है ? ” 

सुमित्रा की बातों से कौधवल्या को कुछ आश्वासन मिला । 

उधर राम के रथ के साथ-साथ लोग भी चलते गये। सबने राम से 
आग्रह किया कि अयोध्या वापस चले आयें। वे रथ को भी आगे बढ़ने से 
रोकने लगे । 

राम ने उत सबको समझाया, “मैं पिता के धर्म की रक्षा के लिए 
वन जा रहा हूं । इसमें आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे रोकिये 
नहीं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब वापस चले जाय॑ ।” 

राम के कई बार समझाने पर भी लोगों ते नहीं माना। वे रथ के 
साथ-साथ चलते ही गये। तब राम ने रथ को रोका। बड़े प्रेम के साथ 
लोगों की तरफ देखा। बोले, “मेरे प्रिय अयोध्यावासियों, मैं आप लोगों के 
प्रेम को खूब जानता हूं। मैं चाहता हूं कि अब आप उसी प्रकार का प्रेम- 
भाव भरत के प्रति दिखाएं । उसको संतुष्ट रखें। मेरा भाई उम्र में छोटा 
होने पर भी बडा विवेकशील है । उसके स्वभाव में शौर्य और मृदुता दोनों 
का सुंदर समन्वय है। वह आप सबका खूब अच्छी तरह पाछन करेगा। 
अब आप लोगों का नाथ भरत है। पिता के वचन की रक्षा के लिए मैं बन 
जा रहा हूं। भरत को राजा ने युवराज नियुक्त किया है। वह उसके लिए 
सभी प्रकार से योग्य भी है। आप छोगों को चाहिए कि राजा की आज्ञा 
का पालन करें, उनके मत की ग्छानि को हटाने का यत्न करें।” 

राम के हितकर उपदेशों को लोगों ने सुना, लेकिन उनकी वाणी से 
राम के प्रति उनकी ममता और अधिक ही होगई। उनके धर्म-प्रेम और 
न्यायपूर्ण विचारों से राम पर वे और भी मुग्ध हो गये । 

भीड़ में कुछ वृद्ध और भोले ब्राह्मण भी थे। वे रथ को खींचनेवाले 
घोड़ों को संबोधित करके कहने रंगे, “घोड़ो, हमारे राम को क्‍यों वन में 
भगाकर लिये जा रहे हो ? तुम भागो मत । हम लोगों ने सुना है कि घोड़ों 
की बुद्धि बहुत सृक्ष्म होती है। मनुष्य के मन की बातों को वे खूब समझ 
लेते हैं। हमारी मांग को भी समझो न ! राम को उलटी दिल्षा में लाकर 
हमारे पास पहुंचा दो । 

राम ने इन वृद्धों की बातों को सुना। उन्होंने रथ को रुकवा दिया। 
तीनों जने रथ से उतरकर पैदल चलने लगे । कुछ दूर चलने पर सामने 
तमसा नदी आई । वहां रथ को और सब लोगों को रुकना ही पड़ा । ऐसा 
लगा कि सामान्य नर-नारी और वृद्ध ब्राह्मणों की मांग सुनकर राम को रोकने 


निषादराज़ से भेंट &€फ़्‌ 


के लिए तमसा नदी सामने आकर खड़ी होगई है| सुमंत ने घोड़ों को खोल 
दिया, उन्हें पानी पिलाया और चरने छोड़ दिया । 

“लक्ष्मण, यह हमारे वनवास की पहली रात्रि है। आज की रात इस 
पुण्य नदी के तठ पर कार्टगे। कोई कष्ट नहीं होगा। यह देखो, यहां के 
पश्ु-पक्षी हमें कितने प्यार से निरख रहे हैं। मुझको केवल माता-पिता के 
शोक का विचार करते हुए कुछ चिता होती है। कितु भरत इतना अच्छा 
है कि उसके अयोध्या में रहते हुए चित्रा का कोई कारण नहीं । सुमंतजी, 
घोड़े वेचारे थक गये हैं। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाय ।* 

सबने संध्या-वंदन किया। राम ने लक्ष्मण से कहा, “चूंकि आज 
वनवास की पहली रात्रि है, हमें उपवास करना चाहिए । तुम्हारे पास में 
होते हुए मुझे किसी बात की चिता नहीं ।”' 

लक्ष्मण ने रामचंद्र और सीता के लिए भूमि पर घास बिछाकर 
बिस्तर तैयार कर दिया । लेकिन स्वयं उन्होंने सुमंत के साथ बातें करते - 
हुए रात बिता दी। सोये बिलकुल नहीं । 

अभी सुबह हुई नहीं थी कि राम जाग गये | सुमंत से उन्होंने कहा, 
“लोग बहुत दूर चलकर आये हैं, इससे थककर इधर-उधर सोये पड़े हैं। 
इन लोगों का प्रेम देखकर मुझे दुःख होता है। ये मुझे छोड़ना बिलकुल 
नहीं चाहते हैं । किसी तरह मुझे वापस अयोध्या ले जाने का निदचय 
करके ये आये हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें यहां से छुपके-से निकल 
जाना चाहिए । 

तीनों जने रथ में बठ गये । रास के कहने से सुमंत रथ को कुछ दूर 
उल्टी दिद्या में अयोध्या की तरफ ले चले और फिर लौटकर आगे बढ़े, 
ताकि लोगों को पहियों के चिह्नों से ठोक पता न चले कि रथ किस बोर 
गया और वे उनका पीछा करना छोड़ दे। इस प्रकार राम, सीता और 
लक्ष्मण को सुमंत दक्षिण दिशा की ओर ले गये । 


: २६: 
निषादराज से भेंट 


तमसा नदी के तट पर अयोध्यावासी सोये हुए थे। जब उनकी 
नींद खुली तो उन्हें न राम मिले, न रथ का ही कुछ पता लगा। पहियों 
के निश्ञानों से उनकी समझ में कुछन आया। बड़ी निराशा लेकर वे 
अयोध्या छौटे। वे सब ककेयी की निंदा करके अपने जी को हलूका करने 


8६६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


का प्रयत्त करने लगे । अयोध्या नगरी की शोभा मिट गई। वह बुरी तरह 
दोकमग्न होगई । 
कट 09 0 

सुबह होने से पहले ही राम का रथ बहुत दूर पहुंच गया था। कई 
नदियों को पार करके राज्य की दक्षिण सीमा की ओर सुमंत रथ को ले 
जा रहे थे । राम रास्तेभर सुमंत के साथ बातचीत करते रहे। एक बार 
बोले, “देखिये, अब फिर कब सरयू नदी के कछारों में शिकार खेलने का 
अवसर मिलता है। 

शिकार खेलना उचित है या नहीं, इसपर टिप्पणी करते हुए राम ने 
कहा, “उसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। शिकार अधिक खेलना बुरी टेव 
है। ऐसी ही अनेक बातें करते हुए वे लोग आगे बढ़ते गये । जब वे कोशरू 
राज्य की दक्षिण सीमा पर पहुंचे तो राम ने रथ को रुकवाया और अयोध्या 
की ओर मुड़कर प्रणाम किया। कहने लगे, “हे तगरों की रानी, इक्ष्वाकु 
वंशियों की राजधानी, तुमसे यही आशीर्वाद मांगता हुँ कि अपना वनवास 
में सफलतापूर्वक पूरा करूं और तुम्हारा तथा अपने माता-पिता का दर्शन 
पुन: कर पाऊं। 


अब रथ गंगा के किनारे-किनारे जाने लगा । उस पुण्य नदी के सौंदय॑ 
का अवलोकन करते हुए राजपरिवार के ये जन चले जा रहे थे। एक 
अत्यंत मनोरम स्थान को देखकर राम कहने लगे, “आज रात यहीं ठहरा 
जाय ।* 


सुमंत ने घोड़ों को खोल दिया । एक पेड़ के नीचे सब बेठ गये। उस 
प्रदेश का मालिक गुह था। राम के उस तरफ आने की खबर उसे मिल 
गई थी। राम, लक्ष्मण और जानकी के दर्शन के लिए अपने परिवार के 
साथ वह वहां पहुंचा। निषादराज गह का राम पर अपार प्रेम था। गृह 
वहां का प्रभावशाली अधिपति था। उसको जब दूर से ही आते देखा तो 
राम-लक्ष्मण दोनों भाई उठ खड़े हुए और उसके पास गये। निषादराज 
ने राम को स्नेह से गले लगा लिया और कहा, “आप मेरे राज्य को अपना 
ही समझे । जैसी अयोध्या, वैसी ही यह भूमि भी आप ही की है । आप जैसे 
प्रभावशाली अतिथि को पाने का भाग्य किसे मिल सकता है ? मेरा आज 
अहोभाग्य है।” 

गृहराज का अतिथि-सत्कार असाधारण था। उसके अनुचर नाना 
प्रकार के व्यंजन तेयार करके लाये और राम, लक्ष्मण, सीता से खाने का 
अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा, “आप तीनों मेरे ही राज्य में चौदह 


निषादराज से भंट ९ 


वर्ष निकाल दें। आपको किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगा। आपकी 
सेवा करते हुए अपनेको धन्य समझंगा । मेरे ऊपर आप कृपा करें।” 

राम ने भी प्यार से उसका आलिगन किया और बोले, “भाई गुह, 
तुम्हारे प्यार को क्या मैं नहीं जानता ? तभी तो तुम्हारा आतिथ्य हम सबने 
स्वीकार किया। पर तुम जानते हो कि मैं वचनबद्ध हे। मैंने वतवास का 
ब्रत लिया है । यह देखो, ये दोनों घोड़े मेरे पिताजी को बड़े ही प्रिय हैं । 
इनके चारे के लिए कुछ प्रबंध कर दें । रही हमारी बात, सो तापसियों के 
लिए जो भोजन उपयुक्‍त होगा वही हम खायेंगे ।” 

उसी पेड़ के नीचे राम और सीता सो गये। लक्ष्मण ने यह दूसरी 
रात भी सुमंत और गुह के साथ बातचीत करते हुए बिना सोये ही बिता 
दी। 

गुह ने लक्ष्मण से कहा, भैया, तुम सो जाओ। देखो, तुम्हारे लिए 
वह बिस्तर तेयार है। इस वन में मुझसे छिपाकर कोई कुछ कर वहीं 
सकता । मेरे आदमी सदा जागरूक हैं। इसलिए सीता और राम के बारे 
में तुम किसी प्रकार की चिता न करो । सो जाओ।” 

यह सुन लक्ष्मण बोले, “हे मित्र, मुझे नींद नहीं आ रही हैं। वह 
देखो, जनक महाराजा की पृत्री और राजा दशरथ की पृत्रवधू जमीन पर 
पड़ी सो रही है। तीनों लोकों को जीतने की दक्ति रखनेवाल पुरुषोत्तम 
रामचंद्र घास पर लेठे हुए हैं। यह्‌ सब देखते हुए भला मुझे नींद कैसे आ 
सकती है ? 

“मालम नहीं आज अयोध्या का क्या हाल हो रहा होगा ? अंतः- 
पुर रोनेवालों के करण विलाप से भर गया होगा॥ मालम नहीं महा- 
रानी कौशल्या और मां समित्रा जीवित हैं या नहीं। में नहीं समझता कि 
राम को वन भेजकर पिताजी अब अधिक दिन जियगे, यद्यपि उन्होंने 
ही यह आदेश दिया था कि राम वद जाय॑ । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ हमारी 
माताएं केसे जीवित रह सकेगी ? उनके क्रिया-कर्म करनेका सौभाग्य भी 
हमें न मिल सकेगा । मुझे इस वात की जरा भी आशा नहीं हो रही है कि 
जब हम वनवास पूरा करके अयोध्या छौटगे तो अपने माता-पिता को 
जीवित पायेंगे ।! 

लक्ष्मण के इन दू:खभरे शब्दों को सुनकर गुहराज की आंखों से 
आंसुओं की धारा बह निकली। इसी प्रकार बातें करते गुह और लक्ष्मण 
ने रात बिता दी। 


प्रात:काल हुआ । राम जल्दी ही उठ गये । उन्होंने लक्ष्मण से कहा, 


श्द दद्रथ-संदन श्रीराम 


“हमें गंगा पार करनी है । गुह से कहो कि इस विशाल नदी को पार करने 
के लिए एक नाव का प्रवंध कर दे । 

'गृह ने अपने अनुचरों द्वारा राम के लिए एक अच्छी नाव की व्यवस्था 
करा दी। राम से उसने जाकर कहा कि नाव तैयार है। राम और लक्ष्मण 
सीता के साथ तैयार होकर नाव में बठने को नदी की तरफ जाने लगे, 
तब सुमंत ने राम को प्रणाम किया और पूछा, "मेरे लिए क्या आज्ञा है ? 

रामचंद्र ने सुमंत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, 'सुमंतजी, अब 
आाप दीघ्रता के साथ अयोध्या छौट जाय॑ । महाराज के पास पहुंच जाय॑ । 
अब उनको ही सम्हालने की आवश्यकता है ।* 

सुमंत बालक की तरह फुूट-फूटकर रोने लगे। रोते-रोते उन्होंने 
श्रीराम से कहा, “मैंने अब देख लिया कि इस दुनिया में भले लोगों का--- 
सच्चरित्र और सुशिक्षित लोगों का--कुछ नहीं बनता, नहीं तो आप 
लक्ष्मण और सीता-सहित वन क्यों जाते ? मैं अब क्या करूंगा ? कैकेयी के 
राज में हम कैसे रह पायंगे ?” 

श्रीरामचंद्र ने प्यार से उनके आंसुओं को पोंछा। बोले, “आपसे 
बढ़कर हमारे कुटंव का घनिष्ठ मित्र और कोई नहीं । पिताजी को आप 
सहारा दें । आप जानते हैं कि उनका दिल टूट गया है। उनकी जो कोई 
आज्ञा हो उसका तत्काल पालन करें, ताकि उन्हें संतोष हो जाय । इस बात 
का विचार न करें कि वह स्वयं कह रहे हैं या कैकेयी को खुश करने के 
लिए कह रहे हैं । हमारे बारे में आप तनिक भी चिता न करें। पिताजी से 
तथा अन्य बंधुओं से यही कहें कि हम छोग जंगल में चौदह वर्ष काटकर जल्दी 
से अयोध्या लौटग । भरत को जल्दी से बुलवा लें और उसका राज्याभिपषेक 
शीघ्र हो जाय । उससे मेरी तरफ से कहें कि महारानी कौशल्या और 
सुमित्रा माता दोनों की अपनी मां की ही तरह देखभाल करे।” 

सुमंत का रोना बंद न हुआ । बोले, मुझसे यह कैसे होगा ? इस खाली 
रथ को किस हिम्मत से चलाकर अयोध्या ले जाऊं ?” 

राम ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और विदा किया | गृहराज से 
राम कहने लगे, “हे मित्र, मैं तुम्हारे साथ बड़ी खुशी से चौदह साल निकाल 
सकता हूं। कितु वेसा करूं तो में यह दावा नहीं कर सकता कि अपनी 
प्रतिज्ञा का मैंने ठोक तरह से पालन किया। मुझे तो ऋषि-मुनियों का-सा 
जीवन बिताना होगा। स्वादभरे भोजन मेरे लिए वजित होंगे । शास्त्रों में जो 
निषिद्ध नहीं है उस आहार के अतिरिक्त मैं और कुछ खा नहीं सकता और 
यह भोजन हमें अपने आप ढूंढ लेना होगा। होमाग्ति के अलावा दूसरे प्रकार - 


निषादराज से भेंट ६६ 


से पकाया अन्त भी हमारे लिए वर्जित है।” इस प्रकार राम ने गृह को 
अच्छी तरह समझाया वहीं तीनों ने बटवृक्ष के दूध को केशों म॑ लगाकर 
अपनी-अपनी जटाएं बनाई। सीताजी को पहले ठीक तरह से नाव में 
विठाकर दोनों राजकुमार बाद में चढ़े। गृह ने अपने आदमियों को नाव 
चलाने का आदेद दिया । 

नाबिक लोग तेजी से नाव चलाने रंगे । बीच नदी में सीताजी ने भग- 
वती भागीरथी को श्रद्धांजलि समपित की और कहने लगीं, “देवि, हमें 
आश्ीर्वाद दो कि हम अपना ब्रत पूरा करके फिर तुम्हें इसी प्रकार निविष्च 
पार करके कुशलपुर्वक अयोध्या छोटे ।/ 

बातचीत करते हुए सब गंगा के दूसरे किनारे पहुंचे । अब राम, लक्ष्मण 
और सीता तीनों पहली बार बकेरू हुए। राम बोले, “लक्ष्मण, आज तुम्हीं 
मेरी सेना हो । तुम आगे-आगे चलो | सीता बीच में रहेगी। मैं पीछे-पीछे 
चलंगा। इससे सीता की हम पूरी तरह से रक्षा कर पायंगे । अब हम छोगों 
की भीड़ नहीं देख सकेंगे । खेलकूद, मनोरंजन आज से बंद ।” 

राम को उस दित अपनी मां कौशल्या की बहुत याद आती रही। 
लक्ष्मण से बोले, “लक्ष्मण, मैं तो अब भी कहता हूं कि तुम अयोध्या छौट 
जाओ, मेरी और अपनी माता का विचार करो। मैं किसी तरह अपनेको 
ओर सीता को सम्हाक छूंगा।” क्रितु लक्ष्मण थोड़े ही माननेवाले थे। 
उन्होंने कह दिया, “क्षमा करे, मुन्लसे यह न होगा ।” 

हम आगे भी जगह-जगह देखेंगे कि राम में सामान्य मानव के स्वभाव 
के अनुसार भावनाएं उठती हैं, और वह उदास हो जाते हैं। रामायण की 
यही खूबी है। सर्वशक्तिशाली ईश्वर अपने निजी रूप में सारा काम करके 
दिखा दें तो फिर अवतार कंसे ? सामान्य लोगों को धर्म का ज्ञान भी केसे 
होता ? आदि-बवतारों में और बाद के अवतारों में यही भेद है । रामावतार 
में हमें मानव-स्वभाव को प्रवछता और धर्म, इन दोनों का विशद परिचय 
मिलता है। जब रावण के साथ युद्ध समाप्त हो छुका था और सीता से 
उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने को कहा तब राम कहते हैं : 

आत्मानं मालुबं सन्‍्ये 
राम दशरथात्मजस ।* 

“मैं तो अपनेको दशरथ-पृत्र राम ही समझता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं ? 
किस कारण से पैदा हुआ, यह मैं कैसे जानू ? यह आप ही जान सकते हैं ।' 

वाल्मीकि लिखते हैं कि राम ने इस प्रकार ब्रह्मा से पूछा था | 

गंगा के दक्षिण तट पर राम जब उदास हो गये तब लक्ष्मण ने उनको 
धीरज दिलाया । 


१०० दशा रथ-नंदन श्रीराम 


वह रात तीनों ने एक बटवकक्ष के नीचे बिताई। दूसरे दिन प्रात:काऊ 
वहां से निकलकर सूर्यास्त होते-होते वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे । 
उनका आतिथ्य स्वीकार किया और मुनि से पूछा, “इस बन में कोई ऐसा 
एकांत का स्थान हमें बताएं, जहां इम रह सके ।” 

मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा कि चित्रकूट आश्रम बड़ा उपयुक्त है। 

तीनों ने वहीं जाने का निश्चय किया । 


« एर९७ : 
चित्रकूट में आगमन 


राम-लक्ष्मण-सीता ने रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई। सुबह 
वे बहुत जल्दी उठ गये और महषि को प्रणाम किया। उनसे विदा छूकर 
वे जाने को उद्यत हुए। महपि ने तीनों को अपनी ही संतान समझकर प्यार 
किया और मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। मुन्ति ने उन्हें चित्रकूट जाने 
का मार्ग ठीक तरह से बताया । 

मुति के बताये रास्ते से तीनों जने जाने छगे । त्वरित-गामिती का्लिदी 
को पार करने के लिए उन लोगों ने बांस और पेड़ की डालों का एक सुंदर 
तथा मजबूत वेड़ा बनाकर पानी में छोड़ा। उसमें पहले सीताजी को 
बिठाया । सीता पहले तो कुछ डरीं, फिर बैठ गईं । लक्ष्मण ने पेड़ की कोमल 
डालियां तथा पत्ते बिछाकर उनके लिए वरम आसन तैयार कर दिया था । 
तत्पश्चात्‌ सीताजी के वस्त्राभूषणादि, कुदाली और टोकरी नाव में रख 
दिये । सीताजी के बैठ जाने पर राम और लक्ष्मण भी बैठ गये । आहिस्ता- 
आहिस्ता उन्होंने नदी पार की। बीच नदी में सीताजी ने कालिदी को 
प्रभाम किया और यात्रा-ब्रत की सफलता के लिए प्रार्थना की । 

इस प्रकार तीनों ने मार्ग में आनेवाली अन्य नदियों को भी पार किया । 
अंत में उन्होंने भरद्वाज महथि के बताये हुए वृक्ष को देखा । सीता ने उस 
वृक्ष की प्रदक्षिणा और पूजा की और अपने पति के कल्याण और कुशलता- 
पूर्वक यात्रा की समाप्ति के लिए प्रार्थना की । 

राम ने लक्ष्मण से कहा,'“लक्ष्मण, तुम आगे-आगे चलो, मैं पीछे हथियार 
लेकर चलंगा। मार्ग में सीता जो कुछ मांगे, फल-फुलादि तोड़कर लेना चाहे 
तो उसको देते रहना, ताकि वह प्रसन्‍्न रहे ।” 

सीता भी रास्तेभर पूछती और बताती रहीं, “यह कौन-सा पेड़ 
है? उन फूलों को देखिये ।” क्योंकि वन में सीताजी ने कई ऐसे वृक्ष, फल- 


ँ 


खित्रकूट में आगमन १०१ 


फूलादि को देखा, जिन्हें उन्होंने पहले कभी न देखा था । आगे चलते-चलते 
उन्हें एक नदी मिली । उसके किनारे वे ठहर गये। वहां नाता प्रकार के पशु- 
पक्षी आदि थे। सीताजी उन्हें देखकर प्रसन्‍न हुई। यहां भी, ओर अन्य 
स्थानों पर भी, राम-लक्ष्मण कभी-कभी शिकार करते थे, और ऐसे मांस 
को, जिसका निषेध न था, होमारिति में पकाकर खा लेते थे । 

वाल्मीकि ने इस बात को छिपाया नहीं । इसलिए हमें इस विषय को 
लेकर विवाद में न पड़ना चाहिए। मांस खाता क्षत्रियों के आचार-विरुद्ध 
काम नहीं था| देश-काल और स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए उचित मार्ग से 

प्त मितानन में हमारे भारतीय धर्म ने दोष नहीं देखा । 

दूसरे दिन प्रात:काल होते ही रामचंद्रजी ने लक्ष्मण को जगाया और 
कहा, “भैया, उठो। चिड़ियां मधुर कंठ से चहकने लगी हैं । अब यहां से 
प्रस्थात करने का समय हो गया । 

वाल्मीकि रामायण में यह नहीं कहा गया कि लक्ष्मण सारे वनवास में 
जागते टी रहे। सबेरे जब लक्ष्मण की नींद पूरी तरह से खुली न थी, राम 
ने उतको जगाया। लक्ष्मण त्रंत जग पड़े। सब स्नान, जपादि कार्यों से 
निवत्त होकर प्रस्थान के लिए तैयार हो गये। 


भरद्वाज के बताये हुए मार्ग से तीनों चलने लगे | उन दिनों वसंत ऋतु 
छाई थी। सारे रास्ते में पेड़ फूलों से लदे हुए थे। फूलों के विविध रंग मन 
को मोह लेते थे। कहीं-कहीं उनकी लालिमा अग्नि की तरह चमकती थी । 
कहीं-कहीं नव-पल्लकव और फलों से पेड़ झके हुए प्रतीत होते थे। कहीं पेड़ 
के नीचे भूमि फूलों से ढंक्री रहती थी। “यह देखो मधु के छत्त ! इनपर 
किसी मनुष्य का हाथ नहीं गया । इन फूलों को देखो ! पक्षियों के ककरव 
को सुनो। एक-दूसरे से कुछ कहते हुए कितने आनंदमग्न हैं ! इनके बीच 
हमारा वनवास का काल योंही तिकरू जायगा । 

राम इस प्रकार कभी लक्ष्मण से, कभी सीता से बात करते चलते थे । 
तभी तीनों को चित्रकूट पर्वत के दर्शन हुए। वे बड़ी प्रसन्नता से पर्वत की 
ओर कदम वढ़ाने लगे । 

राम कहने छगे, “इस प्रदेश की संदरता को देखते-देखते जी ही नहीं 
भरता। कंद-मूछ-फरछों की कमी नहीं दिखाई देती । पानी कितना स्वच्छ 
और मीठा हैं! शायद ऋषि-मुनि इन्हीं कारणों से इस प्रदेश को पसंद 
करते हैं। हम भी उन लोगों के साथ इसी स्थान में आनंद से वास करंगे।”? 

रहने के लिए कुटिया का निर्माण होने ऊगा। लक्ष्मण इस काय॑ में 
चतुर थे। उन्होंने एक ऐसी मजबृत कुटिया बना दी, जिसमें हर प्रकार की 


१०२ दशरथ-वंदन श्रीराम 


सुविधा थी। आंधी और वर्षा से उसे युरक्षित कर दिया था। खिड़कियां 
और किवाड़ बनाकर उनपर हाथ से बुनकर चटाइयां मढ़ दीं। अकेले 
लक्ष्मण ने यह सारा काये कर डाला | 

कंबन और वाल्मीकि दोनों ने इस खंड का सुंदर वर्णन किया है। 
उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो दोनों कवियों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। 
कंबन कहते हैं कि कुटिया को देखकर रामचंद्रजी ने भाई लक्ष्मण को एकदम 
गले लगा लिया। बोले, “प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह कला कब सीखी थी ? 
मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इस कार्य में तुम इतने कुशल हो। कुसुमों से 
भी कोमल प्रोंवाली जानकी के जंगल में पंदल चलने का चमत्कार मैंने 
देखा। पर तुम्हारे हाथों का चमत्कार भी उससे कम नहीं निकला | तुम्हारे 
कृला-कौशल के कारण जंगल में मंगल हो गया ।” 

चित्रकूट की तराई में यह आश्रम माल्यवती नदी के. तीर पर निर्मित 
किया गया था। तीनों जने उसमें बहुत ही आनंद के साथ रहने लगे। वे 
अयोध्या को भी घूलने लंगे। देवगणों के साथ इंद्र के समात सीता और 
लक्ष्मण के साथ राम, आनंद से दिन बिताने लगे । 

कृबन और वाल्मीकि दोनों ने चित्रकूट-आश्रम के सुंदर वातावरण 
को चित्रित करके आगे आनेवाली दुःखद घटनाओं के लिए एक अच्छी 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। 


$ शेष ; 
जननी की व्यथा 


जबतक राम, लक्ष्मण और सीता आंखों से ओझल न हुए सुमंत और 
गृह उन्हें देखते रहे । उनके आगे निकल जाने पर दोनों को बहुत दुःख हुआ । 
दोनों निराश गांव की ओर लौटे और सुमंत निषादराज से विदा लेकर 
अयोध्या को चल दिये । 

जैसे-जैसे वह अयोध्या के पास पहुंचते गये, उन्हें बड़ा रीतापन रूगने 
लगा। लोगों ने सुमंत के रथ को बेर लिया और पूछने लगे, “हमारे 
शमचंद्रजी कहां हैं ? सीताजी कहां हैं? ” 

.._ सुमंत ने लोगों को बताया, “प्रिय सज्जनों ! राम, लक्ष्मण और सीता 

गगा पार कर गये हैं। मुझे वापस जाने की आज्ञा देकर वे तीनों जंगल के 
भीतर पंदल चले गये।” 


यह सुनकर सभी लोग जोर-जोर से रोने छगे। स्थ्रियां कहने लगीं, 


जननी की व्यथा १०३ 


“अभी-अभी तो हमने राम और सीता को इस रथ में देखा था | यह खाली 
रथ हमसे नहीं देखा जाता । लोगों के रोने की आवाज सुमंत के कानों में 
पड़ रही थी। उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढंक लिया और राजभवन 
के द्वार पर रथ ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां भी लोगों की भीड़ जमा 
हो गई | औरतें आपस में बातें करते छगीं, “कौशल्या से यह क्या कहेंगे ? 
इनकी बात सुनकर महारानी कैसे जीवित रह सकेंगी ? ” 

सुमंत का दुःख इन बातों से और भी बढ़ गया । वह धीरे-घीरे माता 
कोशल्या के अंत:पुर में गये । 

वहां महाराज दशरथ र.युधया पर पड़े थे | राम को वन छोड़ आने 
का वत्तांत सुमंत ने राजा को धीमी आवाज में कह सुनाया । राजा बिलकुल 
नहीं बोले | चुप रहे । 

लेकिन कौशल्यादेवी को असह्य दुःख का अनुभव हुआ। वह दशरथ 
को इस प्रकार कठु वचन सुनाने लूगीं, “हे भाग्यवंत, मेरे बेटे ने तो अपनी 
इृढ़ता से सारे जगत्‌ को चकित कर दिया। आपके मंत्री उसे जंगल में छोड़- 
कर आ गये हैं। वह यहां खड़े हैं। उनसे कुछ बोलिये तो सही । ककेयी को 
वरदान आपने बड़ी सरलता से दे दिया था। अब क्यों शरमा रहे हैं ! क्या 
आपने यह सोचा ही नहीं था कि वरदान का बुरा परिणाम भी निकल 
सकता है ? आपने अपने वचन की रक्षा खूब कर ली * आपको किस बात 
की तकलीफ हो रही है * मेरे दुःख में कौन भाग ले सकता है ? मेरा कष्ट 
तो मुझको ही भोगना पड़ेगा। आपको दुखित होने की आवश्यकता भी 
नहीं । आपने मौन क्‍यों धारण कर लिया ? कौकेयी यहां पर नहीं है। आप 
निडर रहें। राम को वन में छोड़ आने का वृत्तांत विस्तार से सुमंत से पूछें । 
घबराने की कोई बात नहीं । मैं फिर कहती हूं, यहां पर ककेयी नहीं है। 

अत्यधिक दुःख के कारण ये शब्द कौशल्या के मुंह से निकल पड़े। 
क्रोध, दु.ख और पति-भक्ति आदि आवेगों का एक साथ उन पर प्रहार 
हुआ । यह उनसे सहा नहीं गया । वह एकदम बेहोश होकर गिर पड़ीं। 
लोगों ने यही सोचा कि वह मर गईं । अंतःपुर में हाहाकार मच गया । 

पुत्र-वियोग के शोक से कौशल्यादेवी ने अपने पति की मानसिक तथा 
शारीरिक स्थिति का खयाल त किया और ऐसी कठोर बातें कह डालीं । 
दह्म रथ को इससे चोट-पर-चोट पहुंची । जब वह सम्हर्ल तब उन्होंने सुमंत 
से सारा हाल पूछा। सुमंत ने श्रीराम का संदेशा सुनाकर अपना कर्तव्य 
पूरा किया । 

कौशल्या को सुमंत ने बहुत समझाया, लेकिन वह यही कहती रहीं, 


श्०्ढ दशरथ-नंदन श्रीरास 


“जहां राम को छोड़ा है, मुझे भी वहीं छोड़ आओ। बहू सीता को जंगल में 
भेजकर मुझे इस महल से क्या छना है ?” उतका रोना बंद न हुआ । 

“देवि, आपको धीरज रखना चाहिए। राम तो वन में यहां से भी 
अधिक आनंद में हैं। आप विलकुल चिता न करे। लक्ष्मण राम की सेवा 
करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। वह भी बहुत प्रसन्न हैं। 
सीता तो राम में ही रमनेवाली और प्रसन्न है। उसे देखकर ऐसा लगता 
है मानो उसने बचपन से ही जंगल में जीवन व्यतीत किया हो । चंद्रमा के 
समान उसके चेहरे की कांति अभी तक फीकी नहीं पड़ी है । राम के आश्रम 
में वह एक बालिका की तरह निर्भीक विचर रही है। राम-लक्ष्मण के साथ 
वह राह के गांव, पुर, वदियां, पेड़-पौधे ओर पुष्पों के बारे में खूब चर्चा 
करके जानकारी ओर आनंद प्राप्त कर रही है। जंगल को तो वह एक सुंदर 
उपवन समझ रही हैं। जंगल में इस प्रकार चल रही है, मानो नृत्य कर रही 
हो। नृत्य करनेवाली स्त्रियां पैरों में घंघरू बांधती हैं। सीता के पैरों में घुंघरू 
नहीं हैं, बस यही फके है। मैं जो कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। दुरनिया- 
वालों को राम-लक्ष्मण-सीता के आचरणों से शिक्षा मिलेगी । राजा के धर्म 
की रक्षा उनसे हो रही है । उन तीनों की ख्याति संसार में हमेशा रहेगी । 
आप क्लेश करना छोड़ दें ।” 

सुमंत नाना प्रकार से कौशल्या को समझाने रंगे । कौशल्या थोड़ी देर 
के लिए शांत हो भी जाती थीं, लेकिन फिर राम को याद करके वह जोर- 
जोर से विलाप करने रूगती थीं । सुमंत के राम को वन में छोड़कर लौटने 
के बाद से कौशल्या का दुःख वेग से उमड़ पड़ा था । 


४: ४६ ६ 
एक पुरानी घटना 


कोशल्या दशरथ को कोसती रहीं। मन की व्यथा को वह इस प्रकार 
बाहर निकाल रही थीं। इससे उनकी वेदना कुछ कम हुई। पर बेचारे 
दशरथ ने तो धर्म-संकट में फंसकर भारी विपदा ही मोल ली थी। उससे 
बचने का अब उनके पास कोई उपाय न था। श्रीरामचंद्र यदि पिता का 
विरोध करके अयोध्या न छोड़ने का निश्चय करते, तो दशरथ खुश ही 
होते । कितु पिता के आज्ञाकारी घर्मावतार राम ऐसा काम क्‍यों करते ? 
सीता और लक्ष्मण दोनों ने भी किसी से त कुछ पूछा, न सुना, और स्वयं 
राम के साथ जाने का निर्णय करके चल दिये। 


एक पुरानों घटना १०५ 


ऐसी विषम परिस्थिति में राजा म्ृतवत्‌ पड़े थे और कौशल्यादेवी 
अपने दुःख के कारण राजा को व्यंग्यपूर्ण बातें सुनाकर, उन्हें न्‍्याय समझाने 
लगीं, जिससे राजा और भी दुखी हो गये । 

कोौशल्या कहने लगीं, “अब आप चिता करना छाड़ दें । आपका सत्य 
सुरक्षित हो गया। आपको और क्या चाहिए ? अब आप अपनी युवा पत्नी 
के साथ आनंद से रहें । लेकिन मैं क्या करूं ? स्त्री का सब-कुछ पति होता 
है। जब पति स्त्री का खयाल करना छोड़ दे, तो वह कहां जाय ? मेरे पति 
ने तो मुझे छोड़ ही दिया | उसे अपनी नई पत्नी को ही प्रसन्‍न करने की 
लगन है। लड़का वन चला गया। मेरे बाप का घर बहुत दूर है। पति जब 
जीवित हो तब किस मं ह से पीहरवालों की शरण में जाऊं ? मैं तो अनाथ 
हो गई | आपको मेरी क्‍या चिता है ? बस, आपको तो ककेयी और भरत 
के अतिरिक्त दूसरों की चिता क्यों होने छगी ? आप यह न सोचें कि राम 
जब लौट आयेगा, तब क्या होगा ? चौदह वर्ष पूरे करके जब लौटेगा, तब 
भी मेरा पुत्र भरत के राज्य को हाथ न लगायेगा। दूसरे पश्चुओं का जूठा 
व्याध्र नहीं छता। जेसे मछली अपने बच्चों को खा जाती है, इसी प्रकार 
है स्वामी, आपने अपने पुत्र को नष्ट कर डाला है। 

कोशल्या के इन अप्रिय वचनों से राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए 
सोचने लगे, पता नहीं, यह सब किन दुष्कृत्यों का परिणाम है? आंखें मंद- 
कर बीती बातों को याद करने लगे । एक बहुत पुरानी घटना याद आई। 
आंखें खोलीं, टटोलकर देखा, कौशल्यादेवी पास ही बंठी थीं। राजा ने 

थ जोड़े और कहा, 'प्रिये, मेरे ऊपर दया नहीं करोगी ? तुम्हारा स्वभाव 
तो सदा दूसरों के अपराधों को क्षमा करने का था। आज क्यों मुझे ये अप्रिय 
बात सुनाकर सताने छगी हो ? मेरी परिस्थिति को अच्छी तरह समझते 
हुए भी तुम्हारे मंह से ऐसे कट्टु वचन क्‍यों निकल रहे हैं ? तुम तो स्त्री-धर्म 
को खूब जानती हो । संकट में पड़े हुए मुझको और न सताओ । मुझसे 
गलती हो गई । क्षमा करो । मुझसे और कुछ न कहो | 
गैशल्या शर्म और दुःख से पीड़ित होकर रो पड़ीं। बोलीं, “राजन्‌ 

बाहरी दुश्मनों के आक्रमण से आंतरिक कलश अधिक कष्टप्रद होता है। 
मेरे हृदय का संताप असह्य हो रहा है। उसके कारण मेरे मुंह से कुछ-का- 
कुछ निकल जाता है। क्षमा करें। सुनती हूँ कि राम को वन गये आज पांच 
दिन हो गये, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पांच वर्ष हो गये। उस्तीको 
सोचते हुए मेरा दुःख हर घड़ी नदी के प्रवाह की तरह बढ़ता चला जा रहा 
है। मैं क्या करूं ? ऐसी हालत में मैं आपे से बाहर हो जाती हैं । आप 
मुझे क्षमा करें।.' 


१०६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


कौशल्या के इन प्रिय बचनों से दशरथ को कुछ सांत्वना मिली । तभी 
सूर्य अस्त हुआ, रात्रि हुई और राजा थोड़ी देर निद्रा के वशीमभूत हो गये । 

आधी रात हुई । राजा जग पड़े । पास ही में देवी कौशल्या थीं । राजा 
बोले, “प्रिये, तुम मेरे पास हो न ? कर्म-फलों को कोई नहीं बदल सकता। 
क्षणिक सुख के लिए लोग बड़े-बड़े कुकम कर बैठते हैं। उसका फल बाद में 
भोगते हैं। मैं जब जवान था, शब्द-वेधी विद्या जानता था, अर्थात्‌ लक्ष्य 
को आंखों से देखे बिना ही शब्द जिस स्थान से आता हो, वहां सफलता के 
साथ तीर चला लेता था। इसको जानने के अभिमान के कारण मुझसे एक 
अन्यायपूर्ण घटना हो गई । सुनो, मैं तम्हें बताता हूं कि क्या हुआ ? 

“तब मेरा और तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शाम को 
रथ में सवार होकर मैं सरयू के किनारे जंगल में शिकार खेलने चला गया। 
वर्षा के कारण पहाड़ की धातुओं के साथ नई मिट्टी के मिल जाने से रंग- 
बिरंगा पानी चारों दिल्ञाओं में बह रहा था। रात हो गई थी । पक्षियों ने 
मौन धारण कर लिया था। ऐसा मालूम होता था कि सारा जंगल निद्रा में 
लीन हो गया है। मैंने यही सोचा कि रात में विचरनेवाले शेर, चीते आदि 
जानवर पानी पीने आयंगे और उनकी आवाज की दिशा को लक्ष्य करके 
शिकार कर लूगा। घनघोर अंधकार छाया था। तब मुझे एक ऐसी 
भावाज सुनाई दी मानो कोई हाथी पानी पी रहा हो । उस आवाज की 
दिशा में मैंने लाघवता के साथ तीर चला दिया। मेरा बाण अच्चुक होता 
था। फोरन मैंने एक मनुष्य की पुकार सुनी, हाय, मैं मर गया !” क्या 
मेंने एक निर्दोष आदमी को मार डाला ? मैं चौंका और शब्द जिधर से 
आया था, उधर पहुंचा । 

“ 'मैंने किसी का कुछ न बिगाड़ा । मुझसे यह ह ष क्यों किया गया ? 
में तो पानी भरने आया था। मुझे किसने मार डाला? मेरे मरने से 
उसको क्या मिलने वाला है? मैं तो ब्रती तापस हूं। मेरे अंबे मां-बाप मेरे 
बिना क्या करेंगे ? मैं उनका एकमात्र सहारा था। अब उनका जीना असंभव 
है। हाय, व्यर्थ ही मुझे किसी ने मार डाला ।” इस प्रकार का करुण 
विलाप जब मैंने सुना तो मैं बहुत ही घबरा गया । हाथ से धनुष-बाण नीचे 
गिर पड़ा। 

“भागा-भागा मैं जहां से आवाज आ रही थी, वहां पहुंचा । वहां मैंने 
एक ऋषिकुमार को तड़पते हुए देखा । उसके शरीर से खून की धारा बह 


_ 


रही थी । सिर की जटा खुंलकर चेहरे पर बिखर गईं थी । सारा शरीर ख्न 


० । 


ओर कीचड़ से सना हुआ था। पास ही पानी का घड़ा लुढ़का हुआ था। 
उसको आंखों के प्रकाश से मैं जल-सा रहा था। 


दशरथ का प्राण-त्याग १०७ 


“ पापी, मुझे तूने मारा है ? मैं तो पानी भरने आया था। मुझे मारकर 
तुझे क्या मिला ? आश्रम में मेरे अंधे मां-बाप प्यासे मेरी राह देख रहे 
होंगे। है ईश्वर, मैंने ऐसा क्या अपराध किया ? मेरे वेदाध्ययन-ब्रत का 
यही फल मिलना था ? प्रतिक्षण मेरी प्रतीक्षा करनेवाले मेरे वयोवद्ध 
माता-पिता अब क्या करेंगे? तृ तो कोशल का राजा दशरथ है न? है 
दुष्ट राजन, तू जा, मेरे मां-बाप के पास जा, और उनके पैरों में पड़कर 
क्षमा मांग, नहीं तो उनके क्रोध से तू भस्म ही हो जायगा। यह पगडंडी 
सीधी आश्रम तक जाती है। इसी मार्ग से मेरे मां-बाप के पास पहुंच जा, 
और उनसे क्षमा मांगकर अपने प्राणों को बचा ले। हाय, इस बाण को तो 
निकाल | बड़ा दर्द हो रहा है ।' ऋषिकुमार मुझसे बोला। मैं सोचने छगा 
कि इसके शरीर से बाण को निकाल दूं तो अवश्य इसकी पीड़ा कम होगी, 
कितु साथ-ही-साथ प्राण भी निकले जायंगे । हिम्मत नहीं हुई । तब ऋषि- 
कुमार बोले, 'राजन्‌, किस सोच में पड़ गये ? इस तीर को निकालकर मेरी 
वेदना को कम करो। मैं अब निर्श्चित हो गया हूं । मरने की तैयारी है। 
हिम्मत दिखा और मेरे शरीर से इस बाण को बाहर निकालकर मुझे आराम 
से मरने दे । 

“मैंने धीरे-धीरे बाण को शरीर से बाहर खींच लिया। मेरी तरफ 
निगाह करते हुए और छटपटाते हुए उस तपोधन ने प्राण छोड़ दिये । 

“बस, उसी पाप-कर्म का फल मैं आज भोग रहा हूं। उन अंधे माता- 
पिता ने भी पुत्र-शोक में अपने प्राण छोड़े थे। मैं भी अपने पुत्र के वियोग से 
तड़प रहा हूं। 


+ ३० ४ 
दश्रथ का पग्ाणा-त्याग 


“आगे क्या-क्या हुआ, यह मैं तुम्हें बताता हूं । सुनो । दशरथ कहने 
छगे, “मुझसे बड़ा भारी पाप बन पड़ा था । ऋषिकुमार ने मेरे देखते-देखते 
प्राण छोड़ दिये । मैं सोचने लगा--अब क्या करूं ? अंत में यही निश्चय 
किया कि जैसे ऋषिकुमार ने कहा था, बसे ही करूं। घड़े को उठाकर मैं 
पानी भर लाया। पगडंडी के सहारे आश्रम पहुंचा। वहां दोनों बूढ़ों को 
देखा। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर चिड़िया को भांति सिकुड़ गया था। 
उनसे बिलकुल चला-फिरा तक नहीं जाता था। अंधे तो थे ही । आपस में 


१्०्८ दशरथ-नंदन श्रीराम 


यही बातें कर रहे थे कि लड़का पानी भरने गया था। मगर अभी तक 
वाषस क्‍यों नहीं आया ? 

“मैंने सोचा--है भगवान्‌, किस तरह ये बेटे की प्रतीक्षा में बेठे हैं। 
अब ये अनाथ हो गये । मैं किसी प्रकार डरते-डरते उनके पास पहुंचा । 
मेरे पेरों की आहट सुनकर बूढ़े बाप ने कहा, बेटा, तुझे इतनी देर कैसे हो 
गई ? कहीं खेल में लग गया था क्‍या ? तेरी मां तो प्यास के मारे मरी जा 
रही है । आज तू कुछ बोल क्‍यों नहीं रहा ? हम दोनों से नाराज हो गया 
है क्या ? नहीं, तू हम पर नाराज न हो। तृ तो समझदार और बड़ा ही 
अच्छा बेटा है | तू ही तो हमारा एकमात्र सहारा है । हम तो आंखों से देख 
भी नहीं पाते । तू ही हमारी आंखें है, तू ही हमारा प्राण है। तो भी तू क्यों 
चुप है ? मेरी बातों का तू बुरा मान गया है क्‍या ?' 

“बिना दांत के उस वृद्ध के मुंह से निकले इन अस्पष्ट शब्दों को सुनकर 
मेरा शरीर श्ञाप के डर से कांपने लगा । किसी तरह हिम्मत करके मैंने कहा, 
'स्वामिन्‌, मैं दशरथ हूं । आपकी आज्ञा पालनेवाला क्षत्रिय / मैं आपका 
पुत्र नहीं। किसी पूर्वजन्म के कर्म-फल के कारण मुझसे एक भयंकर पाप- 
कर्म बन गया है। आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा प्रार्थना करता हूं। 
भगवनु, किसी जंगली जानवर के शिकार के लिए मैं रात को नदी-तट पर 
गया था। घड़ में पानी भरने की आवाज को सुनकर मैंने समझा कि कोई 
जंगली हाथी पानी पी रहा है । उस दिखा में मैंने तीर चला दिया और वह 
आपके पुत्र की छाती में छग गया। आपका पुत्र मेरी इस भूल से चल बसा । 
मैंने जब आपके पुत्र को घायल देखा तो मुझे बड़ा ही पछतावा और शोक 
हुआ। मैं किकतेंव्यविमृढ़ हो गया। आपके पुत्र ने मरने से पहले मुझसे 
कहा कि मैं उसकी छाती से बाण को खींचकर निकाल दू'। मैंने वेसा ही 
क्िया। आपका पुत्र इस लोक से चछा गया। यह भूल मैंने जान-बूझकर 
नहीं की, गलती से हो गई। जो कुछ हुआ, मैंने आपको साफ-साफ बता 
दिया । अब आपकी इच्छा ! जो कुछ शाप या दंड देना चाहते हों, दे दें । 
मैं उसे भोगने को तैयार हूं ।' 

“मेरे मह से यह भयकर वृत्तांत सुनकर दोनों बुद्ध-वुद्धा सन्‍न रह गये । 
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाप बोले, “राजा, तूने तो बड़ा 
भयंकर पाप-कर्म किया, पर स्वयं अपना अपराध कबूल किया, इसलिए तुझे 
तो हम छोड़ देते हैं। अब हम दोनों को शव के पास छे चछ । हम उसके 
दरोर पर हाथ फेरेंगे। यमदेव के पास भेजने से पहले उस प्यारी देह को 
हम स्पर्श करना चाहते हैं। हमें उसके पास ले चल ।' 

“मैं उन बूढ़े मां-बाप को हाथ से उठाकर नदी-तट पर ले गया, जहां 


दशरथ का प्राण-त्याग १०६ 


उनका पुत्र मरा पड़ा था। बेटे के शरीर से लिपटकर वे दोनों खूब रोये । 

उसे आशीर्वाद दिये। मेरी मदद से उसकी दाह-क्रिया की। फिर बोले, 

'राजा दशरथ, तू भी हमारी ही तरह पुत्र-शोक से तड़प-तड़पकर मर 

जायगा। तूने जो दू:ख हमें पहुंचाया है, उसका अनुभव स्वयं भी करेगा ।' 

और यह कहते-कहते वे दोनों उसी चिता में चढ़कर भस्मी भूत हो गये । 

मु “रानी, उस दिन का किया हुआ मेरा पाप-कर्म आज मुझे सता रहा 
। 

'अपथ्य आहार से जैसे रोग बढ़कर मनुष्य को अंत में मार डालता है, 
उसी प्रकार मेरा यही पाप-कर्म अब मुझे मारे डालनेवाला है । अंधे और 
बूढ़े वाप ने जो शाप दिया था, वह आज फलीभूत होनेवाला है। मैंने 
अपने हाथों से निर्दोष पुत्र को बन भेजा । उसी के वियोग से आज मेरे प्राण 
निकलते वाले हैं। जो अद्भुत और स्वभाव-विहद्ध घटनाएं घटी हैं, उत 
सबका कारण मेरा पूर्वकर्म ही है, नहीं तो मैं क्यों इस तरह फंसता ? राम 
ने भी क्‍यों एकदम हठ पकड़ लिया कि वन जाये बिना न रहूंगा । कौशल्या, 
मेरी आंखें भी अब काम नहीं दे रहीं। मैं अंधा हो गया हूं । तुम मुझे 
दिखाई नहीं पड़ रहीं । मेरे बिलकुल समीप आओ | ऐसा लगता है कि अब 
मैं चला। मेरा काम समाप्त हुआ। यमदूत जल्दी मचा रहे हैं। क्या राम 
वापस आ जायगा ? क्‍या मैं उसे एक बार और नहीं देख सकू गा ? मरने 
से पहले बस एक बार उसे देख लेता । मेरा दम घुट रहा है। अब कुछ 
वाकी नहीं रहा। दीपक में तेल छुक गया । कौशल्ये | सुमित्रे [” 

राजा की बोली धीमी पड़ गई, और श्रीराम की याद में तड़पते हुए 
उन्होंने उसी रात प्राण त्याग कर दिये । 

रामायण-कथा के प्रारंभ में वाल्मीकि ने दशरथ को 'दीघेदर्शी, महा 
तेजस्वी, प्रजा का प्रीति-पात्र, धीर, महषि-तुल्य, यज्ञ-तप आदि करके 
इंद्रियों को वश में रखने में समर्थ, तीनों छोकों में नामी, धन-ऐडवर्य-संपन्‍्त 
होकर इंद्र और कुवेर-तुल्य, राज्यपालन में मनु के समान न्‍्यायशील” आदि 
बताया है। ऐसे दशरथ भी कर्म की गति को बदल न पाये । अंत में उन्होंने 
असह्य पुत्र-वियोग के शोक का अनुभव किया और उसी में शरीर त्याग 
दिया । | ' 

दशरथ बार-बार वेहोश हो जाते, फिर होश में आ जाते थे । इसलिए 
कौशल्या और सुमित्रा को पता न चला कि राजा मर गये हैं। जागरण और 
शोक से थककर एक कोने में दोनों पड़ी थीं। जब सुबह होने लगी, अंतःपुर 
. की प्रथा के अनुसार, गायक लोग नियमानुसार सुप्रभात गाने और वाद्य 
बजाने छगे। पर राजा उठ नहीं । सेवकों ने, जो राजा के निजी कामों को 


भरत को संदेश १११ 


नाजुक है। अराजकता की हालत हो गई है। शीघ्रता से अब राज्य-भार 
किसी को ले लगा चाहिए, नहीं तो अराजकता से राज्य की बुरी दशा हो 
जायगी।” 

वे कहने लगे, “उस देश में, जहां कोई राजा नहीं रहता, न्याय कहां से 
मिल सकता है ? वहां बाप का कहना बेटा नहीं मानेगा। पति-पत्नी का 
बंधन कमजोर हो जायगा । अधर्म के श्फेलने से वर्षा भी पूरी तरह न 
होगी | सब जगह लूटमार फैलेगी। लोगों को अपने में भरोसा न रहेगा। 
अराजकता में कृषि और अन्य व्यापार सब-कुछ धीमे पड़ जायंगे । राजा के 
बिना यातायात, व्यापार अथवा कृषि-कार्य ढंग से कैसे चल सकते हैं ? 
राज्य में धन की कमी हो जायगी। मंदिरों में पृजा-विधियां या उत्सवादि 
कौन करेगा ? लोगों के जीवन में बड़ा भारी उत्पात पं दा हो जायगा। जहां 
अराजकता हो, वहां इतिहास-पुराण कौन सुनेगा ? कौन सुनायेगा ? 
किवाड़ों को खुला रखकर सोने को कोई हिम्मत न करेगा। सभ्यता का 
नाश हो जायगा। तप, ब्रत, आनंद वहां टिक न पायंगे। शास्त्रों का अध्ययन 
कौन करेगा ? जहां राजा न हो, वहां शांति कैसे हो सकती है ? राजा 
ही तो राज्य में शांति स्थापित करता है । अराजकता बहुत ही बुरी चीज 
होती है। वहां स्त्रियां अपने स्वाभाविक रूप को खो देंगी। उनके 
अलंकारादि भी विक्ृत हो जायंगे। किसी को भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा का 
अनुभव न होगा। लोग सदा डरते रहेंगे कि पता नहीं कब कौन छीनकर 
ले ले। प्रजा आपस में लडने लगेगी और मर कटेगी। अत्याचार और क्लेश 
बढ़ता जायगा और देश का सत्यानाद्ञ हो जायगा। राज्य के कल्याण के 
लिए एक राजा का होना अनिवायय है। 

इस प्रकार सभा में बड़े-बूड़े अराजकता की हानियां बताने लगे। 
वाल्मीकि ऋषि ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। सबने एक साथ 
वसिष्ठ से कहा कि सारे देश में अंधकार छा गया है। इसलिए एक राजा 
का नियुक्त हो जाना नितांत आवश्यक है । 

मुनिवर वसिष्ठ ने तत्काल दूतों को बुलाया और उनसे कहा, “आप 
लोग तुरंत निकल पड़े। कहीं भी रुक नहीं । जितनी जल्दी हो सके उतनी 
जल्दी कैकय राज्य पहुंच जाय॑ । अपने मुख पर अथवा व्यवहार में शोक की 
छाया तक न पड़ने दें। भरत से यह सहा नहीं जायगा। राजा की मृत्यु 
की खबर उन्हें न लगने दें । भरत से बस इतना ही कहा जाय कि 'कुल- 
गुरु और सचिव लोग आपको फौरन अयोध्या बुलाते हैं। आप हमारे साथ 
तुरंत चलिये।' राम-सीता के वनवास के बारे में अथवा सम्राट के स्वर्गे- 
वास के बारे में भरत से किसी प्रकार की भी बात न की जाय । हमेशा की 


११२ दद्वरथ-नं दन श्रीराम 


तरह कैकयराज के लिए वस्त्र और आभूषण भेंट-रूप में ले जाये जाय॑ ।” 
इस प्रकार वसिष्ठ मुनि ने दूतों को आदेश दिया । 


दूतों को रास्ते के लिए कपड़े, खाना और आवश्यक वस्तुओं के साथ 
बिना विलंब के रवाना कर दिया गया । वे केकयराज के लिए नाना प्रकार 
की भेंट अपने साथ ले गये । अति शीघ्र चलनेवाल घोड़ों पर सवार होकर 
दूत जंगल, नदी और पहाड़ों को पार करके ककय राज्य को दिशा में जाने 
लगे। 

कौकय राज्य अयोध्या से काफी दूर पर था। आजकल का पंजाब और 
उससे भी आगे का परिचम प्रदेश केकय राज्य कहलाता था। जब दूत 
लोग कैकय देश की राजधानी राजगृह पहुंचे तब वे तथा उनके घोड़े एक- 
दम थक गये थे। यात्रा का मार्ग कठित था और वे घोड़ों को बहुत तेज 
दोड़ाते हुए आये थे । 

जिस दिन वे राजगृह पहुंचे, उस रात को राजकुमार भरत ने बड़े 
भयंकर सपने देखे । उस दिन वह अश्ांत चित्त से बिस्तर से उठे । उनका 
मुखमंडल मुरझा-सा गया । यह देखकर भरत के मित्रों ने उनके मत को 
बहलाने के लिए नृत्य, गायन तथा हास्य-विनोद आदि का प्रबंध कराया, 
कितु किसी अज्ञात कारण से भरत के मन में किसी चीज के लिए उत्साह 
पैदा नहीं हुआ । 

प्रेम के वेगों का भेद हमें अभी तक पता नहीं । संभव है कि राजा दश- 
रथ की मनोव्यथा, मृत्यु-वेदना भरत के हृदय तक पहुंच गई हो । 

मैंने बहुत सवेरे आज एक सपना देखा है। कहते हैं कि सुबह के 
समय का सपना सच होता है। मुझे लगता है कि हम चारों भाइयों में से 
किसीको कुछ होगा । मेरे मन में एक अजीब तरह के क्लेश का अनुभव हो 
रहा है। मुझे बड़ा डर-सा लग रहा है। समझ में नहीं आता कि मैं क्‍या 
करूँ ? ” भरत ने अपने मित्रों से कहा ) ठीक उसी समय अयोध्या से दूत 
वहां पहुंच गये ओर उन्होंने महल में प्रवेश करने की अनुमति मांगी । 

ककय के राजा तथा उनके पुत्र युधाजित ने दूतों का आदरपूर्वक 
स्वागत-सत्कार किया। दूतों ने भी उन दोनों का, उचित रूप में, सम्मान 
किया। फिर वे भरत से कहने लगे, “कुलगुरु और मंत्री सबने आपको 
मंगल-कामनाएं भेजी हैं और हम लोगों से कहा है कि एक बहुत आवश्यक 
काम आ पड़ा है। आप एकदम अयोध्या छौटठ चलें। आप इन वस्त्र और 
आशभूषणादि का स्पर्श करें। इन्हें कैकयराज को समपित करना है।” 

भरत ने वेसा ही किया। दूतों से भरत ने पूछा, “पिताजी कुशल से 


अनिष्ट का आभास ११२ 


हैंत ? भाई श्रीराम और लक्ष्मण कैसे हैं ? वे स्वस्थ हैंत ? सब मात्ताएं 
कैसी हैं ?” 

दूतों ने उत्तर दिया, “सब ठीक हैं, राजकुमार ! आपका मंगल हो । 
आप जल्दी वापस घर चले । सबको आपको देखने की तीक़ इच्छा है । 
दूतों ने सत्य को छियाते हुए कहा । उनकी बात से कुछ ऐसा लग रहा था 
कि राज्याभियेक के लिए अथवा ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण वार्ता के लिए 
भरत को बुलाया जा रहा है । 

राजकुमार विलंब किये बिना अयोध्या छौटने को तैयार हो गये। 
उन्होंने अपने नाना और मामा से तथा अन्य मित्रों से विदा लीं। 
कैकयराज और उनके पुत्र युवाजित ने महाराजा दशरथ और रामचंद्र के 
लिए अनेक बहुमूल्य वस्तुएं रथों में रखवा दीं। यात्रा के लिए आवश्यक 
चीजों का भी प्रबंध करा दिया। 

और सब-के-सब अयोध्या की ओर तेजी से जाने लगे । 


ई ३ रु प 
अनिष्ठ का आभास 


भरत और उनके साथी अयोध्या का पथ बड़ी शीघद्रता के साथ तय 
करने लगे। घोड़ों को आराम देने के लिए ही उन्हें कहीं-कहीं रुकना पड़ता 
था। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे आठवें दिन अयोध्या आ पहुंचे । 
अयोध्या की दशा भरत को कुछ विचित्र-सी रूगी । उन्होंने पूछा, 'सारथी, 
नगर में पहले-जैसी चहल-पहल क्‍यों नहीं दिखाई दे रही है ” लोगों में 
प्रसन्‍्तता का कोई चिह्न नहीं दीख पड़ता । नगर के बाहर उद्यानों में 
आनंद के साथ घृमते हुए प्रसन्‍न नर-नारियों के स्थान पर मैं सभी जनों 
को उदास मुखमुद्रा में देख रहा हूं । 

“मंगल वाद्यों की ध्वनि कहीं भी सुनाई नहीं दे रही। लोगों ने गंध 
इत्यादि को क्‍यों त्याग दिया है ? क्‍या बात है ? अपशकुनों के ही चिह्न 
चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। मेरे मत की अश्ञांति प्रबल होती जा रही 
है रे 

भरत यों सारथी से पूछते रहे । उनका रथ बेजयंत नामक दुर्ग-द्वार 
से नगर के अंदर प्रविष्ट हुआ। वहां भी भरत ने देखा कि मुख्य बाजार, 
महल और मंदिर शोभाहीन हो रहे हैं। न सड़कों पर छिड़काव किया गया 
था, न घरों के सामने की भूमि लोपी गई थी, न अल्पना द्वारा चित्र बना- 


११४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


कर उस भूमि को अलंकृत किया गया था। लोगों के चेहरे ऐसे दीख पड़ते 
थे मानो कई दिनों से भूखे हों । भरत ने समझ लिया कि कोई बड़ी भारी 
दुर्घटना हो गई है और इसी कारण उन्हें वापस बुलाया गया है। 

भरत दशरथ के महल में गये | वहां पिता को न पाकर वह घबराये। 
माता कैकेयी का दर्शन करने के लिए वह उसके महल में गए। उन्हें देखते 
ही कैकेयी अपने स्वर्ण-आसन से उछलकर उतरी और पुत्र को छाती से 
लगा लिया । भरत ने मां के चरण छुए। पुत्र को प्यार से आलिगन करके 
उसका मस्तक चूमकर कैकेयी बोली, “बेटा, दीर्षायु हो। यात्रा कसी 
रही ? तुम्हारे मामा और परिवार के सब लोग कुशल से हैं न ? वहां की 
सारी खबरें सुनाओ |” पुत्र को अपने साथ आसन पर बिठाकर कंकेयी 
पूछने लगी। 

“मुझे यहां पहुंचने में प्रे सात दित लग गये। सब आनंद है। नानाजी 
ने और मामा युवाजित ने आपके लिए नाना प्रकार की चीजें भेजी हैं। 
मैं पहले पहुंच गया । और लोग उन चीजों को लेकर पीछे आ रहे हैं । पर 
मां, यहां यह क्‍या बात है ? मुझे एकदम क्‍यों बुलावा भेजा गया ? पिताजी 
को प्रणाम करने के लिए उनके भवन में गया तो वह वहां नहीं थे । यहां 
भी उनका आसन खाली देख रहा हं। मैंने सोचा कि यहीं होंगे । बड़ी मां 
के भवन में हैं क्या ? मैं पहले जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं ।' 

बेचारे भरत को बिलकुल पता न था कि यहां क्‍्या-का-क्या घटित 
हो छुका है। कैकेयी राज्याधिकार के लोभ से पागल हो गई थी। वह अपने 
पुत्र से कहने लगी, “वत्स, तेरे पिता ने संसार के उच्चतम सुखों का अनुभव 
कर लिया । उनके समान भाग्यशाली, यशस्वी राजा दुनिया में दूसरा 
कौन हो सकता है ? कोई यज्ञ, दूसरा कोई पुण्य-कर्म उन्होंने बाकी न 
रखा । सदाचारियों के वह आश्रय-स्थान थे । वह अपने लिए सबंथा उप- 
युवत परम-पद को प्राप्त हुए ।* 

“हाय | आप यह क्या कह रही हैं ?” यों कहकर भरत आसन से 
गिर पड़े। सम्राट की शून्य शेया को देखकर भरत फूट-फूटकर रोने लगे। 
अपने रेशभी उत्तरीय से चेहरे को ढंककर बहुत देर तक वह विलाप करते 
रहे । कभी भूमि पर लोट जाते तो कभी बैठकर रोने लगते । यह आघात 
उनके लिए असह्य था। तरुण हाथी के समान शरीरवाले, पूर्ण चंद्र जैसे 
मुखवाले, आजानुबाहु भरत पृथ्वी पर ऐसे गिरे, जैसे एक बड़ा वृक्ष कटकर 
गिर गया हो । 

ककेयी अपने पुत्र से फिर स्नेहपुवेक बोली, “मेरे बेटे, यह क्या कर 
रहे हो ? उठो । इस प्रकार क्लेश करना एक राजा को शोभा नहीं देता । 


अनिष्ठ का आभास ११५ 


सबके मान और आदर के पात्र होकर तुम अच्छी पदवी पा गये हो। 
ज्योतिर्मव सूर्य के समान तुम तेजयुक्त और प्रज्ञावाले हो । तुम्हें ध्य॑ नहीं 
छोड़ना चाहिए । उठो, खड़े हो, तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है |” 

भरत तो एकदम अकलष मन के थे । कैकेयी की बातें सुतकर भी उन्हें 
कल्पना न हुई कि क्या-क्या घटनाएं हो गई हैं। सिसकते-सिसकते मां से 
उन्होंने पूछा, “मैं तो इसी आज्ञा में था कि पिताजी भाई श्रीराम का 
युवराजाभिषेक धुमधाम से करेगे और मुझे उसमें शामिल होने का 
सौभाग्य मिलेगा। यही आशा लेकर मामा के घर गया था। मैं कैसा 
अभागा निकला ! ओह, मुझसे यह सहा नहीं जा रहा ! पिताजी को क्‍या 
कष्ट था ? उनकी मृत्यु कैसे हुई ? मैं पास नहीं रह पाया। भाई श्रीराम 
और लक्ष्मण दोनों ने उनकी सेवा की होगी। उनकी मरण-यातना को वे 
अपने उपचारों से कम कर सके होंगे। दोनों बढ़े भाग्यज्ञाली हैं। मेरे शरीर 
की घृल को वे बार-बार कितने प्यार से हाथ फेरकर पोंछते थे ! उनके 
स्पर्श से मैं कैसा पुलकायमान हो जाता था * मैं उनके छिए कुछ न कर 
सका । बड़ा तिकम्मा निकला मैं। मां, भेया राम कहां हैं? अब राम ही 
मरे लिए पिता हैं। वही मेरे गुद होंगे। उनके चरणों को पकड़कर मैं आशीर्वाद 
लेना चाहता हूं । मेरी प्यारी मां, पिताजी प्राण-त्याग करते हुए क्‍या 
कह गये थे ? उनके मुंह से जो वाणी निकली हो, मैं उसे बसी ही सुनना 
चाहता हूं । द 

ककेयी भी भरत को सारी बातें सुना देना चाहती थी। अपनी मनो- 
कामना को पूति ही उसका एकमात्र ध्यय था। पुराने संस्कार के कारण 
उसको कुछ हिवकिचाहट हुई, कितु वह एक क्षण के लिए ही। कितु लोभ 
ने विजय पाई । बोली, “तुम्हारे पिता श्रीराम कहते-कहते मरे। हे राम, 
हे लक्ष्मण, है जानकी !' वह यही रट लगाते रहे, 'मैं बड़ा अभागा निकला, 
जो राम, लक्ष्मण और बंदेही को फिर से देखे बिना ही चला जा रहा हूं । ” 

“क्यों, ऐसा क्‍यों हुआ ? राम और लक्ष्मण उस समय कहां थे ? उन्हें. 
पिताजी क्‍यों नहीं देख पाये ? ” भरत ने प्रश्न किया । उन्हें इससे और भी 
दु:ख हुआ । 

ककेयी ने सोचा कि सारी वातें बताने का यही अवसर है। बोली, 
“मेरे प्यारे भरत, राम तापस के वेश में दंडकारण्य वन चला गया । सीता 
और लक्ष्मण भी दोनों उसके साथ चले गये ।” 

यह सुनकर भरत को बड़ा आश्चय हुआ । 

“मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई से क्‍या अपराध हो गया 
था ? किसी ब्राह्मण का धन उन्होंने चुराया था? किसी निरपराधी को 


११६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


सताया था? किसी स्त्री के प्रति अनुचित इच्छा दिखाई थी ? राम को 
दंडकारण्य वन क्‍यों जाना पड़ा ? किसने उन्हें यह दंड दिया ?” भरत ने 
एक सांस में पूछ डाला । 

उन दिनों बड़े भयंकर पाप करनेवाले अपराधियों को ही वन भेजा 
जाता था। 

कैकेयी अब और भी खुलासा करने लगी | उसने कहा, “राम ने कोई 
बुरा काम नहीं किया, न किसीकी चोरी की, न किसीको तंग किया, न 
किसीकी स्त्री की तरफ बरी निगाह डाली। बात यह थी कि राजा राम 
को युवराज बनाना चाहते थे। उसकी सव तैयारियां होने छूगीं । मुझे जब 
' इस बात का पता चला तो मैंने राजा से दो वर मांग लिये | यद्यपि राजा 
को मालूम नहीं था कि मैं क्‍या मांग गी, राजा ने मुझे वर दे दिये। मेरी 
पहली मांग तुझे युवराज बनाने की थी और दूसरी राम को देश-निकाला 
देने की । राजा वचनबद्ध हो गये थे। वह उससे पीछे कैसे जा सकते थे ? 
सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन चला गया | उसके वियोग में राजा ने 
प्राण-त्याग कर दिये। अब तुझे यही सोचना चाहिए कि आगे के क्या-क्या 
काम बाकी हैं। तू धर्म को समझता है। राज्य-भार उठानेवाला है। मैंने 
जो कुछ किया, तेरे लिए किया है। बृद्धि को स्थिर रख और क्लेश छोड़ 
दे | यह अयोध्यापुरी और कोशल राज्य तेरे हाथ में अनायास आ गये हैं। 
अब कुलगुरु वसिष्ठ के कहने के अनुसा र पहले पिता की क्रियाएं कर डालू। 
उसके बाद तेरा राज्याभिषेक होगा। तू वीर क्षत्रिय है । पिता के हाथ से 
तुझे राज्य मिला है। उसे सम्हालना तेरा कतंव्य है।” 


: ३३: 
५ के. [48 
केकेयी का कुचक्र विफल 


भरत ने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में कितना भयंकर कांड हो गया 
है। उन्हें केकेयी पर इतना क्रोच आया कि उसका वर्णन करना कठिन है। 
बोले, “तुमने यह क्‍या कर डाला? मुझे राजगही लेने के लिए कहते हुए 
तुम्हें लज्जा नहीं आई ? हाय, मैंने पिताजी और बड़े भाई को खो दिया । 
मैं राज्य लेकर क्‍या करूंगा ? मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण तुम ही 
हो : तुमने ही भाई को राज्य से बहिष्कृत किया है! अब मुझसे कहती 
हो--राजा बन जाओ | मेरे घावों पर नमक छिड़क रही हो ! तुमसे 


ककेयो का कुचक्र विफल ११७ 


राजा ने ज्ञादी क्‍यों की ? उन्होंने भूल से आग को अपने आंचल में बांध 
लिया ! हाय, मेरे पिता को तुमने मार डाला ! 

“मां कौशल्या और सुमित्रा का अब क्या हाल होगा ? राम तुम पर सदा 
कितना प्रेम करते थे, उन्हें जंगल में भेजने की तुम्हें सझी कंसे ? बड़ी मां 
कौद्ल्या हमेशा तुमसे अपनी छोटी बहन की तरह बर्ताव करती थीं। 
उनके बेटे को चोर-डाकू की तरह राज्य से निकाल देंने की तुम्हें हिम्मत 
कसे हुई ? क्‍या तुम्हें इस बात का बिलकुल पता न था कि मैं राम को 
कितना चाहता हूं ! 

“दुर्भावना से पागल होकर तुमने यह क्या कर डाला ? तुम्हारी बृद्धि 
_ को क्‍या कहूं ? महापराक्रमी मेरे पिता राम-लक्ष्मण को अपना बड़ा भारी 
सहारा समझते थे। उन्हें जंगल में छोड़कर मैं गद्दी पर बंठ जाऊं ? मुझसे 

सकता है ? क्‍या इसे मैं कभी मान सकता हूं ? तुम्हारी इच्छा 
कभी पूरी नहीं होगी। 

“इतना भयंकर कुकर्म करनेवाली को मैं अपनी मां नहीं मान सकता । 
परंपरा से राजकुलों में यही नीति चली आई है कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी 
मिलनी चाहिए। उस नीति का तिरस्कार करने की बात तुम्हें सूझी कसे ? 

“तुमने यह भी सोचा कि दुनिया हमें क्या कहेंगी ? सभी राजकुलों 
में तथा हमारे अपने कुल में भी बड़े पुत्र के ही राजा बनने की प्रथा है। मैं 
उसीका पालन कहरूँगा। मैं जंगल से अपने बड़े भाई को वापस लाऊंगा । 
उन्हें ही राजा बनाऊंगा | जीवनभर उनकी सेवा करके आत्म-तृप्ति प्राप्त 
करूंगा । 

भरत इस प्रकार गुस्से से कहने लगे । ज्यों-ज्यों वह बोलते गये, उनके 
मन का दु:ख भी बढ़ता गया। वह कहने लगे, “मां, तुमने यह क्‍या कर 
डाला ? अब लोग मुझसे घणा न करंगे तो और क्या करेंगे ? ” 

इस प्रकार आवेश में आकर भरत भूल गये कि कैकेयी उनकी मां है 
और वह उसके पुत्र हैं। यह भावना ही उनके सन से निकल गई। इस 
कारण वह॒ बड़ी बरी तरह से मां की निंदा करने लूगे । राम पर उनका 

अटूट प्रेम, पिता के मरण का दुःख और लोगों की अप्रीति, ये सब एक साथ 

आ पड़ने से भरत को दुःख हुआ होगा, उसे हम तनिक सोचें और समझने 

का प्रयत्न कर। इन्हीं कारणों से माता के प्रति उनके म्‌ह से निंदा के वचन 

निकल पड़े । कठोर हृदयवाले और पढ़े-लिखे समालोचकों के मापदंड से 
हम भरत की परीक्षा न करे। 

भरत अपने क्रोध को दबा न पाये। जोर-जोर से मां को सनाने 

गे, “तुम देश के लिए अद्वितकारिणी हो | तुम्हें राज्य से बाहुर कर देना 


श्श्द ददरथ-नंदन श्रीराम 


चाहिए । तुम भ्रष्ट आचरणवाली हो। मुझे तुम अपने कामों के लिए 
मृतवत्‌ ही समझो । राजा को यमलोक भेज दिया और राम को दंडकारण्य 
में ! अब तुम्हें कौन प्यार कर सकता है ? तुम तो हत्यारी होगई । कुल का 
नाश कर डाला । तुम नरक में ही जाओगी। मेरे प्यारे पिता जहां होंगे, 
उस उत्तम स्थान पर तुम न जा सकोगी ! 

“तुम्हें देखकर ही मेरा शरीर कांप उठता है। आज से तुम्हारा-मेरा 
संबंध टूट गया । मेरे नाता राजा अश्वपति की तुम लड़की नहीं हो । तुम 
एक राक्षसी हो । सत्य एवं धर्म के स्वरूप मेरे भाई राम को तुमने वन भेज 
दिया। उसी दुःख में पिता मर गये। मेरे लिए इससे बुरा और क्‍या हो 
सकता है ? 

भरत आगे कहने लगे, “राम कौशल्या का एकमात्र बेटा है। मां होकर 
भी तुम्हें उसपर दया नहीं आई । तुमने यह नहीं सोचा कि लड़के को जंगल 
में जाते देखकर वह कसी तड़पेगी ? लड़का तो मां के शरीर का ही एक अंश 
है। मां-बेटे के इस गहन संबंध को जानते हुए भी कौशल्या के प्राणप्रिय 
पुत्र को तुमने कौन-से हृदय से घोर जंगल में भेज दिया ? तुम्हारे लिए बड़े- 
से-बड़ा दंड भी कम ही होगा । 

“सुनने में आता है कि कामधेनु के करोड़ों पुत्र होने पर भी जब उसने 
अपने दो पुत्र--ब लों को हल में जोते और एक दुष्ट किसान द्वारा सताये 
जाते देखा तो वह रो पड़ी । उसकी आंखों के आंस देवेंद्र के शरीर पर गिर 
पड़े । उसकी सुगंध से ही देवेंद्र समझ गये कि ये आंसू सुरभि कामधेनु के 
होने चाहिएं। इंद्र को भी बहुत दुःख हुआ। करोड़ों पुत्रवाली सुरभि को 
जब अपने दो पुत्रों के दुःख से इतना कष्ट हुआ तो एक ही संतानवाली 
कौशल्या का क्‍या हाल होता होगा ? 

“तुमने सोचा होगा कि मुझे राजा बनाकर मैं और तुम दोनों आराम 
से दिन बिताएंगे ” पर यह कभी न होगा। तुम्हारे राक्षस-स्वभाव को 
धिक्‍कार है ! तुम्हें सुख के बदले दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । पिता की 
क्रियाएं करना मेरा पहला काम है। उसके बाद दंडकारण्य जाऊंगा। राम 
के चरणों में मस्तक रखकर यह राज्य उनको सौंप दूगा। फिर तुमने मेरे 
लिए जो पाप का संचय कर रखा है उसे मिटाने के लिए वनवास मैं स्वयं 
करूंगा । द 

“तुमने जो अपराध किया वह बहुत ही भयंकर है । उसके लिए कौन- 
सा प्रायश्चित्त हो सकता है ? अपने-आप गले में तुम फांसी क्‍यों नहीं लगा 
लेतीं ? या अस्नि में कुदकर जल मरो न |! स्वयं जीवनभर दंडकारण्य में 
रहने का निश्चय कर सकती हो ! कुछ भी हो, मैं तो राम के पास जाने 


भरत का निदुचय ११६ 


ही वाला हूं। उन्हें वापस राज्य सौंपकर ही मेरे मन को शांति मिलेगी ।” 

भरत ने क्रोध के आवेश् में आकर मां के प्रति बहुत बुरे वचन कह 
डाले | वह नये पकड़े गये जंगली हाथी की तरह दीर्घ निश्वास लेने लगे। 
उनकी छाल-लाल आंखों में आंसुओं की धारा ऐसी लगती थी जैसे रक्त 
बह रहा हो। कंबन कहते हैं, भरत बोले, “इस महल में तुम्हारे पास अब 
मुझसे नहीं रहा जाता है। मैं मां कौशल्या के पास जाऊंगा । उनके चरण- 
कमलों को प्रणाम करके उनके पास अपना दुःख रोकर कुछ सांत्वना 
पाऊंगा ।” 

केकेयी का स्वप्न इस प्रकार छिन्त-भिन्‍न हो गया। वह भूमि पर 
लोटकर जो र-जोर से रोने छगी। 

0 0 ।ए 
रामायण के पात्रों में भरत सर्वोत्तम है। रामायण का अति सुंदर खंड 

चित्रकूट में राम-भरत-मिलाप है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 
दुनिया में चाहे कितना ही पाप चलता हो, एकाध ऐसे होते हैं, जिनसे धर्म 
की रक्षा होती रहती है । लोभ, छल, कपट आदि से पूरित इस दुनिया में 
कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, जिनसे संसार में परस्पर विश्वास, धैर्य और 
ग्राम का खोत भी प्रवाहित होता है, जिनसे लोगों को धर्मे-मार्ग पर चलने 
की प्रेरणा मिलती रहती है । धर्म आखिर कभी नहीं मिट सकता। 


$ डे ३ 
भरत का निश्चय 


सारे अंतः:पुर में भरत के लौटने की खबर फैल गई। कौशल्या अपने 
पति तथा पृत्र-वियोग के शोक को भूल नहीं पाती थीं। जब उन्होंने सुना 
कि भरत लौट आया तो सुमित्रा से कहने लगीं, “चलो, भरत से मिल 
आयें ।” सुमित्रा के साथ वह ककेयी के महल जाने को निकल ही रही थीं 
कि इतने में भरत स्वयं दुःख से पागल की-सी दशा में माता कौशल्या के 
पास दोड़ते आते दिखाई दिये । 

कौशल्या ने सोचा कि राजा हो जाने की उत्सुकता में भरत इतनी 
जल्दी आ पहुंचा है, नहीं तो केकय राज्य तो यहां से बहुत दूर है; लेकिन 
उन्होंने भरत को गलत समझा । उन्हें पता था कि कुलगुरु और सचिवों ने 
ही यह निश्चय किया था कि भरत को बुलवाकर पहले सम्राट की अंतिम 
क्रियाएं संपन्‍्न की जायं, तत्पश्चात्‌ भरत का राज्याभिषेक भी हो । इन 


१२० दक्षरथ-नंदन श्रीराम 


कारणों से भरत को देखते ही कौशल्या का वियोग ताजा हो उठा। बोलीं, 
“भरत, यह लो राज्य-पदवी तुम्हारे लिए तैयार पड़ी है । अब तुम्हारा रास्ता 
साफ हो गया। कैकेयी ने तुम्हारे लिए सब-कुछ करा दिया है। खूब आराम 
से राज्य-पालन करना | बाप के लिए तुम जो चिता जलाओगे, उसमें मैं भी 
कूदकर जल मरूंगी और अपने राजा के पास पहुंच जाऊंगी । 

कौशल्या के ये वचन सुनकर भरत एकदम नीचे गिर पड़े । उन्होंने मां 
के चरणों को पकड़ लिया। वह कुछ बोल न पाये । 

“भरत, मुझे मेरे राम के पास छोड़ आओ। मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए ।” कौशल्या रुदन करने लगीं । 

भरत बेचारे दुःख से लगभग बेहोश-से थे । बोले, “मैंने तो कुछ नहीं 
किया, मां ! मुझपर क्रोध मत करो । मुझे तो इस बात का तनिक भी आभास 
न था कि यहां कसे-केसे कुचक्त चलाये जा रहे हैं। भाई राम के प्रति मेरा 
प्रेम आपसे छिपा नहीं है । क्या आप मानती हैं कि मैं इस कुचक़ में शामिल 
था ? यदि इसमें मेरा जरा भी हिस्सा हो तो मेरी सारी विद्या, ज्ञान, सब- 
कुछ नष्ट हो जाय और दुनिया के समस्त पापियों के कमंफलों के दुष्परिणाम 
मुझे मिले । मैं सच कहता हूं, मां, कि इस षड़यंत्र में मेरा कोई हाथ नहीं 
था। 

भरत ने दोनों हाथ ऊपर करके शपथ लेते हुए कहा, “जो कुछ बूरा 
कांड यहां हुआ, उसमें यदि मैंने कोई भाग लिया हो तो मुझे उसके लिए 
बुरे-से-बुरा दण्ड मिले। ” मनुष्यों से नान। प्रकार के अपराध हो सकते हैं, 
भरत ने उनका वर्णन किया और कहा कि यदि राम को वन भेजने में 
उनका जरा भी हाथ रहा हो तो उन सब भयंकर पापों का जो कोई दण्ड 
नियत हो उसे भोगने के लिए वह तैयार है। 

वास्तव में कंकेयी ने अपने स्वार्थ के कारण जो चाल चली थी, उससे 
जो परिस्थिति बन गई थी, उसमें छोगों की निगाहों में अपने को निरप्राध 
साबित करना भरत के लिए कोई आसान बात न थी । 


भरत का स्वच्छ मन कौशल्या के कठोर बचनों से बहुत दुःखी हो गया। 
राजा की आज्ञा सुनकर रामचंद्र को दुःख नहीं हुआ था, कितु भरत इसके 
लिए तेयार न थे कि कोई उनसे कहे कि तूने राम को वन भिजवा दिया। 
कोशल्या ने जब यह आरोप उन पर लगाया तो भरत को असह्य चोट रूगी। 
वह जोर-जोर-से रोने छऊगे । वह सोचने लगे, 'हमेशा प्यार करनेवाली 


माता कौशल्या भी अब मुझपर संदेह करने लूगीं। इससे बुरा मेरे छिए 
ओर क्या हो सकता है ?' 


भरत का निशचय १२१ 


कितु कौशल्या आवेश में आकर ऐसा बोल पड़ी थीं। उन्हें यह समझते 
देर न लगी कि वास्तव में भरत कितने ऊंचे हृदयवाले हैं। कोशल्या 
को अपने बर्ताव पर पश्चात्ताप हुआ | उन्होंने भरत के सिर को अपने हाथों - 
में उठाकर प्यार से गोद में रख लिया और बोलीं, “बेटा, रो मत। तेरा 
दुःख मुझसे सहा नहीं जाता। प्यारे पुत्र, हम सब भाग्य के हाथ की कठ- 
पुतली हैं। लाचार हैं। मैं तेरे सदगुणों को जानती हूं । तुझे इस लोक में 
और परलोक में दोनों जगह बहुत ऊंचा स्थान मिले । 

भरत को उन्होंने आश्वासन और आशीर्वाद दिया । घुरू में भरत पर जो 
संदेह हुआ था, वह कौशल्या के मन से हट गया। भरत से मिलकर उन्हें 
कुछ शांति मिली । सोचने लगीं कि राम के न होने पर भी भरत तो मेरे 
पास है। कंबतन के कहने के अनुसार उस समय कौदल्या ने यही समझा 
मानो राम ही उनके पास वापस आ गये । उतने ही प्यार से उन्होंने भरत 
को हृदय से लगा लिया । 

कौशल्या भरत से बोलीं, “मेरे प्यारे भरत, तुम्हारे पुवंज राजा कई 
हो चुके हैं। कितु धर्म के सामने इतने बड़े राज्य को तुच्छ समझनेवाला 
तेरे-जैसा पुरुष आज तक कोई नहीं हुआ। तू राजाओं का राजा है। यों 
कहकर वह फूट-फूटकर रो पड़ीं । 

महारानी कौशल्या और भरत का कवि कंबन ने अपने कल्पना-नेत्रों 
से खूब दर्शन किया। हम भारतवासियों के हृदय में भी वे सदा वास करें, 
उनकी संस्कृति हमारे लिये अमर रहे । 

उसके बाद मृत' राजा की उत्तर-क्रियाएं विधिवत्‌ की गईं । शोक- 
विह्नल भरत और शत्रुघ्न को वसिष्ठ आदि गुरुजव आश्वासन देते रहे । 

दशरथ के निधन को चौदह दिवस हो गये । तब सभी अमात्यों ने एक 
सभा की और भरत को कुककर नमस्कार करके बोले, “हमारे प्रतिष्ठावान 
राजा इस दुनिया से चल दिये। राम-लक्ष्मण भी राज्य के बाहर हैं। अनाथ 
देश को आप न संभालेंगे तो कौन संभालेगा ? इसमें हम कोई अनुचित बात 
नहीं देखते, आप इन्कार न करें। अभिषेक के लिए सारी सामग्रियां तैयार 
रखी हैं| अन्य सभी प्रबंध भी हो चुके हैं। नगर के प्रमुख तथा राजकुल के 
लोग राह देख रहे हैं कि आप कब गद्दी पर बठगे। हमारी प्रार्यता स्वीकार 
करे और देश की रक्षा करें।' 

भरत ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने सब सभा-सचिवों का अभि- 
वादन किया और अभिषेक-सामग्रियों की ओर हृष्टिपात करके आदरपूर्वक 
उनको नमस्कार किया । फिर शांत स्वर में सभासदों को संबोधित करके 
कहने लगे, “ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार छुड़वाकर मुझसे राज्य लेने का आश्रह 


१२२ दशरथ-नंदन श्रीराम 


करना हम। रे कुलाचार के विरुद्ध बात है। आप सबका मंगल हो। आप 
लोगों की मांग टीक नहीं । श्रीरामचंद्र मेरे बड़े भाई हैं। वह जहां कहीं भी 
होंगे में वहां जाऊंगा और वहीं पर उनका अभिषेक कराकर सीता और 
लक्ष्मण-सहित उन्हें वापस अयोध्या ले आऊंगा। यह मेरा हृढ़ संकल्प है। 
इस काम के लिए हमें बड़ी संख्या में वन में जाना होगा । आप उस सबकी 
तेयारी करें। जाते-जाते हम वन का मार्ग ठीक कराते जायंगे। मजदूर 
लोग हमारे साथ जायंगे । राज-परिवार के सभी लोग चलेंगे। हमारी सेना 
भी साथ जायगी। हम श्री राम को वापस ले आयंगे। मैंने प्रतिज्ञा की है कि 
मैं राजा नहीं वन्‌गा। मेरा यह हृढ़ संकल्प आप लोग समझ लीजिये।” 

भरत के वचनों से सभा में सम्मिलित सभी लोगों को बड़े उत्साह और 
आनंद का अनुभव होने लगा । सब भरत का कहना मान गये । एक वृहत्‌ 
परिवार और सेना के साथ राजकुमार भरत की वन-यात्रा की तैयारी होने 
लगी। श्रीराम से मिलने की, उन्हें वापस राज्य में लाने की और उनके 
अभियेक की संभावना की आशा से लोगों में असाधारण उत्साह पैदा हो 
गया । 

व॒न-प्रदेश को जाननेवाले, कुएं, तालाब की खुदाई करनेवाले, नाव 
बनानेवाले बढ़ई, यंत्रों की जानकारी रखनेवाले, शीक्रता से बड़े-बड़े पेड़ों 
को काटने, गिराने और मार्ग को सुगम बनाना जिन्हें आता है, ऐसे लोगों 
का एक विशाल दल तैयार हो गया । वे लोग आगेनआगे चलकर मार्ग ठीक 
करते हुए राज-परिवार के लिए ठहरने भादि की व्यवस्था करते गये । 

राजा राम को वापस लाने के उत्साह में सारे कठिन-से-कठिन काम 
आइचरयंजनक तेजी के साथ होने लगे । कहीं पुर बाँघे गये तो कहीं सड़के 
बनाई गईं । ऊंची-नीची जमीन समतल की गई। जहां पानी जमा होकर 
मार्ग दुर्गंग हो गया था वहां पानी बहाकर निकालनेवाले नाले खोदे गये । 
पीने के पानी तथा अन्य आवश्यकताओं के सभी प्रबंध किये गये । भरत 
के आदेश से जब ये सब तैयारियां होती रहीं तब वसिष्ठ और मंत्री लोगों 
ने फिर से एक सभा की। उसमें भरत को बुलाने के लिए भरत के महरू 
में वाद्य-घोष के साथ दूतों को भेजा गया। भरत ने जब देखा कि बाजे- 
गाजे के साथ उनके लिए बुलावा आया है तो वह बहुत ही दुःखी हुए। 
बोले, “मैंने कह दिया है कि मैं राजा नहीं हूं, फिर यह सब आडंबर क्‍यों 
किया जा रहा है ? कपा करके बाजे बंद करें।” और फिर भाई शत्रुघ्न 
से बोले, “देवों तो शत्रुघ्न, मां कैकैेयी ने यह क्या कर डाला ? उनकी 
करतृतों से मुझे कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है ! पिता मर गये। देश 
अनाथ हो गया । वह अब बिना केवट की नाव के समान डगमगा गया है।” 


भरत का निइचय १२३ 


उधर भरत के निर्मल हृदय से मुग्ध लोग प्रतिक्षण उनकी राह देख 
रहे थे कि कब वह सभा में आयें। जैसे ही वह वहां पहुंचे, ऐसा छगा मानो 
रात्रि में चंद्र का उदय हुआ हो । सबको नमस्कार करके भरत अपने आसन 
पर बैठ गये । 

वसिष्ठ आदि गुरु तया विप्रजन भरत से फिर कहने लगे, ' देखिये, 
आपके पिता और हमारे दिवंगत महाराजा ने आपको यह राज्य सौंपा था । 
श्रीरामचंद्र ने प्रसन्‍्तता से आपको राज्य दिया था । आप संकोच न करें । 
राज्य-भार उठाने के लिए तैयार हो जाय और छोगों की रक्षा करें। 

वसिष्ठ के मुंह से यह सुनते ही भरत का मन राम के पास पहुंच गया। 
राम की याद से उनकी आंखों से आंसू बहने छगे। उनका आवेग बढ़ता 
गया। राजकुमार जोर-जोर से रोने लगे। अब कुलंगुरु वसिष्ठ की बात 
पर उन्हें गुस्सा-सा आया । वह बोले, “मैं कुलीन ढंग से बड़ा हुआ हूँ और 
पाला-पोसा गया हूं । उच्चकूल के संस्कार मुझे मिले हैं। जो वस्तु मेरी 
नहीं है, उसकी लालसा मैं कैसे करूं ? आप लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुन- 
कर मुझे आदचय हो रहा है। महाराज दशरथ का पुत्र ऐसा नीच काम 
कैसे कर सकता है ? श्रीराम राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह राज्य उन्हीं का 
है। श्रीराम राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के अलावा बड़े ही धर्मात्मा हैं और 
महाराज दिलीप और नहुष के तुल्य हैं। हर प्रकार से सिहासन के लिए वही 
योग्य हैं। आप लोग मुझसे ऐसा कार्य क्‍यों करवाना चाह रहे हैं, जो एक 
आये के लिए हीन है ? श्रीराम जिस दिल्ला में हैं, उस दिशा में हाथ जोड़कर 
बा णाम करता हैँ । वही राजा होने के योग्य हैं और वही राजा हैं । मैं 
नहीं । 

भरत के उदार निर्मल हृदय से निकले इन वचनों को सुनकर छोगों 
के मन पिघल गये । उनके गुण की चारों ओर प्रशंसा-ही-प्रशंसा सुनाई देने 
लगी । 

भरत ने आगे कहा, “यदि राजा राम मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं वन 
में ही रह जाऊंगा। वहीं तप करने लगूंगा। अतः आप बड़े-बूढ़े लोगों का 
भी कतंव्य है कि किसी भी उपाय से राम को वापस लाएं। उनका 
अं कराना चाहिए और यह काम आप लोगों के ऊपर ही निर्भर 

| १7 

इसके बाद भरत ने सुमंत से कहा कि यात्रा के लिए जल्दी निकलने 
की तैयारी करें। सारे नगर में फिर से आनंद का स्वर सुनाई देने छगा । 
उन्हें ऐसा लगा, जैसे रामचंद्र वापस आगये हैं। उनको पूरा विश्वास था 
कि भरत किसी-त-किसी प्रकार राम को वापस ले ही आयेंगे। 


१२४ दव्रथ-नंदन श्रोरास 
. ; ३५: 
वर 
उंह का सद॒ह 

निषादराज गुह ने देखा कि गंगा के सामनेवाले किनारे पर बहुत ही 
शोरगुल हो रहा है। उन्होंने पता लगाया कि एक बड़ी भारी सेना ने वहां 
डेरा डाला हुआ है। अपने आदमियों से गुह ने पूछा, “यह किस देश के 
राजा की फौज होगी ? उसके यहां तक आने का क्‍या कारण हो सकता है ? 
झंडा तो अयोध्या का दिखाई दे रहा है। मालूम होता है, ककेयी का पृत्र 
भरत भारी सेना के साथ आया हुआ है। रथ के ऊपर अयोध्याधीशों का 
कोविदार ध्वज दिखाई दे रहा है। अयोध्या का राजा तो अब भरत हुआ 
है न? राज्य उसे अनुचित युक्ति से प्राप्त हो गया । अब शायद वह रामचंद्र 
को मारने के इरादे से आया है। हमारे हथियारबंद सेनिक तथा सारा 
निषाद-कुल इकटठा हो जाय । अपनी तरफ के गंगा-तट की रक्षा में आप 
सब सावधान होकर खड़े रहें। नावों में सशस्त्र सनिक युद्ध के लिए तैयार 
रहें। देखते हैं, भरत की क्‍या मंशा है ? यदि उसके दिल में राम के प्रति 
विरोध न हो तो हम उसको गंगा पार करने में सहायता करेंगे, अन्यथा 
उसे और उसकी सेना को यहीं रोक दिया जायगा ।” 

यों कहकर तथा सारा प्रबंध करके राजा गुह भरत के लिए भेंट आदि 
लेकर एक नाव में उनसे मिलने के लिए चल पड़ा । 

उधर सुमंत भरत से कहने लगे, “देखिये, सामने राजा गुह आ रहा 
हैं। वह रामचंद्र पर अपार प्रेम रखता है। अपने परिजनों के साथ वह 
हमारा सत्कार करने आ रहा है। इस प्रदेश का वही अधिपति है। मुह 
और उसके आदमी यहां के वनों के कोने-कोने से परिचित हैं। वह हमें 
अवश्य ही बता सकेगा कि श्री रामचंद्र इस समय कहां पर हैं। इसके आदमी 
हमें आराम से श्रीराम के स्थान पर पहुंचा भी देंगे । ” 

इतने में निषादराज उनके पास पहुंच गये । उन्होंने भरत को नमस्कार 
किया और कहने लगे, “आप लोगों के यहां पधारने की मुझे कोई सूचना 
नहीं मिली । इसकी कोई चिता नहीं। यहां जो कुछ है, सब आप अपना 
ही समझें। जो सेवा हो, बताये । मेरा अहोभाग्य है कि आपका तथा राज- 
परिवार का स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ |” इस प्रकार गृह 
ने भरत से आदर-सूचक वाक्य कहे 

भरत बोल, “धन्यवाद, आपकी सद्भावना ही काफी है, और हमें क्या 
चाहिए ! मैं अपने बड़े भाई श्रीराम के पास पहुंचना चाहता हूं। भरद्वाज- 


गुह का संदेह १२५ 


आश्रम कहाँ पर है ? वहां पहुंचने का मार्ग कौन-सा है ? हमें बताने की 
कृपा करें।” 

गुह ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, “मैं अपने आदमियों के 
साथ आपको श्री राम के पास ले चलंगा। यह कौन-सी बड़ी बात है ! आपको 
या आपके परिवार को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दूंगा । हां, एक 
बात है। क्षमा करे। मेरे मन की शंका का निवारण कर दें तो अच्छा हो | 
हे राजकुमार, आप राम से मिलने आये हैं, यह ठीक है। कितु इतती भारी 
सेना को अपने साथ लाने का कया उद्देश्य है, क्या यह मैं जान सकता हूं ? 

भरत गुह के इन शब्दों को सुनकर अपमान और छज्जा से विचलित 
हो उठे । बोले, “हाय, अब मुझे लोग कैसी-कसी बातें सुनाते हैं। लोग 
मुझे श्रीराम का दुश्मन समझते हैं। सोचते हैं, मैं उन्हें मारने जा रहा हूं । 
इससे बुरी वात मेरे लिए और कया हो सकती है ? हे गृह, निश्चित रहो । 
पिता तो मेरे मर गये । अब मेरे पिता राम ही हैं। किसी भी उपाय से 
उन्हें मनाकर मैं अयोध्या वापस ले जाना चाहता हूं। मेरा यहां आने का 
केवल यही उद्देश्य है । मेरी बात पर विश्वास करो | 

भरत के चेहरे और बातों से गुह ने जान लिया कि उतका राम पर 
कितना अगाध प्रेम है। उनसे मिलकर गृह को बहुत ही आनंद हुआ । 
बोला, “राजकुमार, आपके समान उत्तम और कौन हो सकता है ? 
अनायास प्राप्त हुई राज्यश्री को ठुकराने की हिम्मत और किसमें है ? 
इतना बड़ा त्याग आप ही कर सकते हैं । आपकी जय हो ।”' 

शाम हुई। बृहत्‌ राज-परिवार के लिए खाने-पीने, सोने आदि का 
सारा प्रबंध निषादराज ने किया। सब सोने लगे । 

गृह से मिलने के बाद भरत का दुःख और भी बढ़ गया। अत्यंत 
निर्मेल स्वभाववाल भरत के मन में रामचंद्र के ही विचार आते रहे। उन्हें 
जरा भी नींद नहीं आई | पिता के मरने तथा भाई के राज्य से निकल- 
कर बन में जाने का दुःख उनके मन को जलती हुई आग की तरह तपाने 
लगा। भरत को बार-बार करवट लेते और लंबी-लंबी सांसें छोड़ते हुए 
देखकर मुह ने उनको बहुत समझाया। दोनों राम के भक्त थे । “राम 
कहां बठे थे ? कहां सोये थे ? उन्होंने क्या खाया ? क्या बोले थे ?” इस 
प्रकार भरत गृह से राम के विषय में ही पूछते रहे । गुह भी भरत को अपने 
स्वामी की सभी बातें विस्तार और प्रेम से बताने लगे । 

गंगातट पर इन दोनों भक्तों के मिलने का और राम-चर्चा करने का 
वर्णन पढ़ना संत-महात्मा लोगों को बहुत ही प्रिय लगता है । 

सब-कुछ बताकर गुह ने भरत को वह स्थान भी बताया, जहां 


१२६ दशरथ-संदन श्रीरास 


श्रीराम और सीता घरती पर सोये थे। यह देखकर लक्ष्मण रोने लग गये 
थे ओर सारी रात सो नहीं पाये थे । गुह ने कहा, “सारी रात लक्ष्मण ने 
धनुष-बाण लिये राम-सीता की रखवाली में काटी ।” 

यह वर्णन सुनकर भरत भी रो पड़े । अपनी माताओं को उन्होंने वह 
स्थान दिखाया | कहने लगे, “यहीं पर, मेरे कारण से, भेया राम जमीन 
पर सोये थे। यहां की घास भी कुछ दबी दिखाई दे रही है।' 

जब भरत ने गुह से पूछा कि उस दिन राम ने क्या खाया था, तो गुह 
ने कहा, “राम-सीता ने उस दिन ब्रत किया था। मैंने जो भोजन भेजा था, 
उसे उन्होंने लौटा दिया था । लक्ष्मण के हाथ से थोड़ा पानी पिया था, 
बस । दूसरे दिन सुबह केशों की जटा बना ली और पैदल ही चल दिये ।” 

राम को किसी तरह भी वापस लाने के निवचय से भरत अयोध्या से 
निकले थे। उस उत्साह में वह दुःख को कुछ भूल-से गये थे । कितु जंगल 
में गृह से वार्तालाप करने के बाद, राम के तापसी जीवन का हाल सुनकर, 
फिर से उनमें उदासी आ गई । बोले, “मेरे कारण राम को कितना कष्ट 
सहना पड़ा : हाय , मैं अभी तक क्‍यों जीवित हूं ! मां को मुझे मुकुट 
पहनाने की बात क्या सूझी ! 

“मैं तो जेसे भी हो, श्रीराम को वापस लाकर सिंहासन पर बिठाऊंगा । 
आवश्यकता हुई तो चौदह वर्ष का वनवास का ब्रत उनकी जगह मैं पूरा 
करूंगा | इससे ब्रत भी भंग न होगा । राम इसका विरोध कैसे कर सकेंगे ? 
उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी ।”! 

सुबह होने लगी। भरत उठ गये और शरत्रुघ्त को जगाकर बोले, 
“भाई, उठो ! अभी तक कैसे सो रहे हो ? हम सबको जल्दी से नदी पार 
करनी है | गृह से कहो कि इसके लिए प्रबंध कर दे ।” 

शत्रुघ्न बोले, “भाई, मैं सो नहीं रहा | जागा हुआ ही हूं। सारी रात 
मुझे भी श्रीराम के ही विचार आते रहे हैं।' 

इतने में गृह स्वयं वहां पहुंच गये । पूछने रूगे, “रात को आप लोगों 
को नींद ठीक आई कि नहीं ? आशा करता हूँ कि आप सबकी थकावट कुछ 
टूर हुई होगी। आपके परिवार के सब लोग क॑से हैं ? मैं अभी .जाकर 
गंगा पार करने का प्रबंध किये देता हूं ।” । 

गुह की व्यवस्था सचमुच कमाल की थी | छोटी-बड़ी कई नावें तैयार 
हो गई । सारी सेना, सारे सामान के साथ, नावों में चढ़कर गंगा पार 
चली | भरत, राजमाताएं और वसिष्ठ आदि गुरुनन दूसरी नावों में 
बेठे | एक बहुत बड़े मेले के समान वहां खूब शोर मच रहा था । लोगों में 
अब नया उत्साह भरा हुआ था। भरत का दृढ़ निश्चय था कि श्रीरामचंद्र 


भरद्वाज-आश्रम में भरत १२७ 


को वापस लाना ही है। इसलिए राम-वियोग और राजा के निधन का 
दुःख लोग कुछ भूल-से गये थे । एक भरत का हृदय अब भी व्याकुल था। 

वाल्मीकि-रामायण में भरत और अयोध्या के जन-समुदाय के गंगा 
पार होने के वर्णन से मालम होता है कि उस दिन वहां ऐसी हलूचल मच 
रही थी, जिस प्रकार कि आजकल किसी महत्त्वपूर्ण उत्सव पर रेल के 
प्लेटफार्म पर हुआ करती है । जब सारी सेता गंगा-पार हो गई तब भरत 
एक अलग नाव में बैठे | सबने गंगा नदी को पार किया और भरद्वाज 
मुनि के आश्रम में पहुंचे । 

ए 0 0 

रामायण की कथा में भरत का चरित्र ही हमारे उद्घार के लिए 
पर्याप्त है। लोग रामावतार की वास्तविकता पर विदवास करे दा न करें, 
भले ही रामचरित को ऋषि की कल्पना समझें, कितु रामायण के सृष्टि- 
कर्त्ता ऋषि वाल्मीकि मंदिर में रखकर पूजने के योग्य हैं, इसमें कोई 
संदेह नहीं । भरत-जैसे पात्र की स॒प्टि करने के लिए कितना ज्ञान, कितनी 
भक्ति और कितना वराग्य चाहिए। हमें क्‍यों भरत-चरित्र को पढ़कर 
इतना आनंद होता है ? उसका यही कारण हो सकता है कि हम सभी के 
अंत:करणों में ज्ञान और भक्ति का भाव किसी कोने में अवध्य है, यद्यपि 
हमें उसका पता नहीं । अन्यथा हम पशुओं से भिन्‍न नहीं होते । शरीर-बल 
2 भी कहीं अधिक पशुओं के शिकार होकर हम सब कभी के मिट 
गये होते । 


; ३६: 
भरद्ाज-आश्रम में भरत 


भरत और उनके साथी भरद्वाज मुनि के आश्रम को जाते हुए प्रयाग- 
वन पहुंचे । वहां से कुछ दूर उन्हें एक मनोरम उपवन दिखाई दिया। 
उसके बीच एक पर्णशाला दीख पड़ी । भरत ने अनुमान लगाया कि वह] 
भरद्वाज मुनि की कुटी होगी । अपने परिजनों और सेना को आश्रम के 
बाहर ही छोड़ भरत ने वसिष्ठादि विशिष्ट जनों के साथ आश्रम में 
नम्नतापूर्वक प्रवेश किया। उन्होंने अपने धनुष, बाण और खडग आदि 
उतार दिये और पैदल ही आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां भी अपने अन्य 
सचिवों को रोककर वह केवल वसिष्ठ ऋषि के साथ कुटिया की ओर 
चले | वसिष्ठ ऋषि को देखते ही भरद्वाज मुनि अपने आसन से उठे | शिष्यों 
द्वारा जल मंगाकर उन्होंने वसिष्ठजी का स्वागत किया । भरत ने ऋषि 


श्२५ दक्षरथ-नंदन श्रीराम 


को प्रणाम किया | वह समझ गये कि यह राजकुमार भरत हैं। उन्होंने 
एक राजकुमार के योग्य उनका आदर-सत्कार किया, कुशल-प्रश्न पूछे । 
दशरथ के निधन की बात वह सुन छुके थे । इसलिए उस बारे में विशेष 
कुछ नहीं पूछा । 
0 ( 
दशरथ-तंदन श्रीराम” वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा जां 
हा है । वाल्मीकि के कथनानुत्तार भरद्वाज मुनि भी भरत के वहां आने 
के उद्देश्य पर संदेह करते हैं। उस संदेह-निवारण के लिए भरत से कुछ 
प्रश्न पछलते हैं । 

: तुलसी-रामायण में इस प्रकार का कोई उल्लेख देखने में नहीं आता , 
गोसाई तुलसीदासजी की रामायण में तो आदि से अंत तक भवित-ही- 
भविति है । गोसाईंजी ने यही माना होगा कि ऋषि लोग सर्वज्ञ होते हैं। 
वे क्यों भरत पर शक करने छगे ? 

.. पर तमिल कवि कंबन ने सर्वत्र वाल्मीकि का ही अतुकरण करने का 
प्रयत्त किया है। एकाधघ जगह उन्होंने भी कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन किया 
है, वह भी बहुत कम | इसका कारण यह मालम होता है कि वह टीका 
करनेवालों को कम-से-कम मौका देना चाहते थे । ह 

संत तुलसीदास की बात दूसरी है। श्रीरामचंद्र के ऊपर उनकी 
अनुपम भक्ति है। राम तो उनके अपने ही थे। उन्हें पुरा अधिकार था 
कि वह रामायण में जहां चाहें, वहां परिवर्तन कर दें । 

जो हो, हमें भी यह बात नहीं जंचती कि भरद्वाज मुनि भरत पर 
अविश्वास करने लगें | गुह राजा की बात अलग थी। रामायण में इसका 
यही समाधान मिलता है कि बाद में भरद्वाज मुनि कहते हैं, “वत्स, तुम्हारे 
गुणों को मैं खूब पहचानता हूं। तुम्हारे उद्देश्य की पवित्रता को सिद्ध 
करने और लोगों की तुम्हारे ऊपर श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही मैंने तुमसे ये 
प्रदन किये थे ।” 

हमारे युग में ऋषियों के प्रति भावना में और वाल्मीकि के जमाने 
की भावना में भी अंतर था। विष्णु के अवतार होने पर भी वाल्मीकि ने 
श्रीरामचंद्र को सामान्य मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया है। उसी दृष्टि 
से राम के ऊपर प्रेम के कारण 'राघवस्नेह बंधनात्‌' भरद्वाज के मन में 
संदेह होता है । पर उस पर भरतजी की प्रतिक्रिया देखते हैं तो उन्हें भरत 
की सच्चाई समझ में आ जाती है और तब वह समाधान के शब्द कहते 
हैं। वाल्मीकि-रामायण के सभी पात्र अपूर्व गुणसंपत्न हैं, कितु हैं मनुष्य । 
उनका तैज प्रातःकाल के सूर्य के समान. बहुत तीन नहीं होता। उनमें 


भरद्वाज-आश्रम में भरत १२६ 


मनुष्य-स्वभाव भी ठीक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन तुलसी-रामायण के 
पात्रों का तेज मध्याह्लु केसूयं की तरह प्रखर होता है और खूब चमकता है । 
5 के । 3 

भरद्वाज ने भरत से यथोचित कुशलू-क्षेम पूछा और बोले, “हे भरत, 
अपना राजकाज छो इकर तुम्हारा यहां आना कंसे हुआ ? तुम्हारी जिम्मेदारी 
तो अयोध्या में रहने से पूरी हो सकती है ? तुम्हारा उद्देश्य क्या है ? तरुण 
पत्नी के कहने में आकर दश रथ ने राम को वनवास दे ही दिया । अब राम 
से तुम्हें कोई अड़चन नहीं हो सकती । अपने राज्य को एकदम निष्कंटक 
बनाने के उदृश्य से निकल पड़े हो क्या ? 

भरद्वाज मुनि के इन शब्दों को सुतकर भरत की आंखों से आंसुओं की 
धारा बह निकली । उनके मृह से शब्द न निकल सके । 

“मेरा सर्ववाश हो गया * भरत बोले, “आप भी मुझ पर शक 
करने ऊगे ! भगवन््‌, ऐसा न करें। मुझ पर दया करें। मेरी सम्मति या 
जानकारी के बिना मेरी मां ने जो कुछ किया, उसके लिए मैं लाचार हूं । 
उसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरा एकमात्र उद्देश्य श्रीराम को अयोध्या 
वापस ले जाकर, उन्हें राजा बनाना और जीवनभर उनका सेवक बने रहना 
है। मैं तो आपसे यह जानने के लिए आया हूं कि मेरे भाई श्रीराम इस 
समय कहां पर हैं ? आप मुझे बुरा न समझें ।” कहते-कहते भरत फूट-फूट- 
कर रोने लगे! ह 

भरत की दीन दश्षा से द्वित होकर भरद्वाज वोले, “हे भरत, मैं 
तुम्हारे अंतःकरण को खूब पहचानता हूं । रघुवंश में पेदा होकर तुम उससे 
प्रथक्‌ केसे हो सकते हो ? राम पर तुम्हारी भक्ति अटल रहे। तुम्हारी कीति 
की वृद्धि होती रहे। अब तुम शोक छोड़ दो। दशरथ-नंदन श्री राम चित्रकूट 
में रह रहे हैं। आज रात तुम अपने परिवार के साथ मेरे आश्रम में ठहर 
जाओ। कल सुबह अपने मंत्रियों के साथ चित्रकूट जाना। तुम्हारे यहां 
ठहरने से मुझे बड़ा ही आनंद होगा । 

“स्वामिनू, आपसे मैंने अध्यंपाद्य तो पा ही लिया। क्‍या यह काफी 
नहीं है ? मुझे तो उसी में बड़ा संतोष हो गया । भरत ने उत्तर दिया । 

भरद्वाज मुनि समझ गये कि भरत उन्हें और उनके शिष्यों को कष्ट 
नहीं देता चाहते । मुसकराकर वह राजकुमार से बोले, “नहीं-नहीं, तुम 
रामभक्त हो । राजा दशरथ के पुत्र हो । मेरा धर्म है कि तुम्हारा यथोचित 
सत्कार करूँ | तुम अपने परिजनों को बाहर ही खड़ा क्यों कर आये हो ? 
उन्हें अंदर बुला लो । 

“ऋषि के आश्रम में जोर करना-कराना उचित नहीं। इसलिए मैंने 


१३० दशरथ-नंदन श्रीराम 


उन्हें बाहर ही रोक दिया । मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग हैं। उनके अंदर आने 
और रहने आदि से आपको कष्ट होगा। भरत ने नम्रता के साथ कहा । 

लेकिन भरद्वाज मुनि ने नहीं माना । उन्होंने कहा कि सब-के-सब अंदर 
आ जाय॑। मुनि की बात भला भरत कैसे टालते ! सबको अंदर बुला लिया । 

हवनशाला में भरद्वाज गये। उन्होंने तीन बार मंत्रोच्चार किया और 
आचमन करके देवासुर शिल्पी विश्वकर्मा और मय का आह्वान किया। 
यम, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवताओं को भी बुलाकर उन्होंने कहा, 
“देखिये, मैं भरत और उसके परिजनों का स्वागत करना चाहता हूं । 
इनकी संख्या बहुत बड़ी है। भोजनशाला का निर्माण और सभी प्रबंध 
तुरंत हो जाय । सबके ठहरने, सोने और विश्वाम करने की व्यवस्था भी 
करा दीजिये। मैं भरत का अतिथि-सत्कार, आप सबकी मदद से, किसी 
तरह की त्रुटि के बिना, संपन्‍त करना चाहता हूं ।' 

बहुत पहले विश्वामित्र के लिए ऋषि वसिप्ठ ने जो चमत्कार करके 
दिखाया था, वही इस समय भी हुआ । कितु तब दोनों मुनियों के बीच भयं- 
क्र युद्ध छिड़ गया था। इस बार बसा कुछ नहीं हुआ। राज-परिवार के 
लिए सुंदर भवन तैयार हो गये | गंधमाल्यादि मौजूद थे। खाने-पीने की 
इतनी वस्तुएं इकटठी हो गई थीं कि उनका वर्णन करना कठिन है। कहीं 
अप्सराएं नृत्य करती थीं तो कहीं गंध गान करते थे। उस देवी ढंग के 
प्रबंध की कल्पना करना भी मुश्किल है। भरत के सैनिक खा-पीकर ऐसे 
मस्त हुए कि वे अब दण्डकारण्य भी जाना नहीं चाहते थे। न अयोध्या 
लौटने के लिए ही उनका मन होता था। वे सोचने लगे कि उन्हें भरद्वाज- 
आश्चम में ही रोज-रोज ऐसा आनंद प्राप्त करने का अछण्य लाभ मिलता 
रहेगा। उन्हें इस बात का पता न था कि भरद्वाज मुनि ने यह सब तो अपने 
तपोबल से केवछ एक दिन के लिए ही घुलभ किया था, और प्रातः होते ही 
सब लोप हो जायगा । 

सुबह हुई | सबने देखा कि रात की बात सपना हो गई थी । 


: ३७: 
राम की पर्णकुटी 


दूसरे दिन सवेरे भरद्वाज मुनि ने भरत को बताया, “यहां से कोई ढाई 
कोस पर मंदाकिनी नदी बहती है। उसके दूसरे तट पर एक बहुत ही घना 
निर्जन वन है। उस वन की दक्षिण दिशा में चित्रकूट पर्वत है। उसकी तराई 
में राम लक्ष्मण ने अपने लिए पर्णंशाला बनाई है। उसमें ही सीता, राम 


राम की पणकुटों १३१ 


ओर लक्ष्मण का वास है। 

राजा दशरथ की तीनों रानियों ने भरद्वाज ऋषि की प्रदक्षिणा करके 
नमस्कार किया | तब मुनि ने भरत से कहा, “आप लोगों का परिचय तो 
कराये | भरत ने हरेक का नाम बताकर परिचय दिया । बोले--- 

“यह जो दुःखी, उपवास करते रहने से बहुत ही कृश-शरीर हो गई 
हैं, मेरे पिता को पटरानी कौशल्यादेवी हैं। भेया राम की जननी होने से 
देवेंद्र की मां अदिति के समान हैं । इनको सहारा देकर दायीं ओर मुरझाई 
पुष्पलता के समान शोकमसुद्रा में जो खड़ी हैं, वे हैं महाराज दशरथ की 
द्वितीय भार्या सुमित्रादेवी । लक्ष्मण और शत्रु ध्त इन्हीं के सुपुत्र हैं। यह 
खड़ी हैं, मेरी मां कैकेयी, जो हमारे सारे दुःखों की जड़ हैं। आय॑ स्त्री के 
आवरण में छिपी अनार्या ! / यों भरत ने कठोर वचनों से अपनी मां का 
परिचय दिया। 

कैकेयी ने भी लज्जित मुख से, जैसे अन्य दोनों रानियों ने किया था, 
उसी प्रकार ऋषि की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया । 

भरद्वाज मुनि ने भरत को समझाया कि मां के प्रति कटुवचन बोलना 
अनुचित है। जो कुछ हुआ है, वह संसार के कल्याण के लिए हुआ है । 

१ छे । 

भरत ने माताओं का जैसा परिचय दिया, उसका सुंदर वर्णन कंबन ने 
भी दिया है, कितु कंबन ने उसका स्थाव बदल दिया है। भरद्वाज-आश्रम 
के बदले वह इस घटना को भरत जहां निषादराज से मिले, वहां ले गये हैं । 

छा ७ ५ 

भरत अपनी सेना तथा परिजनों के साथ भरद्वाज मुनि द्वारा बताये 
गये मार्ग से चित्रकूट की ओर जाने छगे । जब चित्रकूट पर्वत दिखाई देने 
लगा तो सब उत्माह के साथ आगे बढ़े। पर्वत की तराई में श्रीराम की 
पर्णशाला को खोज निकालने के लिए उन्होंने दृष्टि दौड़ाई | पर्वत के नीचे 
के भाग में उन्होंने एक स्थान पर कुछ घुआं उठता देखा । उस निर्जन स्थान 
में वह राम के आश्रम के सिवा और क्‍या हो सकता है ? सब एक स्वर में 
चिल्ला उठे, “देखो, वह रहा श्रीराम का आश्रम 

भरत ने साथ के समस्त लोगों को वहीं रोक दिया । केवछ सुमंत और 
वसिष्ठ को अपने साथ लेकर जिधर धुआं दिखाई दे रहा था, उस ओर 
धड़कते दिल से चलने लगे । 

बिगड़ी हुई को बनाने का दृढ़ संकल्प करके इधर भरत राम के पास 
जा रहे थे, उधर चित्रकूट में राम अपनी प्रिया सीता से कह रहे थे--- 

“सीते, उन पक्षियों की ओर देखो | कैसे मगत होकर क्रीड़ा कर रहे 


१३२ दशरथ-नंदन श्री राम 


हैं ! उस चट्टान को तो देखो ! धातुओं के मिश्रण से उसका रंग किस प्रकार 
नीला, पीला और छाल चमक रहा है ! ये कैसी सुंदर वन-लताएं हैं ! ऐसे 
फूलों को तुमने कभी देखा है ? हमने सोचा था कि वनवास बहुत कठिन 
होगा । यहां तो हम उलटे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही पिता के 
वबचन-पाकूत करने का अनुपम संतोष भी हमें है। मुझे यह सोचकर तो 
और भी खुशी हो रही है कि भाई भरत राजा होने जा रहा है।' 

सीता और लक्ष्मण के साथ राम सुखपूर्वंक वनवास कर रहे थे | प्राक्ृ- 
तिक शोभा ने उनका मन मोह लिया था। वह मंदाकिनी के तट पर जाते, 
उसमें नहाते और नदी के सौंदय का आनंद लेते हुए सीता से कहते, ' 'प्रिये, 
कैसी मुलायम रेती है |! हंस और सारस कैसे आनंद से कललोल कर रहे हैं: 
कमल कैसे खिल रहे हैं! मालूम होता है कि नदी तुम्हारे सौंदर्य से प्रति- 
स्पर्धा कर रही है ! कैसा अदभुत नदी-तट है: जहां पश्ु पानी पीते हैं, वहां 
का जल लाल हो रहा है। क्‍या कुबेर का सौगंधिक सागर इसकी बराबरी 
कर सकता है? वह देखो, ऋषि-मुनि स्नान करके सुर्य भगवान्‌ की उपासना 
कर रहे हैं। पेड़ों से झड़कर फूल पानी में गिर रहे हैं। मोतियों जैसा फेन 
उछालती हुई मंदाकिनी दौड़ती आ रही है। इन वस्तुओं के सामने नगर में 
रहना कितना फीका लगता है : हम सचमुच भाग्यशाली हैं : ऋषि, मुनि 
एवं सिद्ध-पुरुषों के स्नान-जप आदि का दर्शन नगर में भरा किसको मिल 
सकता है ? इसी पर्वत को हम अयोध्या और इन विह॒ंगों को ही अयोध्या 
की प्रजा समझेंगे । मंदाकिनी को सरयू मान रंगे। लक्ष्मण और तुम मेरे 
साथ हो | मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए। जब जानवर अपनी प्यास बुझाने के 
लिए यहां आते हैं, और एक-दूसरे से निर्भीक होकर पानी पीते हैं, तो उन्हें 
देखकर मुझे बड़ा ही आनंद आता है। तुम्हारे साथ कंदमुल खाकर जंगल 
में घूमते हुए जो खुशी होती है, वह मुझे राजपद पाने या अयोध्या में रहने 
से नहीं मिल सकती । 

इस प्रकार श्रीरामचंद्र का चित्रकूट में बहुत ही अच्छी तरह समय 
व्यतीत हो रहा था । 

एक दिन तीनों जने पेड़ के नीचे वेठकर आनंद से बातें कर रहे थे । 
एकाएक उन्होंने देखा कि आसंमान में बड़ी धूल उड़ने लगी है। समुद्र की 
लहर की तरह आवाजें आने लगीं। भरत की बड़ी भारी सेना के घुसते ही 
जंगली जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे । जब राम ने यह हल- 
चल देखी तो लक्ष्मण से कहने लगे, “भाई, सुनो ! कहीं कोई भारी शोर 
हो रहा है । हाथी और जंगली भेंसे डर के मारे इधर-उधर भाग रहे हैं । 
देखना, क्या बात है ? हो सकता है कि कोई राजा शिकार खेलने आया हो 


भरत-मिलाप श१३३रे 


या सिह, व्यात्र जेसे घातक जानवर का आक्रमण हुआ हो | देखकर मुझे 
बताओ, क्या बात है ?” 

लक्ष्मण ने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा । उत्तर दिल्या में एक बड़ी 
भारी चतुरंग सेना चली आ रही थी । पेड़ के ऊपर से ही उन्होंने राम को 
चतावनी दी, “भेया, एक भारी सेना ध्वजा फहराती हुई; हाथी, घोड़े और 
पैदल चलनेवाले सेनिकों के साथ हमारी तरफ चली आ रही है | सावधान 
हो जाइये । एकदम आग बुझा दीजिये और सीताजी को गुफा में छिपा 
दीजिये। हम दोनों कवच' पहनकर धनुप और बाण लंकर आक्रमण का 
सामना करने के लिए तैयार हो जाय॑ ।”' | 

पर श्री राम इस समाचार से घबराये नहीं । बोले, “देखो तो सही, रथ 
के ऊपर किस देश के राजा का ध्वज है ? 

लक्ष्मण ने ध्यान से देखा | देखा क्या, देखते ही क्रोध के मारे उनका 
चेहरा एकदम लाल हो गया। वह आवेश्ञ में बोले-- 

“भैया, भरत को राज्य पाने से ही संतोष नहीं हुआ । अब वह हमें मार 
डालने को निकल पड़ा है। भरत का ही रथ है। रथ के ऊपर हमारा कोबि- 
दार ध्वज फहरा रहा है । आज मेरे हाथ में कैकेयी का लड़का अच्छी तरह 
आ गया है। उसे मैं जिंदा न छोड़ गा। अधर्मी को मार डालने में मैं कोई 
पाप नहीं देखता । बताइये, उस सेता का मुकाबला यहीं से करें, या पहाड़ 
के ऊपर से ? आज मैं भरत को मारकर केकेयी की नीच आज्ञाओं को मिट्टी 
में मिला दूंगा । इस वन में खून की नदी बहनेवाली है। हाथी से धकेलकर 
गिराये जाने पर जैसे एक पेड़ गिर पड़ता है, वेसे ही भरत मेरे हाथ से 
मरकर गिरनेवाला है। मैं इस सेता को भी तिर्मूल करदूंगा | इस बन के 
मृत मांस खानेवाल जानवर आज तृप्त होंगे । 

क्रोध से उन्मत्त लक्ष्मण यों अपने को भूलकर न जाने क्या-क्या कहे जा 


रहे थे । 


/“भृ 


2 


*+ रे८द ४ 
भरत-मिलाप 


लक्ष्मण के उत्तजित वचन सुनकर श्रीराम शांतिपूर्वक बोले, “तुम बड़े 
दक्तिशाली और पराक्रमी हो । मरत की सेना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं । 
कितु मेरी एक बात सुनो और उस पर विचार करो। क्रोध के कारण तुम्हें 
गलत बातें सुझ रही हैं । 

श्रीराम ने कहा, “मान लो कि भरत हमसे लड़ने आ रहा है, तब भी 


१३४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


मेरे धनुष-बाण उठाने का कोई कारण नहीं ।! पिता को दिए गये बचन को 
भंग करके, सगे भाई को मारकर, राज्य लेने से क्या राज्य मिलनेवाला है ? 
बंधु वांधवों को मारकर प्राप्त की हुई लक्ष्मी विष मिल हुए अन्न की तरह 
होती है । जिनके लिए हम घन अथवा राज्य-लाभ करना चाहते हैं, उन्हीं को 
हम मार डाल तो हमें खुशी किस चीज की रहेगी ? अधमं-मार्ग से हमें कुछ 
नहीं चाहिए । यदि मेरे सुख में तुम और भरत-शत्रुष्न भाग न ले सकें, तो 
वसा सुख मुझे कदापि नहीं चाहिए ।* 

लक्ष्मण को समझाते हुए उन्होंने कहा, “मेरी बात सुनो । मैं अच्छी 
तरह समझता हूं कि भरत यहां किस उद्देश्य से आ रहा है। तुमने कभी 
उसको हम में से किसी की कष्ट देते हुए देखा है ? निश्चय ही वह मुझे 
राज्य वापस देने आ रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं कि भरत ने महाराज को 
किसी तरह मना लिया है और माता कैकेयी को डांट-डपटकर और शांत 
करके मुझे वापस ले जाने को ही आ रहा है। भरत को मैं अच्छी तरह 
जानता हूं। भरत के विरुद्ध जो कुछ तुमने कहा, वह धर्म-विरुद्ध और 

अन्यायपूर्ण है। राज्य की तृष्णा तुम्हें है क्या ? जरा भी मन में हो तो मुझे 

बता देना | यहां आते ही मैं भरत से कह दूंगा कि लक्ष्मण राजा बनना 
चाहता है, उसे अपना राज्य दो। भरत मेरी बात सुनकर उसी क्षण तुम्हें 
राज्य दे देगा | इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। 

यों कहकर श्रीरामचंद्र मुसकराये । लक्ष्मण श्रीराम के इन वचनों को 
सुनकर लज्जा से झुक गये । 

“संभव है कि पिता महाराज दशरथ स्वयं हमसे मिलने आ रहे हों । 
लक्ष्मण ने कहा । 

पहले असाधारण शो रगुल और सेना को देखकर लक्ष्मण ने सोचा था 
कि भरत आक्रमण करने आ रहे हैं, लेकिन रामचंद्र की बातों से वह 
विचारने लगे कि महाराज दशरथ का यहां आना भी तो संभव है। राजा 
अपने परिवार ओर पूरी फौज के साथ श्रीराम को लेने निकल पड़े हों, यह 
भी स्वाभाविक ही है। 

लक्ष्मण लजा गये थे। उन्हें अपने आवेश पर पश्चात्ताप हो रहा था। 
आप में उन्होंने जो कुछ सोचा और कहां था उससे अब उनके विचार भिन्‍न 

| 

राम भी लक्ष्मण की मनोदशा समझ गये । बोले, “तुम्हारा कहना ठीक 
हो सकता है । हम किस तरह रह रहे हैं, यह देखने और कम-से -कम जानकी 
को वापस ले जाने के विचार से ही शायद महाराज आ रहे हों । कितु देखो 
तो, महाराज का द्वेत छत्र ऊपर नजर आ रहा है क्या ? पिताजी अगर 


भरत-मिलाप १३५ 


आ रहे होंगे तो उनका छत्र जरूर होगा ।” 

लक्ष्मण जहां पर राम बैठ थे, वहां पर हाथ जोड़ खड़े थ । 

कल श) छ 

सेना को कुछ दूरी पर रोककर, जहां से धुआं निकल रहा था, वह 
जगह ठीक से देख आने के लिए, भरत ने कुछ आदमियों को भेजा । कुछ देर 
बाद वे लौटे । उतकी बातों से भरत को पता चल गया कि जहां से धुआओं आ 
रहा था, वही श्रीराम की पर्णकुटी है। वह उसी ओर बढ़ने लगे । चलते- 
चलते उनके मन में तरह-त रह के विचार आने लगे । सोचने लगे---'श्री राम 
से मिलते ही मैं इस प्रकार प्रगाम करूंगा, यों बोलंगा ।' कितु जे से ही उन्होंने 
राम को घास पर बंठे देखा, सारी बातें भूछ गये और दौड़कर उनके पास 
जा पहुंचे । 

एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकका। उनकी आंखों से केवछ 
आंसुओं की धारा ही बह निकली । “भैया [” कहकर वह एकदम श्री राम 
के चरणों में गिर पड़े और फूट-फूटकर रोने लगे । 

श्रीराम ने देखा कि भरत शोक और उपवास के कारण एकदम दुर्बल 
हो गये हैं। उन्होंने शरीर पर मृल्यवान वस्त्रों की जगह वल्कल पहन रखे हैं। 
उन्हें पहचावना भी कठिन हो रहा था। भरत को दोनों हाथों से उठाकर 
रामचंद्र ने एकदम छाती से लगा लिया, प्यार किया, बांहों में भर लिया 
और बोले, प्यारे भाई, पिताजी को अक्रेल छोड़कर तुम यहां इतनी दूर 
कैसे आ गये ? ऐसे दुरबंल क्यों हो रहे हो ?” 

भरत के मुंह से एक शब्द भी न निकल पाया। राम ने धीरे-धीरे उनसे 
राज्य के बारे में राजाओं की परंपरा के अनुसार कुशल-प्रइन किये । राज्य- 
पालन-कार्य का वर्णत करके पूछा कि सब नियमों का पालन हो रहा है न ? 
भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया । कुछ देर बाद शांत होकर वह बोले, “राजा 
के धर्मों से मेरा क्या बास्ता ? सिहासन पर बैठकर राज्य-धर्म का पारून 
करना तो भैया, तुम्हारा ही कतंव्य है। मुझे तुम्हारी चाकरी के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं चाहिए। हमारे कुछ की तथा अन्य राजकुलों की यही 
परंपरा रही है कि पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। मेरे साथ तुम 
अयोध्या वापस चलो और राजमुकुट धारण. करके अपने कुल को और प्रजा 
को सुखी बताभो | पिताजी तो इस संसार में अपने कतेंव्यों को पूरा करके 
स्वर्ग को सिधार गये। मैं तो कैकय देश में ही था। तुम्हारे वियोग का 
आधघात पिताजी से नहीं सहा गया। तुम दुखी न हो और पिताजी की आत्मा 
के लिए जो तर्पण-संस्कार आदि करना है, वह करना चाहिए। मैंने और 
ज्ञत्रुघ्त ने तो कर लिया है। आखिरी दम तक पिताजी तुम्हारी ही याद करते 


१३६ दशरथ-नंदन श्रीरास 


रहे । तुम्हारे हाथ के दिये हुए तिछ और जल से उन्हें शांति मिलेगी।” ' 

भरत को पहले कौशल्यादेवी को, फिर गृह और बाद में भरद्वाज मुनि 
को समझाना पड़ा था कि वह निर्दोष है। कहना पड़ा था कि जो क्रुछ हो 
गया, उसमें उसका कोई हाथ न था। कितु राम से मिलने पर भरत को 
उनका ऐसा समाधान करने-कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई । 
श्रीराम ने तो भरत के चितातुर मुख को देखा, उनके शरीर को देखा और सब 
समझ लिया। भरत के हृदय को तो श्रीराम जानते ही थे। भरत भी श्रीराम 
को अयोध्या ले जाने का कहने के अलावा अपने बारे में कुछ भी न बोले । 

पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही राम धड़ाम-से नीचे गिर पड़े । कंबन 
का वर्णन है कि राम यों प्रताप करने लगे-. 

“आप तो सारी प्रजा के पिता थे। आपकी प्राण-ज्योति कैसे बुझी ? 
दया और धर्म के स्वरूप, हे मेरे पिता ! राजाओं के राजा ! आप केसे स्वर्ग - 
वासी हुए ! अब सत्य का स्थान कहां रहेगा ? 

दोनों राजकुमारों, सीता और सुमंत सबने नदी में जाकर स्नान किया | 
पिता का ध्यान करके हाथ में जल भरकर तपंण-क्रिया की। बाद में पर्ण- 
शाला लोटे। पिता की याद करके सभी पुत्र एक-दूसरे के हाथ पकड़कर 
खूब रोये । उससे उनका मन कुछ हल्का हुआ । 

| ७0 0 

यहां पर एक विषय का उल्लेख करना आवश्यक है। वाल्मीकि के 
अनुसार जब भरत राम से मिले, तब राम ने भरत को राजधर्म का एक 
लंबा उपदेश दिया। हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में नीति और 
धर्मोपदेश के ऐसे प्रसंग बार-बार आते हैं। आधुनिक लेखक कहानियों के 
लिए तीव्र गति और उत्तेजवा आदि को आवश्यक समझते हैं । पुराने ग्रंथों 
में भी ये बातें पाई जाती हैं। कितु साथ ही लोगों के शील को बढ़ानेवाली 
बातें उनमें बड़ी उदारता के साथ जोड़ी जाती हैं। पुराने ही टीकाकार 
कदते हैं कि इस जगह पर वाल्मीकि-रामायण में अध्याय कुछ आगे-पीछे 
हो गये हैं । 

इस राम-भरत के मिलाप का वर्णन वाल्मीक-रामायण में जैसा है, 
उससे अधिक स्वाभाविक रूप से कंबन की रामायण में दिया गया है । 
आधुनिक मन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तुलसी-रामायण 
में तो इस अवसर पर भक्ति की लहरों का ही दर्शन मिलता है | वर्षाकाल 
की सरिता की तरह वह भक्तिरस से भरपूर है। उलझनों के लिए वहां 
स्थान है ही नहीं । 


भरत का अयोध्या लोठना १३७ 


३६ 
भरत का अयोध्या लॉटना 


चारों राजकुमार और तीनों माताएं फिर से इकट्ठ होगये। यह मालूम 
होते ही उन्हें एक साथ देखने के लिए सभी छोग, जो अब तक आदरपूर्वक 
बाहर खड़े थे, पर्णयाला की तरफ दौड़कर आने लगे | खुशी की लहर दोड़ 
गई | सबने यही सोच लिया कि श्रीरामचंद्र अयोध्या छोटेंगे। इससे उनमें 
आनंद का सागर उमड़ पड़ा, और वे एक-दूसरे का आलिगन करने लगे, 
जसे आमतौर पर मंगल अवसरों पर किया जाता है । 

पिता के देहावसान के कारण दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण 
तथा पत्रवध् सीत। दुःखसागर में डूब हुए थे। परंतु जन-सम्ुदाय श्रीराम 
के दर्शन करके बहुत खग हो रहा था । 

वसिष्ठ तीनों रानियों को रामचंद्र की कुटी की ओर ले जा रहे थे। 
रास्ते में मंदाकिनी नदी का उन्होंने दर्शन किया। वसिप्ठ ने जब उन्हें 
बताया कि राम-लक्ष्मण अपनी जरूरत के छिए बहीं से पानी भरकर ले 
जाते होंगे तो कोशल्या और सुमित्रा दोनों रो पड़ी । 

“है सुमित्रे ! तुम्हारा वेटा कितना भछा है | मेरे लड़के के लिए वह 
रोज यहां से आश्रम तक पानी ले जाता है । अपने बढ़े भाई के लिए लक्ष्मण 
क्या नहीं कर सकता ? कोशल्या ने सुमित्रा से कहा । 

नदी के किनारे, जहां राम-लक्ष्मण ने दिबंगत पिता को श्रद्धांजलि दी 
थी, वह जगह उन्होंने देखी | दर्भ की नोक दक्षिण की तरफ रखी हुई थी 
श्राद्ध के समय का तिलान्‍त रखा हुआ था। उससे कौद्ल्या को अपने पति 
का स्मरण ताजा हो उठा। “महाराजाधिराज, तुम्हें आखिर यही खाकर 
संतुष्ट होना पड़ा । हाय, मैं मर क्‍यों नहीं गई ? तुम कहां चल गये ?/ यों 
दशरथ को याद करके और सुमित्रा का हाथ पकड़कर कौशल्या रोने लगीं । 

सब लोग पर्णशाला पहुंच | देवी तेजवाल राजकुमार घास की कुंटिया, 
में बंठ हुए थे। राजमाताएं मन में उत्पन्त अनेक प्रकार के आवेगों के कारण 
कमजोर होकर गिरने लगी थीं कि राम-लक्षमण ने उन्हें पकड़ लिया 
कौशल्या राम की पीठ पर अपने कोमल हाथ बार-बार फेरने लगीं ।. उन्हें 
समझ में नहीं आया कि खशी का अनुभव हो रहा है था दुःख का ? वह 
बेहोश-सी थीं । सीता को छाती से लगाकर कौशल्या बोलीं, “बेटी, जनक 
के घर में तुमने जन्म लिया, राजा दशरथ की पुृत्रवध्ृ बनकर मेरे घर में 
आईं | बचपन से बेभव के सिवा तुमने कुछ न देखा था । अब क्रिस प्रकार 


श्रे८  दशरथ-नंदन श्रीराम 


इस घोर वन में और ऐसी झोंपड़ी में वास कर रही हो ? मेरी प्यारी बह ! 
मुरझाये हुए कमल की तरह, धुल लगी सोने की मूर्ति की तरह, तुझे देख- 
कर मुझसे यह दुःख सहा नहीं जा रहा । मेरा दिल आग में पड़ी छूकड़ी की 
तरह जल रहा है। ु 
सामने वहस्पति-तुल्य ऋषि वसिष्ठ खड़े थे। श्रीराम ने उनके चरण 
स्पर्श करके प्रणाम किया । उन्हें विठाकर स्वयं भी उनके पास बेठे । विनय 
के अवतार भरत राम॑ के सामने बैठ । अन्य बंधुजन सभी सामने बैठे । सब 
यही देखना चाहते थे कि भरत के अनुरोध का श्रीराम क्या उत्तर देते हैं । 
“भाई भरत, राज्यभा र तुम्हारे ऊपर है, उसे छोड़कर मृगचम और जटा 
धारण करके क्‍यों निकल पड़े ? मुझे समझाओ ।” राम ने भरत से पूछा । 
भरत ने दो-तीन बार कुछ बोलने का प्रयत्न किया, पर हिम्मत हार 
गये | थोड़ी देर बाद किसी प्रकार अपने दिल को कड़ा करके बोले, “भैया, 
तुम्हें वत भेजकर उसी खेद में पिता मर गये। मेरी मां ने भी देख, लिया कि 
उसका षड्यंत्र निष्फल साबित हुआ । अब सारी दुनिया का अयवाद सुनती 
हुई अति लज्जित होकर वह नरक-यातना भोग रही है। अब सब बात 
बिगड़ गई है। आपके सिवा उसे कोई ठीक नहीं कर सकता |, अब आप 
राजमुकुट धारण करने को हाँ! कह दीजिये | इसी काम के लिए हम सब, 
अयोध्या की सारी प्रजा, सेना, विधवा माताएं, सभी यहां आपके पास 
इकटठ हुए हैं। हमारी इस छोटी-सी मांग को ठुकरांये नहीं । लोगों के दुःख 
को दूर कीजिये। कुछ-धर्म की रक्षा कीजिये । हमारा राज्य अनाथ होकर 
एक विधवा की तरह कांतिहीन हो गया है। उसको आप ही फिर से समृद्ध 
कर सकते हैं। चन्द्रमा जैसे अंधकार को हटा देता है, वेसे ही लोगों के म्लान 
हृदयों को फिर से आप चमका दीजिये। देखिये, ये सारे मंत्रिगण खड़े हैं । 
उन सबके साथ मैं आपके पैर पड़ता हूं। हमारी प्रार्थता स्वीकार की जिये ।”” 
यों कहकर भरत ने राम के चरणों को पकड़ लिया । 
श्रीराम ने भरत को बड़े वात्सल्य से छाती से लगा लिया और कहा 
“भेया, हमने बहुत अच्छे कुल में जन्म 'लिया है। अच्छी शिक्षा पाई है। 
माता-पिता ने उचित ढंग से पालन-पोषण करके हमें बड़ा किया है । हमसे 
बुरे काम होना असंभव है। तुमने कोई गलती नहीं की । व्यर्थ की चिता 
मत करो। दुःख छोड़ दो । अपनी मां को बुरा कहना हमारे शील के विरुद्ध 
है। इसलिए मां कैकेयी को कोसना बंद करो। हमारे पिता जो भी चाहते 
थे, हमसे करा सकते थे । उन्हें इसका पूरा अधिकार था | वह इमें राजगदी' 
पर बिठा सकते थे, तो वनवास भी दे सकते थे। माता-पिता की आज्ञा 
को हमें आदर और प्रसन्नता से मान लेना चाहिए। मरने से पहले पिताजी 


भरत का अयोध्या लोटना १३६ 


ने आज्ञा दी थी कि तुम राज्य-पालन करो। मुझसे कहा था कि चौदह 
वर्ष वन में बिताओं। हमारा धर्म पिता के वचनों का पालन करना ही है । 
तुम्हें राज्य-भार संभालना ही चाहिए। उसमें किसी प्रकार का दोष मैं नहीं 
देखता। मेरा धर्म जंगल में चौदह वर्ष बिताना है। देवेंद्र के समान पिता- 
जी की अंतिम आज्ञा का हम निरादर नहीं कर सकते । उनकी आज्ञा पूरी 
किये विना सारी पृथ्वी का राज्य मिलता हो, तो भी वह मुझे नहीं चाहिए, 
उससे मैं प्रसन्‍त नहीं हो सकता ।” 

भरत फिर भी न माने। बार-बार राम से विनती करने लगे कि 
अयोध्या वापस चले। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी सम्मति के बिना 
अयोध्या में जो अनर्थ हो गया है, उसे ठीक करना अब राम का काम है। वह 
स्वयं अपनी भी खूब निदा करने लगे। तब राम ने उन्हें रोका और कहा 
कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ,“भाई भरत, नियति को हम जीत नहीं 
सकते | शोक छोड़ो । जो कुछ होना था, सो हो गया । अब अयोध्या लौट 
जाओ। राज्य का भार संभालों। हम दोनों का करतंव्य पिता के वचन का 
पालन करने में ही है। उसके विरुद्ध हम चल नहीं सकते ।” 

रामचंद्र के अटल निश्चय को देखकर सब लोगों को एक ओर बहुत 
खुशी हुई, तो दूसरी ओर दुःख भी हुआ। भरत के अनुपम प्रेम, भक्ति और 
निर्मल हृदय को देखकर सब सोचने लगे, 'हम कैसे भाग्यशाली हैं, जो ऐसे 
सदगुणी राजकुमारों को हमने पाया है।' 

रामचंद्र ने निश्वयपूर्वंक कह दिया, “मैं ती पिताजी के कहे को पूरा 
किये बिना न लोटूगा । तुम अपना यह व्यर्थ प्रयत्त छोड़ दो । देखो, शत्रुघ्त 
होशियार.भाई है। वह तुम्हें राज्य-पालन में मदद करेगा। मेरे पास भाई 
लक्ष्मण है। तब हमें किस बात की कमी है ? हम चारों पुत्र पिताजी का 
कहना मानेंगे।” 

भरत के साथ जो ब्राह्मण आये थे उनमें एक विद्वान पंडित ऋषि 
जावालि थे। वह राम और भरत का संवाद सुन रहे थे। वह राम को 
दुनियादारी की बातें समझाने लगे। “क्यों बार-बार (पिता की आज्ञा, पिता 
की आज्ञा' कहते रहते हो ? सुनो राम, आखिर दशरथ कौन थे ? एक 
शरीर था, जिसका नाम दशरथ था। वह शरीर तो अब नष्ठ हो गया। 
पंचतत्व को प्राप्त हो गया। उनका अस्तित्व अब कहां रहा ? उस दीते 
शरीर से अब तुम्हारा क्या संबंध रहा ? इसे मैं मूलंता कहूंगा । सामने जो 
आराम की वस्तुएं हैं, उनका भोग न करके धर्म, परछोक आदि की बातें 
करना बेवकूफों का काम है। आज अयोध्या बिखरे केशोंवाली विधवा की 
तरह अनाथ है, दुःखी है। जाओ, उसकी रक्षा करो। राज्यभोगों का उप- 


१४० दशरथ-तंदन श्रीराम 


योग करो। भरत का कहना मान जाओ। पिता की आज्ञा' को भूल जाओ। 

जाबालि की इन बातों से राम को दुःख हुआ । वह बोले, “आपको तो 
सत्य की कोई परवाह नहीं है। मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूं । आप 
नास्तिकवाद की बात करते हैं। मैं तो सत्य को दुनिया की समस्त वस्तुओं 
से बढ़कर मानता हूं। इसलिए भाप मुझे समझाने का प्रयत्न छोड़ दी जिये |” 

तब वसिष्ठ ने राम से कहा, “राम, जाबालि नास्तिक नहीं हैं। किसी 
भी प्रकार से तुम्हें अयोध्या ले जाने की इच्छा से, और भरत का दुःख 
मिटाने के लिए, उन्होंने यह बात कही है। इसलिए उन पर तुम्हें नाराज 
नहीं होना चाहिए और तुम्हें ही राजा होता चाहिए । कितु पिता को तुमने 
वचन दे दिया है। उसके महत्त्व को मैं खूब समझता हूं । फिर भी भरत के 
ऊपर लोकापवाद रहेगा, उसके लिए क्या किया जाय ? तुम तो भरत को 
प्राणों से भी अधिक चाहते हो । हम सभी इस बात को जानते हैं। पर भरत 
तुम्हारी शरण में आया है। तुम उसके विरुद्ध कैसे चलोगे ?” 

पर राम अपने निश्चय से तनिक भी न डिगे । तब भरत ने सुमंत से 
कहा, “सुमंतजी, दर्भ ले आइये, और उसे यहां पर फैला दीजिये । मैं उस 
आसन पर बेठकर आमरण उपवास करूंगा ।” 

सुमंत की हिम्मत न हुई | वह रामचंद्र की ओर देखने छगे | तब भरत 
अपने हाथों से घास फेलाकर उस पर बैठ गये । 

“भैया भरत, यह सब क्या कर रहे हो ? उठ जाओ । मेरी बात मानो | 
तुम्हारा कर्तव्य अयोध्या लौटकर प्रजा की रक्षा करना है । क्षत्रिय-धर्म के 
प्रतिकुल काम न करो |” राम ने भरत को दर्भासन पर से उठा दिया। 

भरत उठ खड़े हुए। एकत्र जन-समूदाय से बोले, हे अयोध्या के सज्जनो, 
आप लोगों को कया हो गया है ? चुप क्यों खड़े हो ? श्रीरामचंद्र से क्‍यों नहीं 
एक साथ कहते कि वह अयोध्या चलें ? क्या आप लोग यह नहीं चाहते ?” 

तब सबने कहा, श्रीरामचंद्र को हम जानते हैं, वह सत्यव्रती हैं। पिता 
के वचन के विरुद्ध वह कभी नहीं जायंगे । हमारा प्रयत्न व्यर्थ होगा ।” 

तब श्रीराम बोले,“भाई, मेरे भरत, इन प्रजाजनों की बात मान जाओ । 
हमारे लोग धामिक वृत्तिवाले हैं। हम दोनों का हित चाहनेवाले हैं । 

तब भरत ने छोगों के सामने एक सुझाव उपस्थित किया। भरत ने 
कहा, “यदि आपका यही कहना है कि पिता की आज्ञा किसी तरह से भी 
पूरी करनी ही होगी, तो उसके लिए मेरे पास दूसरा उपाय है। भैया राम 
की जगह मैं वनवास-ब्रत पालंगा। वह अयोध्या लौठें और राजगद्दी पर 


६5 


बैठकर प्रजा का पालन कर।” 


भरत का अयोध्या लौटना १४१ 


यह सुनकर रामचंद्र खूब हँसे । बोले, “प्यारे भाई भरत, कसी 
बच्चों-की-सी बात करते हो ! हम कोई सौदा थोड़े ही कर रहे हैं जो जेसी 
अनुकूलता हो, बसी ही बात पलट दें । ब्रतों के साथ यह नहीं चल सकता । 
हां, किसी विपदा के समय में या कोई बीमारी हो या शरीर से दु्बंल हो 
तो, बड़े भाई का व्रत छोटा भाई लेकर अवश्य पुरा कर सकता है। पर यहां 
तो ऐसी कोई बात नहीं है। सज्जनो, क्या आप लोग यह मानते हैं कि मैं 
वनवास का ब्रत पूरा करने में असमर्थ हैं ? और उसके लिए भरत को आना 
चाहिए ?” 

लोग क्या उत्तर देते ? आखिर भरत से बोले, “भरत, सुनी । राम की 
अनुमति लेकर उनकी ओर से उनके प्रतिनिधिस्वरूप राज्य-सचालन करो। 
वसा करने में तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आयगा और सत्य का पालन 
भी हो जायगा ।* 

श्रीरामचंद्र ने प्यार से भरत को अपनी गोद में विठाया और प्रेम की 
वर्षा-सी करते हुए बोले, “मेरे भाई, तुम यही समझो कि मैंने तुम्हें राय्य- 
भार सौंपा है। उसे लेने से इन्क्रार मत करो। पिता जैसा कह गये हैं, वेसे 
ही हमें चलना है।' 

भरत बोले,'भैया, अब आप ही मेरे पिता और प्रभु हैं। आपकी आज्ञा 
शिरोधायं है। मेरे ऊपर सदा कृपा बनी रहे । आप अपनी दोनों पादुकाँे 
मूझे दे दें। उन्हें मैं आपकी जगह समझूंगा । अपने सिर पर रखकर उन्हें 
अयोध्या ले जाऊंगा। चौदह साल तक मैं राजधानी के बाहर रहकर आपको 
ही राजा समझकर प्रजा की रक्षा का कार्य देखता रहूंगा।* 

रामचंद्र भरत की इस मांग को इन्कार न कर सके। अपने पैरों की दोनों 
पादुकाएं उन्होंने भरत को दे दीं। भरत ने प्रणाम करके पादुकाओं को हाथ 
में लिया और फिर अपने सिर पर रख लिया। भरत पादुका लेकर कोट पड़े। 

राम से विदा लेकर सब वापस चले । लौटते हुए मार्ग में ऋषि भर- 
द्ाज से मिले । जब उन्होंने सारा वृत्तांत सुना तो उन्होंने भरत की बहुत 
प्रशंपा की.। बोले, “भरत, तुम्हारा यश कभी नहीं मिट सकता। दशरथ 
के पुत्र हो न ? जैसे पानी नीचे की ओर प्रवाहित होकर गिरता है, उसी 
प्रकार तुम्हारे कुल का शील सीधे तुम्हें आकर प्राप्त हो गया है। तुम्हारे 
पिता दशरथ धन्य हैं ! वह मरे नहीं हैं । तुम्हारे रूप में उन्होंने अमरत्व 
प्राप्त कर लिया है । 

वहां से चलकर वे सब गुह के स्थान पर गये। वहां गृह से विदा ली 
और गंगा पार करके अयोध्या पहुंचे। भरत को पिता दह्मरथ और बड़े 
भाई श्रीराम के बिना नगर बहुत ही बुरा छगा। अमावस्या की रात्रि की 


१४२ दद्रथ-नंदन श्रीराम 


तरह चारों ओर अंधकार-सा छाया हुआ लग रहा था। जब भरत केकय 
राज्य से लौटकर अयोध्या में ओये थे, उस समय उनके मन में कुछ आत्ंक- 
साबैठ गया था। पर अब तो सारी बातें मालम हो गई थीं। सब बातों 
को सोचते हुए उनका हृदय बहुत ही व्यथित हुआ । 

वह राजमहल में गये । सुने भवन में माताओं को उतारा । उनसे विदा 
ली । सभामंडप में राजगुरु वसिष्ठ और आमात्य लोग बैठ थे | उनसे भरत 
ने कहा, 'मेरा दुःख कितना भयंकर है, यह आप सब जानते हैं। मैं अब 
नंदीग्राम में रहकर उस दुःख को सहन करता रहूंगा। जेसा मैंने श्री राम को 
बताया है, उसी प्रकार वहां से मैं राजकीय कार्यों को करता रहूंगा । आप 
इसका समुचित प्रबंध कर दें । 

इसके अनुसार सभी प्रबंध कर दिया गया। भरत ने सभा बुलाई और 
कहा, “यह राज्य राम का है। उन्होंने उसे कुछ समय' के लिए मेरे हाथों में 
सौंपा है। गद्दी पर भेया श्रीराम की दोनों पादुकाएं रहेंगी । उनका दास 
होकर मैं राज्यभार चलाने की प्रतिज्ञा लेता हूं । 

सबके सामने भरत ने इस प्रकार प्रतिज्ञा ली । 

मंत्रियों की मदद से नंदीग्राम में रहते हुए भरत बहुत ही अच्छे ढंग 
से राज्य का संचालन करते रहे । श्रीराम के ब्रत पुरा करके छोटने तक 
भरंत ने राज्य-पालन के कार्य को एकदम अनासक्त रूप से, निःस्वार्थ भावना 
के साथ, मन को सदा प्रश्नु के ध्यान में रखकर, लोगों के कल्याण के लिए 
कर्तव्यों का बहुत ही उचित रीति से पालन किया । तप की व्याख्या भी तो 
यही है। जितना समय रामचंद्र ने वनवास का ब्रत लिया, उत्तना ही समय 
भरत ने नंदीग्राम में ऐसी ही उत्तम तपदचर्या करते व्यत्तीत किया । 

0 ७ 0 

चित्रकूट में भयंकर राक्षसों का वास था । उन सबका बड़ा नेता रावण 
था। उसका छोटा भाई था खर। यह राक्षस राम से बहुत देष रखता था । 
इसी कारण से खर और उसके साथी अब बार-बार चित्रकूट में आकर 
ऋषियों को सताने लगे। ऋषि लोग इससे तंग आ गये। उन्होंने राम से 
कहा, “अब इस वन में रहना हमारे लिए अशक्य हो रहा है। हम और 
कहीं जाकर रह लंगे। राक्षसों का उपद्रवः दिन-पर-दिन बढ़ता चला जा 
रहा है ।” राम ने उन्हें बहुत समझाया कितु तापस लोग डरे हुए थे । चित्र- 
कूट छोड़कर वे दूसरी जगह जाकर रहने लगे । 

जब से भरत विदा लेकर गये तब से श्रीरामचंद्र का मन भी कुछ 
उदास रहने लगा। माताओं की उन्हें बड़ी याद आने ऊलूगी । उसी स्थान में, 
जहां वे सब मिलकर गये थे, रहने के कारण रामचंद्र को उनकी याद बार- 


विराध-वध १४३ 


बार सताने लगी । जब ऋषि लोग भी वहां से जाने लगे तो राम, लक्ष्मण 
तथा साता ने भी ओर कहीं जाकर रहने का विचार किया और निश्चय भी 

कर लिया | 
जब मन में चित्रकूट छोड़ने का निर्णय. कर लिया तब तीनों मह॒षि 
अत्रि से मिले। प्रणाम कर उन्हें अपना विचार बताया। मह॒पि अत्रि.की 
पत्नी थीं महासती अनसूया । सीता ने अनसूया के चरण छुए और उनका 
शीर्वाद प्राप्त किया । “पति के साथ वन जाने को तैयार होकर तथा वन 
के कप्ट सहन कर दुनिया के लिए तुम मार्गदशिनी बनो । यों अनसूया ने 
सीता से कहा । सीता को बहत प्यार किया। अपने स्मरण के रूप में मंगल 
वस्त्र ओर आभरण, हल्दी, कुकुम आदि अनसूया ने सीता को दिये। महा- 
पतिन्नता, महासती अनसूयादेवी के आभूषण और वस्त्रों से सीता की शोभा 
और शक्ति असाधारण और अक्षय रही । सीता इन उपहारों को ग्रहण करके 
ऋषि-पत्नी से बोलीं, “मेरे पति श्रीराम मुझ पर मां. की तरह प्रेम की वर्षा 
कर रहे हैं। ऐसे पति के साथ मुझे भला किस बात का दुःख हो सकता है /”” 
इस प्रकार तीनों ऋषि और ऋषि-पत्नी से विदा लंकर वहां से चले। 


* ४0 :; 
(5. हे 
वराष-बरद 
सीता, राम और लक्ष्मण घने दंडकारण्य में चलते गये। चलते-चलते 
वे एक ऐसे स्थान पर प जहां कुछ हवन-सामग्री, वल्कलछ, सृग-चर्म 


आदि वस्तुएं दिखाई दों। शांत वातावरण था| राम-लक्ष्मण समझ गये कि 
यहां पास ही कोई-न-कोई आश्रम है। पश्ु-पक्षी चारों ओर निर्भय होकर घुम 
थे। पेड़ फल-फूलों से लदे थे । कुछ दूर चलकर वयोजूद्ध मुनि भी दिखाई 
दिये । अचानक श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को अपने बीच पाकर वे बहुत 
प्रसन्‍न हुए । बोल, “राजन, तुम हमारे रक्षक हो। तुम राजभवन में रहो या 
जंगल म, हम तुम्ह ही अपना राजा मानगे।” 
ऋषियों ने तीनों थके अतिथियों का भली प्रकार सत्कार किग्रा और 
रात वहीं बिताने की व्यवस्था कर दी । 
आश्रम में शांतिपूर्वक रात बिताकर तीनों जने ऋषियों से अनुमति 
लेकर, बड़े सवेरे ही, फिर चल दिये । आगे बड़ा भयंकर घना जंगल था । 
सिह, व्यान्न, चीते और भेड़िये आदि खूनी जानवर तथा विचित्र पक्षियों से 
वह भरा हुआ था। हमारे ये यात्री खूब सचेत होकर और इधर-उधर 


१४४ दशरथ-नंद्न श्रीराम 


निगाह रखते हुए सावधानी से आगे बढ़े जा रहे थे कि कुछ आहट-सी हुई। 
तीनों ने देखा कि उनके सामने पहाड़ के समान शरीरवाला एक भयंकर 
राक्षस खड़ा हुआ है। राक्षस भी उन्हें देखकर बादल की तरह गरजा। 
उसकी शक्ल बहुत ही घिनौनी थी। मांस और खन से चिपके कच्चे-गील 
व्याश्र-चर्म से उसने अपना शरीर ढंका हुआ था । उसंके हाथ में शूलायुध 
था, जिसकी नोक में हाल ही में मारे गये तीन शेर और एक हाथी के सिर 
खूस हुए थे। 
राक्षस ने अपने शूलायुथ को एक हाथ से ऊंपर की ओर उठाये रखा 
और दसरे हाथ से सीता को उचक्रकर उठा लिया। सीता को पकड़े-ही 
कड़े उसने राम-लक्ष्मण से गरजकर पूछा, “अरे छोकरो, कौन हो तुम 
दोनों ? बच्चों-जंसी तो तुम्हारी शकलें हैं। वेश तापसियों का धारण कर 
रखा है ! कंधे पर क्षत्रियों के शस्त्र छटक रहे हैं । साथ में, यह संदरी युवती 
भी है ६ वाह, केसे लोग हो तुम दोनों ! ऋषियों के आवरण मे बड़े दुरा- 
चारी मालूम होते हो । झम नहीं आती * धोखेबाज युवको, जानते हो कि 
में कौन तुम्हारे सामने खड़ा हूं ? मैं हुं राक्षत विराब ! ऋषि-मुनियों को 
मारकर उनके मांस से अपनी भूख मिटाता हूं । पापीजनो, ठहरो, तुम दोनों 
का खूत भी अभी चूसे लेता हूं। फिर यह युवती मेरी स्त्री बनेगी ही । 
क़र राक्षस के हाथ में फंसकर सीता पत्ते के समान कांप रही थीं। 
इस प्रकार की परिस्थिति में पड़ने का यह पहला अनुभव था। राम स्वयं 
घबरा गये। लक्ष्मण से बोले, “लक्ष्मण, सीता का अब क्या होगा ? क्‍या हमें 
इसी तरह फंसाने के लिए कैकेयी को वनवास के दंड की बात सूझी थी ? 
अब क्या करे ? 
ऐसे अवसरों पर राम को सदा लक्ष्मण का सहारा रहा । लक्ष्मण ने 
राम को समझाया, “भेया, आपको हो क्या गया है ? अपनी शक्ति को 
पहचातिये | इंद्र के समान बली होकर यह आप सोचने क्या लगे हैं ? आपकी 
मदद के लिए मैं जो खड़ा हूं देखिये मेरे बाण क्या-क्या कर सकते हैं । 
मुख राक्षम अभी मरकर भमिरनेवाला है। धरती इसका खन पीकर 
तृप्त होनेवाली है। आपने मेरे क्रोध को अयोध्या में दवा दिया था। दबा 
हुआ क्रोध अब फूटकर इस राक्षस की ओर ही हूट पड़नेवाला है | जैसे 
पव॑तों के पंखों को छेदकर इंद्र ने उन्हें गिराया था, उसी प्रकार में इस 
निगाचर को मार गिराता हूं ।” क्रोध के मारे लक्ष्मण उतप्त सांसे लेने 
लगे । उनके नथ्चने फूछ गये । 
विराध ने फिर छछकारकर पूछा, “अरे लड़को, बोलते नहीं ? बताओ 
तुम कौन हो ?” 


विराध-दध १४प््‌ 


इस बीच राम सम्हुल गये। उनके मंह पर फिर से कांति आ गई। 
बोले, “हम इद्ष्वाकु-दंध के राजकुमार हैं। हमने वतवास का ब्रत लिया 

है, इसीलिए यहां पर हैं। तुम अपना परिचय तो दो कि कौन हो ? ” 
“अच्छा, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कौन है ? लो, बताता 
भर वाप का नाम है जय । माता का नाम घातृहदा। राक्षस छोग 
मुझ विराध के नाम से पुकारते हैं। तुम लोगों के घस्त्रों से मेरा कुछ नहीं 
बिगड़ सकता | मुझे ब्रह्मा से वर मिला हुआ है । इस छड़की को यहां छोड़- 

कर तुम यहां से भाग निकलो | 
विराध की गऊना से राम की आंखें क्रोव से छाल होगई | “ले, तुझे 
भी यमधाम पहुंचाता है ।” कहकर उन्होंने एक अति तीक्ष्ण बाण राक्षस 
के ऊपर चलाया। बाण उसके महाकाय शरीर को भेदता हुआ खून से आग 
का तरह लाल हाकर बाहर निकल गया। कितु राक्षस जैसा-का-तैसा खड़ा 
ही रहा | वह घायल होगया | दर्द से उसका रोप और बढ़ा । सीता को तो 
न जमीन पर उतार दिया और अपने घुहायुध को ऊपर उठा, मंह 
इकर रामचंद्र पर टूट पड्ा। दोनों राजकुमारों ने उस समय राक्षस के 
उर तीक्ष्ग बाणों को वर्षा कर डाली | उसके समस्त घरीर में तीर छगे 
एथे। राक्षस ने हसकर अंगड़ाई ली और शरीर को हिला डाऊछा। सारे 
गर्द्य बाहर गिर पड़े । राक्षत और जोर से हँसा | घूलायुथ् के 
प्र 
र्‌ 


बे 


पर । 


अन्‍पन्‍कन 


हे 


) हि 00 


हट 


न 


तल 


्> 
$३७ 
ह# 


हर! 


89 ४) 


कर वह खद्दा ही रहा । राम-लक्ष्मण दोनों ने दो घरों से शूलायुत्र 
भेद दिया और बड़े खड़ग छेकर राक्षस को मारने दौड़े । विराध ने दोनों 
राजकुमारा को सहज ही उठाकर कंधे पर चढ़ा छिया और जंगल के भीतर 
भागने लगा । दोनों भाव््यों को इस तरह राक्षस द्वारा उठा छे जाते देखकर 
सीता डर के मारे जोर-जोर से रोने लगीं । 
राक्षस के कंघे पर चढ़े राम-छक्ष्मण ने देख लिया कि शास्त्रों से विराध 
का वब होना असंभव है। तब उन्होंने अपनी जजाओं के बल से ही राक्षस 
के दोनों हाथों को बड़ से अलग खींचकर फेक दिया । राक्षस असहाय 
होका वीचे गिर गड़ा। दोनों भाइयों ने सक्‍कों और छातों से उस पर प्रहार 
किये | उसे खबर लथेड़ा। फिर भी उसके प्राण नहीं गये, यद्यपि पीड़ा के 
कारण वह बुरी तरह विधाड़ता रहा। वर के प्रताप से मृत्यु जल्दी से 
आकर उसे शांति नहीं दे रही थी। उसने अब समझा किये साधारण मनष्य 
हीं हैं। तेजस्वी पुरुष हैं। तब वहु राम से बोला, “भगवन्‌, अब मैं 
समझा । आपका चरण-स्पर्श मझ्चे हुआ है। मेरी शरर्दन पर अच्छी तरह 
खड़े हो जाइये। तब मेरा शापमोचन होगा। असल में में राक्षस-कल में 
पेंदा नहीं हुआ था । मैं तो गंधव हूं। मेरे शाप के कारण ही मुझे कोई 


भें 


श्ड्द दशरथ-नंदन श्रीराम 


मारकर पुराना रूप नहीं दे सकता था। अब भी मैं मरा नहीं हूं । मेरी मोक्ष 
का एक ही उपाय है। आप मेरे ट्रुकड़ं-टुकड़े करके भूमि में गाड़ दीजिये, 
तभी मेरी मुक्ति होगी, और मैं अपने लोक पहुंच सकंगा ।” 

राम-लक्ष्मण ने वैसा ही किया | विराध ने अपना पूर्व-रूप पा लिया 
और गंबवं-लोक चला गया । 

विदाध को मुक्ति देकर दोनों भाई फिर सीता के पास पहुंचे और उन्हें 
सारा हाल कह सुनाया | फिर तीनों जने वहां से ऋषि शरभंग के आश्रम 
की ओर गये। वहां पर देवेंद्र स्वयं मुनि से चर्चा करने के लिए देवगणों- 
सहित आये हुए थे। रामचंद्र को देखते ही वह अहृश्य हो गये । राम ऋषि 
के पास पहुंचे और पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ मुनिवर के चरण 
छुए। द 

वयोवृद्ध मुनि ने कहा, “हे राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही रुका हूं। 
इस शरीर को छोड़कर जाने का मेरा समय आगया है । तुम्हें एक बार देख 
लेने की चाह ने मुझे अभी तक जीवित रखा है । अब मेरी मनोकामना पूरी 
होगई। मेरे पुण्य कर्मों के सभी फल तुम्हें मिल जाय॑ ।” 

श्रीराम बोले, “भगवन्‌, आपके पुण्य-कर्मों का फल भोगने का मुझे 
क्या अधिकार हो सकता है ? मुझे तो अपने ही सत्कर्मों द्वारा अच्छे फल 
मिलने चाहिएं। मैं तो त्याग-वृत्ति से ही वनवास करने आया हूं ।” 

ऋषि श्रीराम के अवतार-रहस्य को जानते थे । उन्होंने राम से कहा, 
“मुनि सुतीक्षण तुम्हें यहां रहने के लिए अच्छा-सा स्थान बतायेंगे । उनसे 
तुम्हें यहां की सारी जानकारी मिल जायगी ।”” 

उसके बाद बूढ़े ऋषि ने आग जलाई और उसमें प्रवेश करके देह 
त्याग दी । अग्नि की ज्वालाओं में से एक युवक का दिव्य रूप ऊपर की 
ओर जाता हुआ दिखाई दिया। क्‍ 

जंगल के ऋषियों को जब पता छगा कि क्र र राक्षस विराध का वध 
होगया तो बड़ी संख्या में वे रामचंद्र के दश्शंन के लिए जमा होगये । श्रीराम 
को उन लोगों ने विस्तार के साथ बताया कि राक्षसों से उन्हें कैसे-कैसे 
कष्ट होते रहते हैं। उन्होंने कहा, “हे दशरथात्मज, अब तुम्हारे आने से 
ओर हमारे बीच में वास करने के कारण हमारा भय मिट गया । अब हम 
यज्ञ, तप और ब्रतादि निविध्त रूप से कर पायेंगे । यह देखो, इधर हड्डियों 
के ढेर पड़े हैं। ये ढेर ऋषियों की हड्डियों के हैं । राक्षस ऋषि-मुनियों को 
निर्दंयता से मारकर खा जाते थे। पंपा और मंदाकिनी नदी के तटों पर 
वास करनेवाले तापस छोग राक्षसों के उपद्रवों से बहुत ही अस्त थे | तुम 
अब हमारे राजा हो | हमारी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। यदि राजा प्रजा 


विराध-वध १४७ 


की रक्षा न करे तो वह अधर्मी होता है । गृहस्थ लोग राजा को कर देते हैं 
हमारे-जेस विरक्‍्त छोग अपने तपोबल का चौथा भाग राजा को देकर उसे 
वलवबान बनाते हैं । देवेंद्र के समान कांतिवाल राम, अपने कप्टों को मुंह से 
बताना कठिन है | हम तुम्हारी शरण आये हैं | तुम हमारी रक्षा करा । 

“गुरुजनो, आप यह वया कह रहे हैं? आप लोग जो आज्ञा दंगे, वह 
मैं करूंगा । पिता के आदेश से वन में मेरा आना हुआ । यदि मेरे द्वारा 
आप लोगों को आराम पहंंचता हो तो उससे बड़ा भाग्य मेरे लिए और 
क्या हो सकता है ? आप लोग चिता एकदम छोड़ द। राक्षसों को मारकर 
में आप लोगों की सेवा करूंगा ।” 


इस प्रकार रामचंद्र ने विनयपुर्वक ऋषियों को आइवासन दिया | सब 
वड़े खुश हुए। इसक बाद राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण के आश्रम की 
ओर गये। पास ही में एक पर्वत दिखाई दिया । वह एक घने जंगल से घिरा 
हुआ था । राम-लक्ष्मण ने सोचा कि मुनि सुतीक्षण का आश्रम वहीं होना 
चाहिए। उस बन के अंदर तीनों न प्रवेश किया। वहां उन लोगों ने 
ऋषियों के सूखने के लिए टंगे हुए वल्कल देखे। ऋषि को ढूंढने में उन्हें 
देर न लगी। उन्हें प्रणाम करके राम ने कहा, “मेरा नाम राम है। आपके 
दर्शनाथ्थ यहां आया हूं। मुझे आश्यीववाद दीजिये । 

ऋषि ने राम को गले से छगा लिया। बोले, “हे धर्म रक्षक, तुम्हारा 
स्वागत है। तुम्हारे आने से आश्रम में प्रकाश आगया है। समझ लो कि 
तुम्हीं इस प्रदेश के स्वामी हो । बस, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हम दिन गित 
रहे थे। मेरे प्राण भी इसीलिए टिके हुए हैं । मेरे कानों तक बात पहुंच गई 
थी कि तुम राज्य से निकाले गये हो और चित्रकूट में वास करने लगे हो । 
मेरे सारे पुण्य कर्म के फल तुम्हारे काम में आएं। उससे तुम्हारी धर्मपत्नी 
सीता को और भाई लक्ष्मण को भी लाभ हो । 

उस जमाने में ऋषि लोग इसी प्रकार आशज्ञीवाद दिया करते थ। उम्र 
तपदचर्या से प्रज्वलित मुखमंडलवाल सुतीक्षण मुनि से राम ने कहा, “महपि 
आपका आशीर्वाद पाकर मैं अच्छे कर्म करने लगगा। मेरे किये कर्मों के 
फल का ही मैं अधिकारी हो सकंगा। मैं वनवास के दिन यहां काटना 
चाहता हूं। महात्मा शरभंग ने मुझे आपसे मिलकर आशीर्वाद पाने को 
कहा था। इसी हेतु आपको संवा में पहुंचा हूं । 

ऋषियों से आद्यीर्वाद पानेवाले लोग भी इसी प्रकार उत्तर दिया करते 
थे । यह उन दिनों की सभ्यता के अनुसार प्रचलित एक सुंदर प्रथा थी । 


राम से मिलकर मुनि बहुत प्रसन्‍त थे। बोले, “राम, तुम यहीं मेरी 


4,0 


श्ड्८ दद् रथ-मंदन श्रीराम 


कुटिया में ही क्यों नहीं रह जाते ? यहां आस-पास कई मुनि छोग वास करते 
हैं। कंद-मुल-फलादि की भी यहां कोई कमी नहीं । हां, कुछ जंगली प्राणियों 
से ऋषियों को काफी कष्ट होता रहता है। बस, इसके अतिरिक्त और 
कोई कप्ट यहां नहीं है ।. 

राम समझ गये कि मुनिवर क्या चाहते हैं । 

धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर राम ने कहा, “भगवन्‌, इस तपोवन से दुष्ट 
प्राणियों को मैं हटा दंगा। मेरा अब यही काम है। आप निर्श्चित रहें। 
मेरे पास जो तीद्रण झस्त्र हैं, वे इसी काम के लिए हैं। हम लोगों का 
आपकी कुटिया में रहना ठीक नहीं । उससे आपके तप में बाधा होगी। 
इसलिए क्षमा करें। हम यहीं पास में रहने के लिए कोई और जगह 
ढूँढ लेंगे |” 

उस रात तीनों जने सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में ही ठहरे। दूसरे दिन 
वे बहुत जल्दी उठ गये । उन्होंने ठंडे और स्वच्छ जल में स्तान किया। 
हवन करने के पश्चात्‌ ऋषि को प्रणाम करके उनसे विदा मांगी और कहा, 
“है मुनिवर, आपकी कृपा से हमने रात आराम से बिताई । यहां रहनेवाले 
अन्य तापसों से भी मिलकर हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ये 
सज्जन जो (कुछ तापसी छोग उस समय वहां आ गये थे) हमारे साथ हैं 
उन छोगों के पास हमें छे जाने को तैयार हैं। धृप चढ़ने से पहले ही चल 
पड़ना ठीक रहेगा। हमें आज्ञा दीजिये । यों कहकर तीनों ने ऋषि को 
प्रभाम किया । 

ऋषि ने भी उन्हें प्यार से आश्ञीर्वाद देकर विदा किया, “और 
ऋषियों से अवश्य मिले और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहां कई तपो- 
सिद्ध महात्मा रहते हैं । यहां का प्रदेश भी बहुत ही सुंदर है । हिरण और 
सूदर पक्षियों से यह वन भरा हुआ है । सरोवरों में कमल खूब खिल हुए 
मिलंगे। पहाड़ी झरनों के पास मोर नृत्य करते रहते हैं। हे लक्ष्मण, तुम्हें 
तो यह सब अवश्य ही बहुत अच्छा छगेगा। भाई और भाभी के साथ खूब 
परूमना | जब चाहो तब मेरी कुटिया में आ जाना ।" 

ऋषि से अनुमति लेकर तीनों चल पड़े। सीता ने दोनों भाइयों को 
शस्त्र उठाकर दिये । दोनो ने उन्हें अच्छी तरह से धारण कर लिया। तीनों 
जनों के चेहरों पर अपूर्व तेज चमक रहा था। महात्मा सुतीक्ष्ण के आशी- 
वांद की बड़ी महिमा थी । ह 


दण्डकारण्य में दस वर्ष १४६ 
है आह 5 क्‍ 
+ (६ 
" दशडकारणय म॑ दस वष 


आरण्यकांड के प्रारंभ में ही कवि वाल्मीकि हमें सीता पर आनेवाली 
विपदाओं की कुछ सूचना दे देते हैं। दंडकारंण्य में पहुंचते ही दशरथनंदन 
श्रीराम ने अपने ऊपर एक नई जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने ऋषियों की 
हिसा करनेवाले राक्षसों को मार डालने का निश्चय किया । धर्मज्ञाता सीता 
के मन में इस बात से कुछ शंका, असंतोष और भय उत्पन्न हुआ। वह 
_ राम से बोलीं, “नाथ, हम लोगों ने तापस-वृत्ति ग्रहण की है। पिता के आदेश 
से चौदह वर्ष वनवास करने आगे हैं। वन में ऋषि-मुनियों की रक्षा करना 
देश को पालनेवाले राजा का कतेव्य है। दुष्टों को दंड देना क्षत्रिय-वर्स 
अवश्य है, कितु यह काम शासन करनेवाला राजा ही अपने ऊपर ले सकता 
है। हम यहां तप करने और नियम पालने आये हैं, या राक्षसों की हत्या 
के लिए ? जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हम उसी को मार सकते हैं । 
जो हमारे बीच में नहीं आते, उन्हें मार डालना वनवास-धर्म के विरुद्ध 
होगा। आपने तो ऋषियों से कह दिया कि दुष्ट राक्षसों की ह॒त्या करूंगा, 
लेकिन मालूम नहीं यह कार्य हमें कहां ले जायगा !” सीता ने अत्यंत मधुर 
वाणी में अपने प्रियतम से कहा, “मेरे स्वामी, आप नाराज न हों कि मैं कोई 
टीका कर रही हूं । मेरे मन में जो बातें उठीं, उन्हें मैंने आपको बता दिया । 
आप स्वयं धर्माधर्म की बात सोच ले, फिर निर्णय करें कि हमें क्या करना 
चाहिए। अज्ञान और लोभ के वश होकर मनुष्यों से तीन अद्धत्य हो .जाते 
ह्रें--झूठ बोलना, परस्त्री की अनुचित चाह और जो हमारा कुछ 
विगाड़ न करें, उन्हें सताना । असत्य तो आपके निकट आग्रेगा नहीं । सत्य 
के कारण ही आप सारे सुखों को छोड़कर वन में रहने आये हैं। मुझे इस 
बात का भी पूरा विश्वास है कि आप स्वप्न में भी पर-स्त्री के प्रति बुरा 
विचार न करेंगे। मुझे बस तीसरी वात का ही डर है। अर्थात्‌ जो हम पर 
आक्रमण नहीं कर रहा हो, उसका वध हम कैसे कर सकते हैं ? मुझे तो 
लगता है कि आपने ऋषियों को जल्दी में वचन दे दिया। जो काम शासक 
का है, वह काम क्षत्रिय होने पर भी हर कोई नहीं कर सकता । हमने तो चीर, 
वल्कल, जटा-जूट धारण करके ब्रत-नियम ले रखे हैं। अत: मुझे लगता है 
कि आप इस हत्याकांड में उतरें, उससे पहले अच्छी तरह से सोच . ले ।” 
जनकसुता श्रीराम से इस प्रकार कहकर चुप होगई । 


१५० द्रथ-नंदन श्रीरास 


. अपनी प्रिय पत्नी की इन धर्मयुकत बातों से राम को सीता के ऊपर 
प्रीति और भी बढ़ी । वह मधुर स्वर से बोले, “प्रिये, तुम तो राजधि जनक 
की पुत्री हो न ! तुम्हारे विचार अवश्य ऊंचे ही होंगे । सीते, जो पीड़ित होकर 
शरण में आता है उसकी रक्षा करना हर क्षत्रिय का काम है। हमारे आते 
ही मुनियों ने हड्डियों का ढेर दिखाकर हमसे प्रार्थना की कि दुष्टों का दमन 
करो । तुमने स्वयं ही देखा था। ऋषियों की इस करुण दशा को देखकर मैं 
चुप कैसे रह सकता हूं? तुमने जो कहा, वह बिलकुल ठीक है। उसका 
मैं विरोध नहीं करता हूं। कितु वास्तव में पीड़ित सदाचारी ऋषियों की 
रक्षा करना शासक न होते हुए भी मेरा क्षत्रिय-धर्म है। वे मेरी शरण में 
आये हैं। मैंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया है। अब्न मैं उनकी न्यायपूर्ण 
मांग से हट नहीं सकता । वचन-पालन हम-तुम दोनों मिलकर करेंगे। तुम 
मेरी सहधर्मचारिणी हो । मुझसे तुम भिन्‍त कंसे हो सकती हो ? 

इस प्रकार सीता और राम वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ते गये । जोर 
की ठंडी हवा में हमें वर्षा की सूचना मिल जाती है। इस राम-सीता-संवाद 
से सीता के निर्मल हृदय के आतंक से मह॒षि वाल्मीकि आगे आनेवाल 
संकटों का संकेत कर देते हैं। इस संवाद का उल्लेख इसी विचार से उन्होंने 
किया होगा, न कि पृष्ठों की संख्या बढ़ाने के लिए । | 


0 ७0 (छ 


दंडकारण्य में राम, लक्ष्मण एवं सीता का दस वर्ष का .निवास-काल 
बड़ी अच्छी तरह बीत गया। वहां अन्य कई ऋषियों की पर्णशालाएं थीं। 
उस तपोमय वातावरण में, उसी प्रदेश में, कहीं एक महीना, कहीं तीन 
महीने, कहीं कई महीने और कहीं-कहीं पर कई वर्ष रहकर तीनों ने दस 
वर्ष आनंद से बिता दिये । वन का सौंदयं अवर्णनीय था । वृक्ष और लताएं, 
कमल के फूलों से ढंके सरोवर, पश्ु-पक्षियों से भरा-पुरा वन अति मनोहर 
था। 

प्राकृतिक सोंदर्य का वर्णन करने में वाल्मीकि विशेष रुचि और सामथ्ये 
दिखाते हैं । वन-वर्णन से परिपूर्ण वाल्मीकि के इलोक भी वन की तरह ही 
बहुत गंभीर और सुंदर हैं। 

जब दस लंबे वर्ष बीत गये और लगा कि वनवास की अवधि लगभग 
पूरी होने को है तो राम सोचने लगे कि अगस्त्य मुनि के दर्शन कर आना 
चाहिए । 

ऋषि अगस्त्य भी विश्वामित्र की तरह तीनों लोक में प्रसिद्ध थे। कहा 
जाता है कि तराजू के एक पलड़े में हिमालय से लेकर विध्याचल तक का 


दण्डकारण्य में दस वर्ष १४१ 


तमाम ज्ञान एक ओर रखा जाय, दूसरी ओर ऋषि अगस्त्य को रखा जाय 
तो अगस्त्यजी का ही पलड़ा भारी होकर नीचे जायगा। शिव-पावंती- 
विवाह की कई कथाएं हैं । उनमें एक कथा में ऐसा वर्णन है कि दुनियाभर 
के ऋषि इस पृण्य वित्राह में गामिल होने के लिए कछास पर्वत में जब जमा 
होगये तो पृथ्वी का भार उत्तर की ओर बहुत अधिक झूक गया। उसका 
संतुलन ठीक करने के लिए ऋषि अगस्त्य दक्षिण भाग में ही टिके रहे । 

एक दूसरी कथा भी है। विध्य-पर्वत ऊंचा-ही-ऊंच्रा बढ़ता जाता 
था, इतना कि उससे सूर्य भगवान्‌ की दक्षिणायन-उत्त रायण की गति में 
रुकावट पड़ गई। देवता लोग बवराये। अगस्त्य के पास जाकर उनसे 
प्राथंना की कि वह कुछ करें| मृनि विध्य के पास पहुंचे | विध्य पव॑त ने 
आदरणपूवंक मुनि को दंडवत्‌ प्रणाम किया । मुनि ने झट आशीर्वाद दिया 
कि उसका आकार उसी प्रकार बना रहे। तब से विध्य पर्वत ऊंचा न 
उठकर लंबा ही लंटा पड़ा है । 

. एक तीसरी कथा है कि वातापि और इल्वल दो बड़े दुष्ट राक्षस थे । 
उनसे ऋषि लोग काफी परेशान रहते थे । वातापि को ऐसा वर मिला था 
कि उसके टुकड़ें-टुकड़े भी कर दिये जाय॑ तो भी वह फिर से जुड़कर जीवित 
हो जाता था। इल्वल ब्राह्मण वेश धारण करके ऋषियों के पास पहुंच जाता 
था और उनसे प्रार्थना करता था कि ऋषि उसके घर आकर श्राद्ध-भोजन 
स्वीकार करें । शास्त्र के अनुसार ऐसी प्रार्थना को कोई इन्कार नहीं कर 
सकता था। जाना ही पड़ता था। वहां वातापि बकरे के रूप में होता था। 
उसे काट-पकाकर इल्वल ब्राह्मणों की खिला देता था । भोजन के पश्चात्‌ 
इल्वल ब्राह्मणों से पुछता, “आप लोग तृप्त हुए ?” ब्राह्मण कहते, “हां, 
हमारी भूख अब मिट गई ।” तब इल्वलरू पुकारता, “वातापि, वाहर निकल 
आओ ।” और ब्राह्मणों के पेट चीरकर वातापि बाहर निकक आता था। 
इस प्रकार कई ब्राह्मणों की हत्या इन दोनों राक्षसों ने कर डाली थी। एक 
बार इल्वल ने इसी प्रकार अगस्त्य को भोजन के लिए बुलाया । अगस्त्य के 
पेट के अंदर वातापि बकरे के रूप में प्रविष्ट होगया । ऋषि समझ गये। 
उन्हें गणेशजी की उपासना से एक विशेष शव्त प्राप्त थी । उसकी महिमा 
से अगस्त्य के पेट में वातापि एकदम चूर्ण होगया । 

इल्वल ने भोजन' के बाद अगस्त्य से प्रथा के अनुसार पूछा, “आप 
तृप्त हुए 7 १ 

“पूर्ण रूप से तुम्हारा भोजन मैंने हजम कर डाला है ।” अगस्त्य बोले । 

“बातापि, बाहर आओ * इल्बल ने पुकारा । 


१५२ ह द् रथ-नंदन श्रीरास 


अगस्त्य ने हंसकर उत्तर दिया, “तेरा भाई मेरी जध्राग्नि में भस्मे 
होगया । वह अब वापस नहीं आयगा ।” ॒ 

“हैं, आपने मेरे भाई को मार डाला !” इल्वलू अगस्त्य के ऊपर हूट 
पड़ा, कितु उनकी आंखों की क्रोधाग्नि से वह जलकर वहीं भस्म होगया । 

अगस्त्य जहां कहीं भी होते थे, राक्षसों को वहां पहुंचने की हिम्मत 
न होती थी । इससे उनके आस-पास रहनेवाल मुनियों की भी बड़ी रक्षा 
होती थी । 
राम अगस्त्य के छोटे भाई के आश्रम में गये । वहां मुनि को प्रणाम 
करके उनसे आशीर्वाद लिया । उधर से और दक्षिण की दिशा में अगस्त्या- 
श्रम की ओर जाने लगे । दूर से ही देखा कि वहां पशु-पक्षी किसी प्रकार के 
डर के बिना घूम रहे थे । पक्षियों की कलरव सुनाई देने छूगा । विप्र लोग . 
पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे | राम, लक्ष्मण तथा सीता को बहुत ही. 
आनंद हुआ । लक्ष्मण से राम ने कहा, “जाओ, मुनि से पूछ आओ कि 
हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या ! 

लक्ष्मण अगस्त्य के एक शिष्य के पास पहुंचकर पूछने रंगे, “दशरथ 
के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी जनकसुता के साथ मुनि के दर्श- 
नाथ आये हैं। वे आ सकते हैं क्या ? 

खबर पाते ही मुनि स्वयं बाहर आ गये । राम का आलिगन करके 
उनका स्वागत किया और सत्कार करके बोले, “आप लोगों के चित्रकूट 
पहुंचते ही मुझे खबर मिल गई थी। मैं जानता था कि आप लोग एक दिन 
यहां अवश्य आयंगे । आप छोगों का व्रत अब पूरा हो जानेवाला है। बाकी, 
के दिन आप लोग यहीं रहें। यहां राक्षसों का कोई डर नहीं ।” 

राम ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया, “आपका कहना बिलकुछ ठीक है। 
कितु मैं दंडकारण्य-निवासी ऋषियों को वचन दे चुका हुं। इसलिए उन 
लोगों के बीच मेरा रहना अनिवाये है। आपसे आशीर्वाद लेकर उनके 
पास मुझे वापस जाना ही होगा।” _ 

अगस्त्य मुनि मान गये । उन्होंने रामचंद्र को प्यार से आशीर्वाद दिया । 
उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निमित धनुष, एक अक्षय तृणीर और एक खड॒ग 
राम को उपहार-रूप में दिये । बोले, “राम, इन देवी शास्त्रों से दुष्ट राक्षसों 
को मोरकर ऋषियों की रक्षा करो |” 

श्रीरामचंद्र ने अगस्त्य मुनि को सलाह से पंचवटी में एक पर्णशालूा 
बनाकर वनवास के क्षेष दिन वहीं बिताने का निश्चय किया । फिर मुनिवर से 
विदाली । विदा देते हुए ऋषि बोले, “है राजकुमार राम और लक्ष्मण, मैं आप 


जटायु से भेंट १५३ 


लोगों को विदा दे रहा हैं । जनकनंदिनी सीता की खब रक्षा कर। राज- 
कमारी सीता जंगल में वास करने योग्य थोड़े ही है | राम, तुम्हारं ऊपर 
उसका जो असीम प्यार है, वही उसको कष्ट सहन करने के लिए शक्ति दे 
रहा है, नहीं तो स्त्रियों का स्वभाव कष्ट सहन करने का नहीं होता । 
स्त्रियां अक्तर बिजली की तरह अस्थिर देखने में आती हैं । उनका स्वभाव 
अति तीक्ष्य तथा वायु और गरुड़ की तरह एक जगह से दूसरी ओर तेजी 
पहुंचने की शक्तिवाला होता है | साधारणतया स्त्रियों को भगवान्‌ ने 
इसी प्रकार का बनाया है। कितु सीतादेवी तो असाबारण गरुणवत्ती स्त्री हैं। 
वह अरु घती के समान पतिव्रता हैं। सीता और लक्ष्मण के साथ तुम जहां 
भी रहोगे, वह स्थान अपने-आप सुंदर बन जायगा । पंचवटी बहुत रमणीय 
प्रदेश है। वह स्वादिष्ट फलों से युक्त है। कंदमूल की भी वहां कमी नहीं 
रहेगी । गोदावरी-तट पर सीता को बहुत ही अच्छा लंगेगा। वहां रहकर 
तुम दोनों भाई सीता की और ऋषियों की रक्षा करना। दशरथ राजा ने 
तुम्हें जो चौदह वर्ष के वनवास की आज्ञा दी थी वह समय अब पूरा होने को 
आया । दशरथ ने भी ययाति की तरह अपने ज्येप्ठ पुत्र द्वारा बहुत ही ऊंचा 
स्थान प्राप्त कर लिया है । 
इस प्रकार महाज्ञानी अगस्त्य ऋषि ने सीता और राम-लक्ष्मण को 
बारंबार आशज्ञीर्वांद दिया और पंचवटी जाकर रहने की सलाह दी । 


5 5 
जटायु से भेंट 


अगस्त्य ऋषि के बताये रास्ते से तीनों जने पंचवटी की ओर चले। 
चलते-चलते रास्ते में उन्होंने एक महाकाय गिद्ध को देखा । इतना बड़ा 
पक्षी उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था । इसलिए राम-लक्ष्मण ने सोचा 
ह रु पक्षी-रूप में कोई राक्षस होगा। उन्होंने उससे पूछा, “तुम कौन 
हा 

गिद्ध ने प्यार से उत्तर दिया, “वत्स, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का पुराना 
भित्र हूं । इसके बाद उसने अपने कुछ का परिचय देते हुए कहा, “गरुड़ 
का छोटा भाई अरुण है, अरुण का बड़ा पत्र संपाती है और उसका छोटा 
भाई मैं हूं जटायु । 

जटायु ने आगे कहा, “तुम लोग यहां आराम से रहो । जब तुम शिकार 
के लिए जाया करोगे और बह सीता अकेली रह जाया करेगी तो मैं उसकी 
रक्षा के लिए उपस्थित रहा करूंगा | 


१५४ दशरथ-नंदत श्रीराम 


अपने पिता के प्रिय' मित्र जठायू से मिलने पर राम-लक्ष्मण को बड़ा 
आनंद मिला । ऐसा प्रतीत हुआ, मानो उन्हें जंगल में एक बड़ा सहारा मिल 
गया। आदर से उन्होंने गिद्धराज का आलिगन किया । 

ऋषि वाल्मीकि ने यहां जटायु का इतना ही परिचय थोड़े-से इलोकों 
में दिया है। सीता के लिए उनका रावण के साथ लड़ना, वुरी तरह घायल 
हो जाने पर भी राम-लक्ष्मण के आने तक उन्हें सीता का हाल बताने के 
लिए किसी तरह प्राणों को रोके रखना, फिर मृत्यु पावा, और उनकी मृत्य 
पर राम-लक्ष्मण का विलाप आदि का वर्णन बाद में आता है। परंतु मालुम 
होता है कि कंबन ने जटायु के वारे में प्रारंभ के इस संक्षिप्त वर्णन को एक 
कमी समझा और उसे ठीक करने के लिए अपनी रामायण में उसके छिए 
काफी स्थात दिया | कवि के दिव्य चक्षुओं से इस दृश्य को उन्होंने खूबी से 
देखा और अद्भुत ढंग से गाया । 

हम जरा कंबन का वर्णन भी पढ़ें । जटायु को देखकर राजकुमारों 
को संदेह होता है कि यह प्राणी कोई राक्षस होगा। पास जाकर देखने 
लगते हैं। उसी समय उन्हें देखकर जटायु भी सोचते हैं कि ये वल्क॒लधारी 
तेजस्वी युवक कौन होंगे ? स्वर्ग के देवता छूगते हैं। फिर सोचते हैं कि मैंने 
स्वर्ग के देवताओं को अनेक वार देखा है। ये देवता नहीं मालूम पड़ते । फिर 
राम को देखकर उन्हें मन्‍्मथ का शक होता है। और भी ध्यान से जब दोनों 
राजकुमारों को उन्होंने देखा तो अपने परम मित्र दशरथ से उन्हें बहुत 
मिलता-जुछता पाया । जटायु ने पूछा, “आप लोग कौन हैं ? ” राम-लक्ष्मण 
ने बताया कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं । यह सुनते ही खुशी के मारे जटायु 
ने अपने विशाल पंखों को फैलाकर राजकुमारों का आलिगन किया और 
पूछा, “मेरे मित्र, तुम्हारे पिता, राजा दशरथ कुशल से तो हैं न?” 

इस पर दोनों भाइयों ने बताया, “पिता ने बड़ी हिम्मत दिखाकर सत्य 
वचन का पालन किया । अब वह इस लोक में नहीं हैं। परमधाम पहुंच गये।” 

हे सुनते ही गिद्धराज मूच्छित हो गये । राम-लक्ष्मण की आंखों से 

भी आंसू बहकर जटायु के शरीर पर मिरने छगे। आंसुओं के गिरने से 
उनकी मूर्च्छा भंग हुई। वह प्रछाप करने लगे, “दशरथ शरीर थे तो मैं 
उनका प्राण था । यम को चाहिए था कि मुझे ही ले जाते ।” 

जटायु से मिलने पर राम-लक्ष्मण को ऐसा जान पड़ा, मानो वे अपने 

स्वर्गीय पिता से ही मिल रहे हैं । 


जटायु को लक्ष्मण ने सारा वृत्तांत कह सुनाया । रामचंद्र का जटायु ने 
वार-बार आलिगन किया, उनकी सराहना की । राम बोले, “अपने नगर, 


शूर्पणखा की दुर्गति १५५ 


वंधुजनों और माताओं को छोड़कर हम बन में रह रहे हैं। आज आपके 
दर न से हमें बड़ा संतोष मिल रहा है।'” 

जटायु ने राजकुमारों से कहा, “आप लोग जब तक इस बन में हैं, मैं 
आपकी रक्षा करता रहूंगा । जब आप यहां से चले जायंगे तो मैं भी अपने 
मित्र राजा दशरथ के पास पहुँच जाऊंगा। 

सीता पास में खड़ी रहीं। पक्षिराज के पूछने पर राम ने अपनी पति- 
ब्रता भारया सीता का परिचय दिया । जठाय बहत ही प्रसन्न हुए । स्वयं 
साथ जाकर तीनों को अगस्त्य के बताये पंचचटी स्थान तक छोड आये । 


यह है कंवन का खींचा हुआ चित्र । ऋषि वाल्मीकि के वर्णन से हटे 
बिना, ज़ो बातें छूट गई थीं, उ बता देते हैँ | वाल्मीकि की रामायण 


को आज लगभग पांच हजार वर्ष हो गये हैं | स्वाभाविक है कि उसके कई 
पृष्ठ गायब हो गये हों । उस कमी की पूत्ति भक्त कवि कंबन कर देते 
कुछ कवि ऐसे भी हैं, जो कहीं-कहीं अपनी मनपसंद वातें जोड़ भी देते हैं । 
हमे इस बात को चिता नहीं करती चाहिए । 


: ४३ 
शूपंशखा को दर्गति 


राम, सीता और लक्ष्मण चलते-चलते पंचवटी पहुंचे । वहां का प्राक्ृ- 
तिक सौंदर्य देखकर तीनों बहुत ही प्रसन्‍त हुए । राम बोले, “लक्ष्मण 
अगस्त्य ऋषि ने हमारे छिए सचमूच' बहुत ही बढ़िया जगह बताई है। 
यहां पर मैं सोता और तुम्दार साथ कितने ही वर्ष आनंद से बिता सकता 
हूं । ये जो पहाड़ है बन ता बहुत पास हैं, न बहुत दर । अरे, हिरणों के झंडों 
को तो देखी। पक्षियों के कंठों से कंसे मधुर स्वर फूट रहे हैं। नदी का बालू 
वाला तट कितना साफ-सुथरा और सुलायम है। पानी में तेरकर खेलनेवाल 
पक्षी कैसे मौज से विचरण कर रहे हैं। सीते, इन फूलों को देखो । लक्ष्मण 
यहां पर ठीक जगह देखकर एक अच्छी पर्णशाला बनाना शुरू कर दो ।” 
र जैसी चित्रकूट में बनाई थी, उससे भी अधिक कला-कौशल से लक्ष्मण 
ने एक पर्णशाला तेयार कर ठी। वाल्मीकि ने इसका खुब विस्तार से वर्णन 
कया है | पर्णशाला को देखकर रामचंद्र बहत ही आनंदित हुए । अपने छोटे 
भाई पर उन्हें बड़ा गव हुआ और उनकी आंखें भीग आईं । बोले, “लक्ष्मण 
तुम्हारे रहते हुए मुझ पिता के अभाव का पता नहीं चल पाता । 
महल में पोषित राजकुमार को जंगल में पाये जानेवाले साधनों से 


१५६ दशरथ-सनंदत श्रीराम 


राज और बढ़ई का काम करना केसे आया होगा ? अवश्य ही उन दिलों के 
राजकुमारों की शिक्षा-प्रणाली में ये विद्याएं भी शामिल रही होंगी । 

लक्ष्मण की स्नेह से परिपूर्ण सेवाओं के कारण राम और सीता पंत्रवटी 
में बहुत ही आनंद के साथ रहने लगे । 

(0 0 0 

शशिर ऋतु का प्रारंभ हुआ ही था। एक दिन स्तान तथा संध्या-वंदन 
करने और ब रतनों को मांजकर पानी भर लाने के लिए वे तीनों गोदाव री- 
तट पर जा रहे थे। रास्ते में मौसम की सुंदरता क वर्णन भी करते जा रहे 
थे। मासानां मार्गशीपो5्हस भगवान्‌ ने अनने मं ह से ही तो इसकी प्रशंसा 
की है । मार्गशीर्ष का महीना था | लक्ष्मण को भ रत की याद आगई । राम 
से बोले, “भैया, आज मुजे भरत की बहुत याद आ रही है। कितनी बड़ी 
त्याग-वृत्तिवाला हैं वह ! महू के आराम को उससे स्वेच्छा से त्याग करके 
त्रती का जीवन धारण कर लिया है। आज इस सर्दी में वह सरयू के ठंडे 
पाती से नहा रहा होगा। हमें कितना प्यारा और अच्छा भाई मिला है ! 
उसकी एक-एक बात की मुझे आज याद आ रही है। कितना स्वच्छ हृदय 
है उसका * उस बेचारे को क्‍यों इतने कप्ट भोगने पड़ रहे हैं ? उसका 
स्वभाव बिलकुल पिताजी के-जैसा है । लोग तो कहते हैं कि लड़के तो मां के 
ऊपर होते हैं, कितु दुष्ट केकेयी और भरत में कोई समानता ही नहीं ।” 

राम ने प्यार से उत्तर दिया, “प्यारे लक्ष्मण, मां कैकेयी के विरुद्ध 
कुछ न कहो । यह उचित नहीं है । हां, भरत की बातें अवश्य करो । उनके 
बारे में कितना ही कहो, कम ही होगा । मुझे भी उसकी बडी याद आती 
रहती है । लगता है, इसी क्षण जाकर उससे मिल ल। लक्ष्मण, मालूम 
नढीं, हम कब अपने प्यारे भाई से मिल पायेंगे | भरत की अमृत-तुल्य 
मीठी बोली मेरे कानों में अब भी गूंज रही है। हम चारों भाई फिर कब 
एक साथ होंगे ? ” 

गोदावरी के पृण्य-पीर्य में स्वान करते-करते तीनों को घर की याद 
आ गई। यह वर्णन पढ़ते हुए हमारा हृदय भी विचलित हो जाता है। 

़ सतान के परचात्‌ रामचंद्र ने पितरों और देवताओं के लिए तर्पंण किया, 
सूर्य को नमस्कार किया। फिर जटाधारी महादेव के समान तेजस्वी राम 
अपनी प्रिय भार्या बंदेही और लक्ष्मण के साथ भाश्रम लौट आये । 
0 0 ७0 

प्रातःकाछ का सारा कार्यक्रम पूरा हो चुका था । तीनों शांति से बैठ- 
कर इतिहास-पुराणों की बातें करते रहे। रामचंद्र का मुखमंडल चैत्र महीने 
के पूर्ण-चंद्र की तरह चमक रहा था। वे बातों में लीनथे कि एकाएक 


शर्पणखा की दुर्गति १५७ 


राक्षस-क्रुल॒ की एक स्त्री, रावण की बहन, शूपंगखा वहां भा पहुंची । 

रामचंद्र के मतमोहक रूय पर वड़ एकदम मुग्ध होगई। रामचंद्र देव- 
पुरुष के समान अति सुंदर थे । कुरूपिणी चूपंगखा का मन विक्वत हो गया । 
काम के आवेग से वह उन्मत्त हो गई । पूछने लगी, “ऋषि के वेश में बठे 
हुए तुम लोग कौन हो ? यह स्त्री तुम्हारी कौन है? तुम लोग तो शस्त्र 
बाँवे हुए हो ! राक्षसों के इस जंगल में तुम लोगों का आना कैसे हुआ ? 
मुझे साफ-साफ सारा हाल बता दो ।” 


उस युग की सभ्यता यह थी कि ऐसे अवसरों पर प्रइन का ठीक-ठीक 
उत्तर देकर फिर प्रइनकर्ता के नाम, कुल, कार्य आदि के बारे में पूछताछ 
की जाती थी । उसी ढंग से राम ने कहा, “ महाशौयशाली सम्राट दशरथ 
का मैं ज्येष्ठ पृत्र हूं । मेरा नाम राम है। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। 
यह मेरी सह्धर्मिणी सीता है। पिता के वचन से हम यहां आये हैं। कृपा 
करके बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है ? किस कुल में उत्पन्न हुई हो ? देखने 
मे राक्षल-जाति की मालम हो रही हो । मेरी कुटिया की तरफ किस काम 
से तुम्हारा आना हुआ ? ” 


शर्पणखा ने उत्तर दिया, “विश्ववा के पुत्र और राक्षसों के अधिपति 
महापराक्रमी रावण का ताम तुमने सुना होगा । मैं उसकी बहन हूं । मेरा 
नाम धूपंणखा है। मेरे दो भाई और हैं। उतके नाम हैं विभीषण और कुंभ- 
करण दोनों महाबली हैं। इसी जंगल में रहनेवा् खर और दृषण भी मेरे 
श्राता हैं। उनके शरीर-बल और पराक़म को यहां हर कोई जानता है, कितु 
में उनके अधीन नहीं हूं । स्वराधीन हूं। मुझसे इस वन के सभी प्राणी डरते 
हैं। पर राम, तुम्हें तो देखते ही मैं तुम्हारे ऊपर मुग्ध हो गई हूं । मुझे तुम 
अपनी ही समझो तुम्हारे योग्य पत्नी तो मैं ही हं। चींटी-जैसी तुम्हारी 
इस स्त्री से तुम्हें क्या छाभ ? इस भीषण बन में तो मैं ही तुम्हारे लिए उप- 
युक्त स्त्री हूं । तुम्हें सब जगह घुमाऊंगी । चाहे जैसा रूप मैं घारण कर सकती 
हूं। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं । तुम्हारे भाई लक्ष्मण को और इस 
स्‍त्री को अभी खा-पीकर खत्म कर दूंगी । चलो, मेरे साथ चले चलो। सोचो 
मत | अभी चछो ।” यों का्मांध चूर्पणखा अपनी राक्षसी पद्धति के अनुसार 
बोलती गई । 

राम के लिए राक्षसी का इस प्रकार का व्यवहार एक नई चीज थी। 
उन्हें हँसी आई। बोले, “हे सुंदरी, मुझ पर इच्छा रखना तुम्हारे लिए दुःख 
की बात हो जायगी। मेरी स्त्री तो मेरे पास ही, तुम्हारे सामने ही, यह 
खड़ी है। दो-दो पत्नियों को संभालना मेरे वश्ञ की बात नहीं । यह देखो, 


श्ध्८ दशरथ-नंदन श्रीराम 


मेरा भाई लक्ष्मण खड़ा है। अकेला हैं। रूप मं या बल मे मुझस किसा 
प्रकार कम नहीं है । तम्हारे लिए यह हर प्रकार से योग्य हां सकंगा। मुझ 
छोड़ दो । इसे पाने का प्रयत्न करो । 
राम को निश्चित रूप से पता था कि लक्ष्मण अपने-आपको संभाल 
सकता है। 
अब राम को छोडकर राक्षसी लक्ष्मण के पास दोड़ी । देखने में लक्ष्मण 
भी राम-जैसे ही थे। लक्ष्मण से दर्पणखा बोली, “चलो, है वीर पुरुष 
मेरे साथ अभी चलो । हम दोनों इस व में साथ-साथ घुमगे-फिरेंगे, मौज 
करंगे ।” 
लक्ष्मण राम से कम न निकले। बोले, “पगली कहीं की ! तू ठहरी 
कुमारी ! मैं हं एक सेवक । कहां में और कहां तू : मेरे साथ अपने को 
बांधकर तुझे क्या मिलनेवाला है ! राम तुझे वहका रहे हैं। राम की दूसरी 
स्त्री बन जा। सीता से तुझे क्‍या भय ? सीता को तो वह भूछ जाएगे। 
फिर तू मौज से रहने लगेगी । 
पड़े-लिख लोग चर्चा कर सकते हैं कि प्रेम में उन्मत्त एक स्त्री के साथ 
राम-लक्ष्मण का यह व्यवहार उचित था या नहीं। कितु उन्हें यह त्ोपना 
चाहिए कि राम-लक्ष्मण एक स्त्री से नहीं, कितु एक अति प्रबल प्रल्ोभन- 
रूपी दृष्ट पाशविक आक्रमण से अपने को बचा रहे थ | 
शपंणखा को अपने काम से मतलब था। लक्ष्मण के पास से वह राम 
के पास पहुंची। सीता वहीं खड़ी थी । उस पर दुष्ट राक्षसी को असह्य चिढ़ 
हुई | बोली, “इस कीडी-जैसी औरत से क्‍यों डर रहे हो ? पेट तो इसका 
पिचका हुआ है। इससे क्‍यों तुम्हारा प्रंम है? तुम्हारे देखते-ही-देखते 
मैं इस खा जाऊंगी । तम्हें प्राप्त किये बिना मैं मर जाऊंगी। इस स्त्री के 
कारण ही मेरा काम नहीं बन रहा है, नहीं तो तुमने मुझे अब तक अवश्य ही 
स्वीकार कर लिया होता । लो, इसे अभी समाप्त करती हूं । 
यों कहती हुई वह राक्षसी एकदम सीता के ऊपर टूट पड़ी। राम ने उसे 
वहीं रोक न लिया होता तो. शांयद सीता की जीवन-लीला समाप्त हो गई 
होती। राम ने देख लिया कि अब हास्य-विनोद बंद करके राक्षसी को दंड 
दिये बिना काम नहीं बनेगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, “इसे कुछ सबक 
सखा दो ।”' 
जैसे ही शूपंणखा फिर सीता को मारने के लिए रूपकी, लक्ष्मण ने 
अपनी तलवार खींचकर शूपंगखा को घायल कर दिया । लक्ष्मण के प्रह्मर 
से उसके नाक ओर कान कट गये | दर्द और अपमान से जोर से चीखती 


दरपणखा की दुर्गति १५६ 


चिल्लाती वह राक्षसी वहां से भागकर जंगल के भीतर चली गई । शपंणखा 
के मंह से खन की धारा बह रही थी। वह सीधे अपने भाई खर के पास 
पहुंची । बादल को गरज की तरह जोर से 'हाथ' करती हुई वह उसकी गोद 
में गिर पड़ी । 
राक्षस खर अपने अन्य निश्ञाचरों से घिरा हुआ बंठा था। अपनी बहन 
की दुदंशा देखकर वह चौंक उठा। बोछा, “उठो, वहन, सीधी बंठो और 
बताओ, क्या बात हुई है ? 
जशपंगखा का रोप और बढ़ गया । वह उठकर खड़ी हो गई और बोली 
“देखो तो, मेरी क्‍या दशा हो गई है | तुम्हारे रहते हुए इस जंगल में राम 
लक्ष्मण नाम के दो परुषों ने मेरा यह हा कर डाला है !” 
खर ने पूछा, “बहन, जरा विस्तार से बदाओ कि ऐसा वयों हुआ। 
वे दो पुरुष कौन हैं ? उन्होंने मेरा बेर मोल लने का साहस कंसे किया ? 
किसे चील और कौवों को अपना मांस खिलाने की जल्दी हो रही है ? किसने 
इस काले नाग खर को छेड़ा है ? वह मृ्ख है कहां ? समझे जगह बता दे । अभी 
जाकर पहल उसकी हृत्या करके फिर दूसरा काम करूंगा । देख लंना व 
की धरती अभी उसका, जिसने तुम्हारा रूप विगाड़ दिया है, खन चसकर 
पीनेवाली है। 
जपंणखा अपने भाई को बताने लगी, “राम और लक्ष्मण दो राजकमार 
हैं। तापसों का वेश धारण करके इस वन में रहने आये हैं। दशरथ के 
लड़के हैं। साथ में राम की स्त्री भी आई है । उस स्त्री को खश करने के 
लिए दोनों ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं अभी उन लोगों का लद्ठ पीना 
ती हूं । भेया, तुम अभी जाओ । उन दुष्टों को मारना हो तुम्हारा पहलछा 
काम होना चार 
खर ने तत्काल अयने चौदह सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया कि 
उसी क्षण राम-लक्ष्मण को मारकर उनके मत शरीर ले आएं । जिस औरत 
की वात गूपंणखा ने अभी बताई थी, उसे भी खोॉंचकर ले आएं । 
खर के चौदह सेनापति राम-लक्ष्मण को मारकर सीता को वलपृबंक 
लाने के लिए चल पड़े | 
खेत में कोई गधा आकर नुकसान करने लगे तो जसे किसान लोग उसे 
डंडे से पीटकर भगा देते हैं, उसी प्रकार राम-लक्ष्मण ने घुर्पणखा को पर्ण- 
शाला से मारकर भगा दिया था। वाल्सीकि ऋषि ने इस घटना का संक्षिप्त 
रूप में वर्णत करके छोड़ दिया है। किसी चर्चा के लिए स्थान नहीं रखा। 
कितु कवि कंबन ने इस घटना को एक छोटे-से नाटक का ही रूप दे 
दिया हैं। उस नाटक में सभी प्रकार के रस आ जाते हैं। कंबन की रामा- 


१६० दशरथ-नंदन श्रीराम 


यण में इस भाग को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहां दुूपंगखा एक सुंदरी 
युवती का रूप धरकर आती है। नदी-तट पर जब राम और सीता परस्पर 
मुग्धघ होकर वार्तालाप में छगे रहते हैं, तव वह पहले-पहल राम को देखती 
हैं। राम के मनमोहक रूप पर पागल हो जाती है। उन्हें बहकाने के लिए 
अपना राक्षसी रूप बदऊककर मानव-रूप बनाकर बड़ी नम्नता से राम से 
वार्तालाप शुरू कर देती है। अपना परिचय देकर नाना प्रकार से राम को 
बहकाने रूग जाती है। यहां तक कहती है कि सीता एक राक्षसी है । उसका 
यह असाधारण सौंदर्य सच्चा नहीं है। उसे मारकर मेरे साथ गांधर्व-विवाह 
कर लो | फिर उसका आवेग बहुत प्रबल हो उठता है। सीता को वह जोर 
से डांटती है। जिस प्रकार बादल से बिजली लिपट पड़ती है उसी प्रकार 
सीता घवराकर राम से खूब जोर से चिपटकर खड़ी हो जाती है। राम 
शपंणखा को वहां से निकल जाने को कहते हैं, उसे चेतावनी देते हैं कि यदि 
तुम हटोगी नहीं तो लक्ष्मण कुछ-न-कुछ कर बेठगे। 


इसके बाद सीता को लेकर राम पर्णशाला में आ जाते हैं। शूर्पणखा 
रातभर वहीं छिपी रहती है। सुबह उसने राम को पर्णशाला से बाहर 
संध्या-वंदन करने के लिए आते हुए देखा । वह सोचने लगती है कि यह बहुत 
ही अच्छा अवसर है, सीता को मारकर राम की दृष्टि से उसे हटा दूंगी तो 
मेरे कार्य की सिद्धि हो जायगी। वह सीधे पर्णशाला में घुसती है। बाहर 
खड़े लक्ष्मण पर उसका ध्यान नहीं जाता। जैसे ही वह सीता को पकड़ने 
गई, लक्ष्मण ने ललकार कर उसे रोका | तब वह सीता को छोड़कर लक्ष्मण 
पर जा टूटी । लक्ष्मण अपनी तलवार खींचकर उसकी नाक-कान काट देते 
हैं और राक्षमी घोर हाहाकार करती हुई अपने असली राक्षस-रूप में अपने 
कुटंबवालों के पास पहुंचती है । कहती है, 'है मेरे भाई रावण, है राक्षसों 
के देव रावण, हे मेरे भतीजे इंद्रजित, तुम लोगों के जीते-जी मेरे ऊपर 
यह कैसा अन्याय हो गया ! देखते क्यों नहीं ! तुम लोग सब मर गये 
क्या !” इस प्रकार चिल्लाती हुई वह खर के दरबार “जनस्थान' में 
पहुंचती है । 


_यह कवि कंबन का वर्णन है। आधुनिक पंडित श्रीरामचंद्र के कुछ 
कार्यो को टीका करते हुए कहते हैं कि राम का बाली को मारना, शूपंणखा 
के रूप को विक्रत करता, इत्यादि काम न्‍्याय-विरुद्ध थे । हमारे देशवासियों 
की्‌ बुद्धि काफी तेज है, इसमें कोई शक नहीं; कितु उनमें प्रेम और भक्ति- 
पूण ज्ञान की बड़ी कमी है 4 राम में वे दोष देखते हैं तो भले ही देखें। राम से 
भी बढ़कर वे अपना जीवन थदि बिताना चाहते हों तो अवश्य वैसा करे, 


खर का मरण १६१ 


राम के अच्छे गुणों का अनुसरण करें। जो अवगुण वे राम में देखते हों, 
उन्हें स्वयं न करें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । रामचंद्र 
ओर रामभवत ऐसे संपूर्ण सदाचारियों से सदैव प्रसन्न रहेंगे। 


: ठंडे : 
खर का मरस्‌ 


'जनस्थान' से खर के चौदह सेनापतियों को साथ लेकर चूर्पणखा राम 
की कुटिया के सामने राम-लक्ष्मण से बदला लेने आ पहुंची। सेनापतियों 
से उसने कहा, देखो, वे खड़े हैं राम और लक्ष्मण, आदमी के बच्चे, जिन्होंने 
मेरी नाक काट डाली | नप्ट कर डालो इन दोनों को [” 

राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा में तत्पर रहने की आज्ञा दी और 
स्वयं धनुष-बाण ले सामने आकर खड़े हो गये । 

युद्धवर्म का पालन करते हुए उन्होंने आक्रमण के लिए आनेवालों को 
अपना परिचय दिया और पूछा, “आप लोग यहां क्यों आये हैं ? हमने तो 
ऋषियों की रक्षा करते और उनकी हिसा करनेवाले राक्षसों को मारकर 
हटाने का ब्रत लिया हुआ है । यदि आप लोग अपने प्राण बचाना चाहते हैं 
तो यहां से एकदम चले जाय॑ |” 

राक्षमों ने भी उसी प्रकार तेजी से उत्तर दिया और दोनों में घोर युद्ध 
छिड गया। जरान्सी देर में खर के सारे सवापति राम के अचूक बागो के 
शिकार होगये । 

गपंणखा अपने भाई खर के पास दुबारा पहुंची और विकाप करने 
लगी । जमीन पर लोटी हुई अपनी बहन से खर कहने लगा, “काल के दूतों 
जैसे वीर राक्षसों को मैंने राम को मारने के लिए भेज दिया है। अब तक 
राम उनके हाथों कभी का मारा गया होगा। अब तुम क्‍यों रो रही हो ? 
जब ठक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है ? आंसू पोंछ लो 
और उठ खड़ी होओ ।” 

गरपंणखा उठ खड़ी हुई और रोना-धोना बंद करके बोली, “भाई, मैं 
कहां इन्कार करती हूं ” तुमने जरूर चौदह वीरों को भेजा था, कितु इस 
समय तो वे राम की कुटिया के सामने मरे पड़े हैं। उनकी लाशझें वहां हैं। 
मेरी बात का भरोसा न हो तो तुम आओ और देख लो । थदि तुम्हें अपने 
कुल का मान रखना हो तो इसी क्षण निकल पड़ो और राम से युद्ध में विजय' 
प्राप्त करो, वरता समझ लो हमारे कुछ का नाश हो गया । 

शर्पणखा की बातें खर के हृदय में शूछ की तरह छुभ गईं । 


१६२ द््षरथ-नंदत श्रीराम 


“बहन, एक तुच्छ मनुष्य से तुम क्यों इतना डरने छगी हो ! लो, यह 
में चछा। एक ही क्षण मे ठग उस आदमी का खत पी सकोगी ।/ 

“सुता भया, तम अकेले मत जाओ, अपनी सेना को साथ ले चलो ।” 
दर्यणखा ने कहा । 

आ्रोर एक भारी राक्षस-सेना के साथ रथ में वेंठकर खर निकल पडा | 
जाते-जाते सबने अनेक अपदकन देखे | लेकिन खर ने हंसकर अपने सेनिकों 
से कहा, “इन अपशकुनों को देखकर आप लोग घबरायें नहीं | आपने आज 
तक कभी मं हार खाते देखा है ? हम उस कीड़े के समान मनष्य राम को 
दबाकर ही मार डालगे। 

उसके सेनिक, जो कुछ डर गये थे, खर के इत उत्तेजना देनेवाले वचनों 
से धीरज और उत्साह पाकर फिर आगे बढ़े। सेवा का शोरयुल सुनकर 
राम-लक्ष्मण फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये। राम रूक्ष्मण से बोले, 

छथ्मग, समझ लो कि जनस्थान' के राक्षयों का समय आ गया। अब 

इनसे निपट छंना होगा । तुम सीता को किसी गफा में बैठाकर शस्त्रों से 
सज्जित होकर द्वार पर खड़े रहो । वहां सीता की रक्षा का ही ध्यान रखता । 
अकेला इन राक्षतों को देख लूंगा | तम मेरी चिता न करना । दम जल्‍दी 


#% 


सीता कर यहां से चछ जाओ। 
म ने कवच पृहन लिया और य॒द्ध के लिए तैयार होकर पर्णशाला के 
बाहर खड़े हो गय। लक्ष्मण बड़े भाई को आज्ञानसार सीताजी को पर्बत 
बी एक गफ़ा में छिपाकर उनकी रक्षा में तत्पर हो गये । 
ऊपर आकाश-मंडल म॑ देव, गंघव, सिद्ध और चारण राम-राक्षस-यद्ध 
देखते के कुतृहल से आकर जमा हो गये । उन्होंने स्वस्ति बचनों द्वारा राम- 
चंद्र की विजय की कामना की । 
ऋषिगण हैरान हो गये। सोचने लगे कि अकेले राम इतने बली 
राक्षसों का मुकाबला केस कर सकगे * धनुष को लेकर अमित कांतिमान्‌ 
शीराम ऐसे खड़ थ, मानो पिताकपाणी भगवान रुद्र स्वयं खड़े हों । 
राक्षस-सेना तेजी के साथ वहां आ पहुंची । उनके सिंहनादों से और 
बनुपों को टंकारों से वहां का वायुमंडल भर गया । राक्षस लड़ाई के समय 
के बाज और ढोल बजाते आ रहे थे। जंगली जानवर डर के मारे इधर- 
उधर भागने छगे। आकाश को जैसे बादल बेर लेते हैं, उसी प्रकार धनुर्धारी 
रामचंद्र को राक्षस-सेना ने बेर लिया । 
देखते-देखते घमासान युद्ध छिड़ गया । राक्षसों के शरों से -रामचंद्र 
का सारा शरार घायल हो गया। देवताओं को अब सचमुच चिता होने लगी 


0 


खर का मरण १६३२ 


कि राम ऐसे विशाल राक्षसों से कैत बच सकेंगे ! 
पर राम के बाणों से हजारों राक्षस मरकर गिर पड़े। खर का भाई 
दूषण स्वयं राम पर आक्रमण करने लगा । राम अदृप्रत ततारता के साथ 
चारों ओर बाण छोड़ रहे थे। यह देख पाना अश्व्य था कि कब वह बाण 
को तूर्ण:र से निकालते और कब उसे छोड़ देते थे। जैसे तेजोमय सूर्य की 
चारों ओर किरणें निकलती हैं, रामचंद्र के आटों ओर से चमकते हुए बाण 
राक्षसों की ओर जा-जाकर गिरते थे । उनके अचुक प्रहारों से भाहत होकर 
राक्षस सेनिक रथों से मरकर गिरते । उनके रथों का बुरा हाल हो गया। 
रथ को खीं वनेवाल घोड़े और सेना के हाथी घायल होकर पृथ्वी पर गिरते 
जात थ । राम के वाग आकाच-मार्ग से ज/कर राक्षतों के दरीरों को बीघ- 
कर उनके जन से लधपथ हो अग्ति-ज्वाला के समान चमकते हुए बाहर 
वात थे। सारी राक्षम-सदा नष्ट हो गई। काल-भरव के समान राम में दान 
में अब भी खड़े थे । 
शाक्षस दृधषण ने अब नी राम को जीतने की आशा ते छोड़ी | सेना की 
एक नह टुकड़ी के साथ उसने राम पर झ्राऊृमग किया, लेकितव राम के 
बाण से उसका रघ हूट गया शोर दोड़ और सारपी हताहत हो गये । तथ 
नाच खड़ हाकर उसने दंडायध से राम के ऊपर प्रहार करने का यत्त 
किया। पर राम के अचूक वाणों ने उसकी दोतों भुजाओं को काट डाला 
।र मरते हुए हाथी की तरह राक्षस प्रथ्वी पर गिरकर निष्प्राण हो गया । 
दूषण का मरा देखकर उसको सेना के बचे हुए सारे संनिक एक साथ 
राम को मारने दौड़े, छेकित वे भी एक-एक करके राम के कोदंद से निकले 
बाणों के शिकार हो गये । 
इस प्रकार राक्षस खर की सारी सेना नष्ट हो गई। जिस ओर से 
युद्ध का कोलाहल सूनाई दे रहा था उधर अब सन्नाटा छा गया। सारी 
भूमि राक्षसों की लाझ्यों, टूटे शस्त्रों और रथों से पटी पड़ी थी। राक्षसों 
सं अब खर और त्रिश्रि ये दो बच रहे थ। महाक्रोघ से खर राम से द्वंद्व- 
युद्ध करने चला, लेकिन त्रिशिर ने उसे रोका और कहा, “पहल समझे जाने 
दो । मैं राम को मार गिराऊंगा। यदि मैं भी दषण की तरह लड़ते-लड़ते 
मर गया तब तम आना । 
यो कहकर तीन मसिरवाला राक्षस त्रिन्िर रथ में बंठकर राम के पास 
पहुंचा और उन पर आक्रमण करने लगा । रामचंद्र पर उसने बाणों की वर्षा 
कर डाली, पर राम ने बड़ी चतराई से उन बाणों को रोक लिया और जवाब 
में अपने बाणों का प्रयोग किया। हाथी और सिंह की तरह दोनों एक-दूसरे 


१्दढ दशरथ-नंदन श्रीरास 


पर गरज के साथ प्रह्मर करने छगे। अंत में त्रिशिर भी खून की फुहारें 
छोड़ता हुआ नीचे मिरकर मर गया। 

खर का दर्प धूल में मिल चुका था। फिर भी राम के साथ लड़ने का 
उसका निश्चय हृढ़ ही रहा । इधर-उधर बचे कुछ राक्षस हिरणों की तरह 
भागने लगे थे। उन्हें खर ने रोका और रथ में बठकर राम के साथ युद्ध 
करने निकल पड़ा । दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया । दोनों के बाणों से आकाझ 
ढंक गया । खर महाकाल की तरह रथ पर चढ़कर रामचंद्र पर शरों की 
वर्षा करता गया । रामचंद्र एक क्षण के लिए अपने धनुष के सहारे खड़े रहे 
कि इतने में खर के बाण उनके कवच पर आकर गिरे। कबच टूटकर उनके 
दारीर से अलग गिर पड़ा। अब उनका अति सुंदर शरीर एकदम खुल 
गया। तब राम ने विष्ण-धनुष उठाकर उससे बाणों का प्रयोग प्रारंभ कर 
दिया। वह देवी धनुष था और चलानेवाले थे श्रीराम | खर का रथ टूटकर 
एक ओर जा गिरा । उसके हाथ से धनष भी टूटकर गिर पड़ा। वह गदा 
से राम का मुकाबला करने लूगा। देवता बहुत घबराये । हाथ जोड़कर 
श्रीराम की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। 

राम ने अपने सामने खड़े खर से कहा, “हे खर, निर्दोष लोगों को 
सताना ही तेरा काम रहा है। है दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि कितना ही 
बलिष्ठ क्यों न हो, दुष्ट व्यक्ति को एक-न-एक दिन मरना ही पड़ता है। 
व्रत पालनेवा्ले कितने ही निरीह तापसों को आज तक तूने मार डाला है । 
उसका फल तू आज पायगा। अपने पाप-कर्मो से त्‌ जन-समुदाय का वेरी 
बन गया है । अपना नाश आज निर्चित समझ ले। तेरा अंत देखने के लिए 
उन ऋषियों की आत्माएं, जिनकी तूने हत्या की है, अपर आकाश में आकर 
इकट्ठी हो गई हैं। तेरे-जेसे कुक्सियों को मार डालने का मैंने प्रण किया 
है और तू मेरे साथ लड़ने आया है | अच्छी बात है, भले ही तू मुझसे लड़ 
ले, लेकिन देखंगा कि मेरी मार से तू कैसे बचता है ?” 

खर भी छुप न रहा । बोला, “हे मानवी कीड़े, दशरथ के बच्चे, नीच 
मनुष्य होकर तुझमें इतना दप्प है ! सीधे-सादे गरीब राक्षसों को मारकर 
तू घमंड में फूल गया मालूम होता है। यदि तू सच्चा वीर होता तो अपनी 
बड़ाई आप कभी न करता | अच्छे कुल के क्षत्रिय कभी आत्म-प्रशंसा नहीं 
करते | व्यर्थ बकवास छोड़ दे, और चल, लड़ ले मेरे साथ । तेरी वीरता का 
तो आज ही पता चल गया, जब तूने स्वयं अपने मुंह से ही अपनी तारीफ 
की ! जंगल की घास जब जलने लगती है तो उसकी ज्वाला बहुत चमकने 
लगती है, हालांकि जरा-सी देर में वह मिटनेवाली ही होती है। तेरा भी 


खर का सरण १६४ 


अंत इसी प्रकार अब निकट ही है, ऐसा समझ । तभी तो तु यों वकने छगा 
है। मैं तुझे मारकर ही छोड़ गा । अब शाम भी होनेवाली है। युद्ध के लिए 
ज्यादा समय नहीं बचा है। तुरंत लड़ने को तैयार हो जा। देरन कर। 
जितने राक्षसों की तूने हत्या की है, मैं उन सबका वदला लिये बिना थोड़े 
ही रहूंगा। 

यों कहकर राक्षम खर ने अपनी गदा को तेजी से घुमाते हुए राम के 
ऊपर फेंकी । पराक्रमी राम ने अपने बाणों से उत्त गदा के दो दुकड़े करके 
नीचे गिरा दिया । 

“है राक्षस, शांत हो जा। आज तेरा मरण निश्चित है । आज से यहां 
पर ऋषि-मुनियों को आराम हो जायगा। यहां की घरती तेरे खूब को 
चूसनेवाली है| राम बोले । 

राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि खर ने पास के एक बहुत बड़े सारू 
वक्ष को जड़ से उडाड़ डाला और दांत पीसते हुए उसे राम के ऊपर जोर 
से फेंका, पर राम ने उस विश्ञाल वृक्ष को भी अपने वाणों से द्ुकड़े-ट्रकड़े 
कर डाला अब तक राम आत्मरक्षा करते रहे थे। अब उन्होंन देखा कि 
खर को मारना ही होगा। उन्होंने राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी। 
राक्षस बहुत घायल हो गया । उसके शरीर से खून की धारा बहने ऊंगी । 
घावों की पीडा से ऋुद्ध होकर राक्षस राम पर एकदम टूट पड़ा । राम जरा 
रुके । उनके लिए धनुष चलाने की जगह न रही थी । वह कुछ कदम पीछे 
हटे और राक्षस खर की छाती पर इंद्र बाण चछा दिया । 

खर वहीं गिरकर तत्काल मर गया। देवताओं में जयबोपष उठा। 
उन्होंने श्रीरामचंद्र पर पुष्पों की वुष्टि की । इतने थोड़े समय में 'जनस्थान 
के खर-दूधणादि समस्त राक्षसों का सामना करके उन्हें मारकर जो 
चमत्कार दिखाया, उसके लिए श्रीरामचंद्र की उन्होंने भूरि-भूरि स्तुति 
की । ऋषि-मुनियों के मन में शांति हुई। राम को एक-एक ने आकर गले 
लगा लिया और आशीर्वाद दिया। पर्वत की गुफा से रृक्ष्मण भी सीता 
की बाहर लाकर राम से बड़े प्यार से मिले। 

दिवी सीता और अनुज लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने 
लगा। इससे रामचंद्र के राक्षसों के रुविर से सिचित पेर धुरू गये ।” यह 
संत कंवबन को कल्पना है। 

कोई पूछ सकता हैं कि राम ने अकेले इतने राक्षसों के आक्रमण को 
कैसे रोका होगा ? हम सब जानते हैं कि अपने वछड़े को बचाने के लिए गो- 
माता जब मनुष्यों की भीड़ में हुंकार करती हुई सींग मारने दौड़ती है तब 


१६६ दद्दरथ-सनंदत श्रीराम 


सब लोग डर के मारे इधर-उधर भाग जाते हैं। सच्ची भावना हृदय में हो 
तो वहां असाधारण बल और उत्साह की शक्ति अपने-आप आ जाती है। 
परमात्मा स्वयं आत्तों की रक्षा के लिए छग जाय॑ तो क्‍या चमत्कार नहीं 
हो सकता ' 

वाल्मीकि और कंबन ने राम के रूप में किये गये परमात्मा के अद्भुत 
चमत्कारों के वर्गन जगह-जगह किये हैं। कहीं-कहीं राम स्वयं अमानुषिक 
दबित का प्रदर्शन करते हैं, कहीं-कहीं दंदी प्रसादों के कारण वह 
सफलता पाते हैं। यह सब होते हुए भी कवियों ने राम को अपने को ईश्वर 
समझकर कुछ कहते या करते नहीं दिखाया म ने सदा अपने को एक 
क्षत्रिय वीर ही समझा और उसके अनुसार धर्म और सत्य का पालन 
किया | अपने को उन्होंने एक धर्मनिष्ठ, तत्पर और असीम शक्तिवाला 
जितेंद्रिय ज्ञानी पुरुष ही सिद्ध किया है। 


5 अ4 
रावण की बांद्ध अष्ट 


रामचंद्र से डरकर और अपने प्राण बचाने के लिए कुछ राक्षस भाग 
निकले थे। उनमें से एक का ताम था अकंपन । वह सीधा हरूंका में रावण 
के पाम पहुंचा । रावण से कहने लगा, “जनस्थान में हमारे परिवार के 
लगभग सब-के-सब लोग मारे गये। जनस्थान अब रहा नहीं । में किसी 
तरह अपने को वचाकर आपको समाचार देने के लिए आया हूं । 
है सुनकर रावण आगवबूला हो गया । पूछने छगा, “वह कौन है, 
जिसने मेर संदर जनस्थान का सत्यानाश कर डाला ? वह यम था क्या ? 
या अग्ति, अथवा स्वयं विष्ण ने यह काम्म किया ? में यम को सार सकता 
। अग्नि और सूर्य दोनों का एक साथ नाश कछूंगा। वायु को चलने से 
रोक दूगा। मेरे रहते हुए जनस्थान की सुंदरता बिगाड़ने की हिम्मत किसे 
हुई ? मुझे अभी बताओ ! ” 
राक्षसेंद्र का क्रोध देखकर अकंपन थर-थर कांपने ऊहगा। बोला, 
“मुझे अभयदान दें, महाराज ! आपको सारा हाल बताऊंगा । 
उसने रावण को सारा वृत्तांत इस प्रकार सुना डाला, “अयोध्या का 
राजकुमार राम बड़ा पराक्रमी ओर वीर है। सिह के समान गंभीर और 
यशस्वी मनुष्य है वह। उसके समान आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ। 
पंचवटी में खर और दूषण दोनों भाई उसके साथ लड़ाई में मारे गये । 


रावण की बुद्धि भ्रष्ट १६७ 


यह सुनकर रावण काल नाग की तरह आवेदश में आ गया। बोला, 
“क्या वक रहा है त्‌ ? कौन है वह राम ? क्या देवगणों के साथ इंद्र उसकौ 
सहायता के लिए आये थे ?” 

“राजाधिराज, यही तो खबी है। राम के साथ दसरा कोई नहीं था । 

मारी सारी सेना तथा दलपति खर और दपएण को अक्रेछ राम ने सार डाला। 
उसके वाणों ने वियेले पंचमुखी सर्य की भांति किसी को भी न छोड़ा । सबको 
रकर ज्ञांत हुए। यों कहकर अकंपन ने श्रीरामचंद्र के पराक्रम का 

विक्तत वर्णन किया । अंत में कहा कि आजकल राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
के साथ वन ने वास कर रहा है। यद्ध में राम ने किसी की मदद नहीं ली । 

अकपन के वर्णन से रावण का क्रोध और भी भड़क उठा | उसने कहा, 
“देखता हूं, मेरे साथ वह कीड़ा कैस लड़ता है * में इसी क्षण वहां पहुंचता 
्त हा 

अकंपन ने रावण को रोककर कहा, “नहीं, जाप वहां न जाय॑ । राम 
एक अद्भुत पराक्रमी व्यक्त है । उससे छड़कर विजय पाना किसी के लिए 
भी संभव नहीं हो सकता । आपसे भी नहीं हो सकेगा । आपने मुझे अभय 
वचन दिया है, इसलिए साफ-साफ बताने की घृप्टता करता है। राम को 
मारने का एक ही उपाय है। राम के साथ उसकी स्त्री हैं। ओह, उसकी 
संदरता का में क्या वर्णन करूं! तीनों छोकों में बसी संदर स्त्री दायद ही 
कहीं देखने में आयगी। किसी उपाय से उसे उठा लाओ। रास उसके 
वियोग से तडपकर मर जायगा, इसमें कोई शक नहीं। पत्नी पर उसका 
प्यार बहुत हा अधिक है-- प्राणों से भी बढ़वार। मेरी बात मानें। आप 
युद्ध करने ते जाये। मेरे बताये हुए उपाय से राम का प्राण-हरण कर ।” 

अकंपन के मंह से देवी सीता के सॉद्य का वर्णन सतकर रावण के 
मन से सीता की पाने की कामना पंदा हो गई और बह बढ़ने लगी । उसने 
कक अच्छा, अक्ंपन, तेरी ब[त मान छऊंता 6। कल ही रथ पर चद्ृकर 
साता का हरण करने यहां से निकल पड गा । 

७ [| । 

दूसर ही दिन रावण खच्चरगोंवाल अपने रथ पर बैठकर आकाश-सार्ग 
से पंचवटी की ओर चल पड़ा । उसका रथ सोने का बना हुआ था । बादलों 
के बाच मं सजब वह गजरता था तब विलूकृूल चांद-जेसा दिखाई देता था । 
रावण पहल अपने संबंधी मारीच के पास गया। मारीच ने एक आश्रम 
बना रखा था | उसी में वह रहता था। रावण को अपने घर पर एकाएक 
आया देखकर मारीच उठ खड़ा हुआ और राजा का यधोचित सम्मात क रके 


नह 


श्ध्८ दद् रथ-गंदन श्रीराम 


पूछा, “आपका यों अचानक कंसे आना हुआ ?” रावण ने उत्तर दिया, 
“प्रिय मारीच, में दुम्हारी शरण में आया हूं। मेरा काम तुमसे ही बनेगा। 
तुम्हें शायद अब तक माल्स हो यया होगा कि जनस्थान का नाश हो गया। 
वहां की हमारी सारी सेना नष्ट-अ्रष्ट हो गई। यह सब दशरथ के लड़के 
राम ने किया है । उसका बदला लिये दिया में नहीं रह सकता। उसकी 
स्त्री सीता को उड़ा लाने की मैं सोचता हूं। उसके लिए बस मुझे उपाय 
ताओ। | ऐसे कार्यों में तुम्हारी वृद्धि खूब चलती है।” 

मारीच ने उसे ऐसा करने से रोकते और समझाते हुए कहा, “रावण, 
तुम्हारे किस बरी ने मित्र का बहाना करके तुम्हें ऐसा काम करने के लिए 
प्रोत्साहित किया है ! यह तो तुम अपने लिए सर्वताश का द्वार ही समझो । 
ऐसा काम कभी मत सोचना । जिस किसी ने भी तुम्हें सीता के हरण करने 
को सलाह दी है, वह अवश्य ही राक्षस-कुछ का अंत चाहनेवाला होगा । 
भला कोई जान-वुझकर सांप के मुंह में हाथ डालेगा ? तुम वापस घर लौट 
जाओ, अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहो । राम की स्त्री को पाने की 
पागलपन-भरी इच्छा मत करो। दुरी तरह मारे जाओगे। राम के क्रोध 
को छेड़ोगे तो हमारा एक भी व्यक्ति यहां जीवित न रह सकेगा ।” 


दश्चग्रीव रावण ने मारीच की बात मान छी। वह वापस लंका चला 
गया। उसे मारीच की बात ठीक लगी। संभव है उसे याद आ गया 
हो कि जब ब्रह्मा मे उसने अमरत्व का वरदान मांगा था तव उसने मनुष्य 
के हाथ से अमरत्व नहीं मांगा था | हो सकता है कि जनस्थान में खर-दूषण 
आदि का जो बुरा हाछ हो गया था, उसका विचार करके सचेत हो गया 
हो, कितु विधाता ने बात यहीं समाप्त न करनी चाही । 

रावण अपने सिद्दासन पर बैटा हुआ था । उसकी कांति घी से प्रज्वलित 
अग्नि की भांति चमक रही थी । अब तक उसने किसी से भी हार नहीं 
खाई थी । देवासुरों के युद्ध में शामिल होते रहने के कारण उसके द्वरीर में 
कई घावों के निशान थे। कभी चक्रायुद्ध से, कभी हाथियों के दांतों से हुए 
घावों से उसके शरीर की शोभा और भी बढ़ गई थी। उसके बल-पराक्रम 
या कुकर्मों की कोई सीझा न थी। देवताओं को सताने में, यज्ञ-हवनों को 
विगाड़ने में अथवा पर-स्त्रियों पर जोर-जबरदस्ती दिखाने में उसका कोई 
सानी न था। देवासुर गण उसके नाम-मात्र से कांपने लूगते थे। दूसरों के 
दूःख में उसे आनंद आता था। उसके ऐश्वर्यों का क्या कहना था ! राजा 
कुबेर से बढ़-चढ़कर धन-संपदा उसके पास थी और वह लंका में बिना मृत्य 
के भय के मनमानी रीति से राज्य करता रहा । उसके दस मुख थे। उन 


रावण की बुद्धि अ्रष्ट १६६ 


दसों मुखों पर लंबी-लंबी आंखें थीं। उसके शरीर के अन्य अग भी ठीक 
हिसाव से बने थे और बलयुकत थे। बहुमुल्य बस्त्रों तथा आशधृुयषणों से 
सुसज्जित होकर दरबार में वह बैठा था। उसके दोनों ओर उसके सचिव- 
गण अपने-अपने आसनों पर बैठ थे । एकाएक सबको ऐसा छगा, मानों 
भूकंप आ गया हो। भक॑ंप-जैसी भयंकर झूर्पणखा भड़भड़ाती हुई सी बे 
विह्ासन के सामने अपने भाई रावण से अपना दुखड़ा रोने चली आ रही 
थी । उसकी ताक और दोनों कान कटे हुए थे। बसे भी वह बहुत कुरूपा 
तो थी ही, पर नाक-कान कट जाने से और भी भद्दी रूग रहो थी । 

सबके सामने ही वह अपने भाई रावण को फठकारने लगी, “अरे सूर्खे 
रावण, तू तो बड़ा प्रसन्‍न दिखाई दे रहा है । मालूम होता है कि अपनी धन- 
दौलत और आमोद-प्रमोद के सिवाय ठुझे और किसी बात की चिन्ता ही 
नहीं है । अपने में ही मस्त जान पड़ता है। पर तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, 
जो अपनी संपत्ति के घमंड में फूलकर बैठा रहे। त्‌ तो राजा है ! और 
राजा को चाहिए कि वह आनेवाली तविपत्ति को पहल से ही मालूम कर ले 
और उसे रोके । तृ तो सिर पर आफत आने पर भी बड़े निर््दिचत भाव से 
बैठा हुआ है। अपने ही आराम में मस्त रहनेवाले राजा को प्रजा कभी नहीं 
चाहेगी। ठुझे इस वात का घधमंड हो गया है कि ब्रह्म ने तुझे देवासुर- 
दानवों से अमरत्व का वरदान दें दिया है। पगर्ले कहीं के ! उसी से संतुष्ट 
न हो जा। यदि तू अपने राज्य की देखभाल में उदासीनता दिखायेगा तो 
तेरा राज्य कभी नहीं टिक सकता। तुझे सदा अपने भेदियों द्वारा राज्य के 
कोने-कोने की खबरों से जानकारी रखनो चाहिए, नहीं तो तेरे राज्य का 
अवश्य दी सत्यानाश हो जाएगा। तुझे इसका बिछकुछ पता नहीं कि जन- 
स्थान में, तेरे राज्य में, क्या-क्या हो गया ! बड़े आराम से सिहासन पर 
बैठा हुआ त्‌ मौज कर रहा है और वहां पर तेरा बंधु-बांधव कोई भी नहीं 
बचा[। समझ ले कि अब तेरा भी समय आ गया। शत्रु तो तुझे मारने के 
लिए दांव देख रहे हैं। तेरे सचिवों को हो क्‍या गया है ? ऐसे अविवेकी 
मैंत्री मैंने आज तक नहीं देख । क्या तुझे मालम है कि हमारे बंधु, जिनसे 
वैरी सदा कांपते रहे, और जो तेरी जाज्ञा से जनस्थान की देखभाल करते 
थे, आज मरे पड़े हैं? जरा तो सोच * जनस्थान की हमारी सेना का आज 
नामोंनिशान नहीं रहा । राम नामक एक मसामूछली-सा आदमी है। उसने 
अकेले ही, बिना रथ के, बिना हाथी के, यह असंभव-सा काम कर डाला 
है। तुझे यह सुनकर दर्म नहीं आती क्या ? देख तो तेरी बहन का क्या 
हाल हो गया ! फिर भी यह नहीं पूछ रहा कि यह सब की से हुआ * अब 
तो ऋषि-मुनियों को राम ने अभयदान दे दिया है। तुझसे अब वे डरकर 


१३० दशरथ-नंदन शोराम 


छिपगे नहीं । अब तक तू यही समझता रहा है कि तेरे-जैसा पराक्रमी तीनों 
लोकों में कोई हो नहीं सकता। पर अब यह बात नहीं रही । तेरे नाश का 
समय आ गया । अब प्रजा का तुझ पर से भरोसा हट जायगा। जैसे जीर्ण 
बस्त्रों को छोग उतारकर फेंक देते हैं, बसे ही भव प्रजा तुझसे थककर तुझे 
राज्य से भगा देगी । 

“राजा वही है, जो अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की सारी बातों से 
परिचित रहता है और आल्स्य-रहित होकर समय पर जो काम करना 
चाहिए, उसे करता रहता है । पर तेरे गुप्तचर निकम्मे हैं। तुझे इस बात 
की बिलकुल परवाह नहीं है कि राक्षसों का क्या हाल हो रहा है | तुझे गुस्सा 
भी तो नहीं आ रहा । जिस राजा को क्रोध नहीं आता, वह राजा कैसा ? 

“खर, त्रिशिर और दूषण को मारनेवाल राम के एक स्त्री है। उसका 
नाम है सीता । वह अकेली राम के साथ रह रही है। उसकी सं दरता का 
क्या बखान कह ! देव-गंबव, यक्ष, किन्नर मनुष्य आदि में मैंने उसके-जैसा 
रूप आज तक नहीं देखा । तेरे लायक स्त्री वही है। जैसे ही मैंने उसे देखा, 
मुझे सूझा कि यह तो मेरे भाई के ही योग्य हैं। मेरा तो राक्षस-स्वभाव 
ठहरा * मन में किसी बात की इच्छा पैदा हुई नहीं कि तत्काल उसे पाने के 
प्रयत्त में जुट गई। तेरे लिए मैंने सीता को उड़ा लाने का प्रयत्न किया । 
पर राम का भाई लक्ष्मण पास ही खड़ा था। उसने एकदम तलवार खींच- 
कर मेरी यह हालत कर दी। मेरा ऐसा अपमान तेरे कारण ही हुआ है। 
अब तुझे बदला लेने की सुझती हो तो इसी क्षण मेरे साथ निकल पड़ ! 

“यदि अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करना चाहता तो भी, अपने ही 
लिए सीता को पाने का प्रयत्न तो त्‌ अवश्य ही कर। भला यह कैसे हो 
सकता है कि सीता-जैसी सुंदरी रावण के अतिरिक्त और किसी की भार्या 
बनकर रहे ? यदि तू सीता को उठा लागेगा तो वही राम के छिए योग्य 
दंड होगा। उससे हमारे मृत बीरों की आत्माओं को भी कुछ सान्त्वता 
मिल सकेगी। अपनी शक्ति को तू भूल गया जान पड़ता है, पर सीता को 
पाना तैरे लिए बहुत ही सरल काम है। अपने कुल का जो अपमान हुआ 
है, उसका बदला चुकाने का यही मौका है। खर, दूषण और त्रिशिर का 
वध हो गया है, इसका विचार कर। मेरा जो अपमान हुआ, उसे तू अपना 
ही समझ । अपनी संगी बहन के अपमान पर भला तू छुप केसे रह सकता 
है ? अपने गौरव की तू रक्षा कर ।” 


शूपंणखा ने अपना लंबा व्याख्यान समाप्त किया । 
रावण का दिमाग सारी बातें सुनकर चकराने लगा। जब से उसने 


रावण को बुद्धि अष्ट १७१ 


सीता का वर्णन सुना तव से उसका चित्त और कहीं लगा ही नहीं । उसने 
सभा विसजित कर दी और एकांत में जाकर सोचने लगा। मारीच ने जो 
सलाह दी थी, वह भी उसे याद आई। खूब सोच-विचारकर अंत में वह 
एक ही निर्णय पर पहुंचा। वाहनशाला में गया और सारथी से वाहन 
तैयार करने के लिए कहा। बोला, “एक जगह जाना है। बहुत जल्दी 
पहुंचना जरूरी है। किसी को बताना नहीं ।” पैशाचिक मुखवाले मोटे- 
ताजे खच्चरों को सोने के रथ में जोतकर सारथी ने रावण के आकाशगामी 
वाहन को सामने खड़ा कर दिया। रावण उस पर सवार होकर नदी, 
पहाड़, समुद्र और नगरों को पार करता हुआ गगन-मार्ग से जाने लगा । 
नीचे वसंतकालीन प्राकृतिक हृश्यों से उसकी कामवासना तीज होती गई । 

वह मारीच के आश्रम में पहुंचा। नियम और आचार से युक्त जटा- 
वल्कल-धारी मारीच का उसने यथो चित अभिवादन किया । मारीच रावण 
का संबंधी था। मारीच ने प्रश्न किया, “हे राजा, बिना किसी प्रकार की 
सूचना दिये दुबारा मेरी कुटिया में केसे पधारे ? 

रावण भी वाकपटु तो था ही। उसने कहा, “मारीच, मैं भारी संकट 
में फंसा हूं। तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो | तुम्हारी शरण में आया हूं। 
मेरी अनुमति से मेरे दोनों भाई जनस्थान में राज करते थे, यह तो तुम 
जानते हो। इतने दिनों से अपने लोगों के साथ वे शांतिपुर्वेक वहां राज्य 
कर रहे थे, पर हाल ही में राम नाम के एक आदमी ने खर, दूषण, त्रिशिर 
और उनकी सारी सेना का खात्मा कर दिया है। एक मामूली आदमी ने 
बिना रथ, बिना किसी वाहन और बिता किसी बाहरी सहायता के हमारे 
सारे कुल का नाश कर डाला। कहते हैं कि दंडकारण्य में ऋषि लोग अब 
चारों ओर बेखटके घृम रहे हैं। यह भी सुनने में आता है कि राम को उसके 
पिता ने राज्य से भगा दिया है। वेश उसने तापसों का बना रखा है और 
अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता है। इंद्रिय-निग्रह तो क्या करता 
होगा । बड़ा नीच और दुष्ट मालम होता है। क़्र भी बड़ा है। बिता 
किसी कारण के मेरी बहन की उसने नाक काट डाली । इससे बुरी चीज 
और क्या हो सकती है ? बेचारी झूर्प णखा मेरे पास आकर रोने लगी । यह 
सब देखते हुए भी यदि मैं चुप रहू तो मैं राजा कसा ? मैं राम से बदला 
लिये बिना न रहूंगा दंडकारण्य से उसकी स्त्री को अवश्य ही उठा लाऊंगा । 
अब यह मेरा धर्म हो गया है । तुम्हें मेरी मदद करनी होगी । तुम हो ही, 
मेरे दो भाई और हैं। फिर मुझे डर किस बात का ? शौर्य, बल, युक्ति और 
माया में तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है ? इसीलिए मैं तुम्हारे पास 
आया हूं । इल्कार मत करना । मेरी बात सुनो | तुम एक सुनहरे हिरन का 


श्७२ दद्षरथ-नंदन श्रीरास 


वेश बनाओ तुम्हारी सुनहरी छाल में चांदी की चमकती बिंदियां होंगी । 
बहुत ही लुभावना रूप धरकर राम की कुटिया के आस-पास घूमना। 
तुम्हारी मममोहक चाल और आंखों को देखकर सीता को तुम्हें पकड़कर 
अपने पास रखने की इच्छा होगी । वह तुम्हें पकड़ लाने के लिए राम और 
लक्ष्मण को, अवश्य अपने पास से भेज देगी। बस उसी समय उसका हरण 
कर लेने का मुझे अवसर मिल जायगा। 

“सीता अनुपम सुंदरी है। उसे खोने के शोक में राम दु्बंल हो 
जायगा। ऐसी हालत में मैं उसे आसानी से मारकर बदला ले लंगा और 
प्रसन्‍न होऊंगा । 

मारीच ने रावण की बात सुनी । उसका गला सूख गया। मुंह से बोल 
न निकल पाया। रावण की ओर देखता-भर रहा। मारीच को रामचंद्र 
की शक्ति का अनुभव पहले ही हो गया था और उसने अपना जीवन सुधार 
लिया था। तप एवं ब्रतादि के पालन से उसमें भगवद-भक्ति आ गई थी । 
उसने देखा कि रावण गलत दिशा में जा रहा है। वह सोच में पड़ गया 
कि रावण के गले में यम का फंदा पड़ चुका है। बस, खींचने-भर की देर 
है। रावण ने अपने कुल के गौरव, राज्य-नीति, ज्ूपंणखा के प्रति अन्याय 
आदि की कई बातें कही थीं, कितु सच यह हैं कि उसका मत एक ही चीज 
में अटका हुआ था--सीता को किसी-न-किसी. प्रकार उड़ा लाना । मारीच 
यह समझ गया । 


0 कर । ७ 

हम घूप॑णखा की वृत्ति को भी देखें । कामोन्मत्त हो जाने से उसके 
ऊपर संकट पड़े। उसके नाक-कान काटकर उसे कुरूप बनानेवाला तो असर 
में लक्ष्मण था। फिर भी वह लक्ष्मण से नहीं चिढ़ी । उसका राम के प्रति 
मोह था। सीता के कारण उसकी इच्छा सफल नहीं हुई । उसने अपने को 
- यों समझाया कि सीता न होती तो राम उसका हो जाता। सीता के गर्व 
को भंग कर उसने बदला लेना चाहा। रावण के दुबंछ मन को वह खूब 
अच्छी तरह जानती थी। सीता के सौंदर्य का वर्णन करके रावण के मन में 
उसने बहुत बड़ा प्रलोभन पंदा कर दिया । और भी उसने हजार बातें कही 
थीं, कितु वे तो यों ही थीं। पर अंत में उसने रावण के मन में काम-वासना 
जागृत करानी चाही और अंत में वह उसमें सफल हुई। रावण उसके 
विछाये जाल में फंस गया । 


माया-पृम १७३ 
* ४डंइ : 
साया-सछग 


मारीच रावण की बातें सुनकर थोड़ी देर चुप रहा । फिर बोला, “है 
रावण, राक्षसों के राजा, तुम्हारी बातें मैंने सुन लीं । उससे मुझे बड़ा दुःख 
हो रहा है। मन को अच्छी लगे, ऐसी सलाह देना बहुत आसान होता है, 
कितु अधिय सलाह देने का साहस प्रायः कोई नहीं करता । यदि कोई दें भी 
तो सलाह लेनेवाला उसका पालन नहीं करता । जो हो, मैं हित की दो बातें 
कह देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सामने तुम्हें जो अच्छी लगें, 
वेसी बातें करके, तुम्हें गलत सलाह द्‌ और अपने को बचा लूं। 

“राम के बारे में अभी तुमने कुछ बातें कहीं । ऐसा मालूम होता है कि 
तुम्हें भ्रम हुआ है। मूर्खों की बातें सुनकर धोखे में मत आओ । राम बहुत 
ही उत्तम गुणोंवाला वीर पुरुष है। उसका क्रोध मोल लोगे तो तुम्हारा 
सारा कुल और लंकापुरी का नाश अवश्यंभावी ही समझना । कहीं ऐसा तो 
नहीं है कि ब्रह्मा ने सीता को तुम्हारे नाश के लिए ही बनाया हो ? मुझे 
तुम्हारी बातें जरा भी पसंद नहीं आईं। संसारभर के राक्षस तुम्हारे कारण 
मर मिटेंगे। जिसने तुम्हें ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, वह 
अवध्य ही तुम्हारा कोई दुश्मन होगा । 

“राम ने कोई गलती नहीं की थी, जिससे उसे राज्य छोड़ना पड़ा। 
तुमने जो कुछ उसके बारे में कहा है, सब गलत है। उसके पिता ने अपनी 
पत्नी को वचन दे दिया था। उसका पालन राम के वन गये बिना हो नहीं 
सकता था। राम ने अपनी इच्छा से राज्य-त्याग कर वनवास का ब्रत लिया 
है। वह धर्म का अवतार और इंद्वियों को वश में रखनेवाला है। देवों में 
इंद्र के समान राम मनुष्यों में अग्रगण्य है। ऐसे महान्‌ व्यक्ति की पत्नी पर 
तुम कैसे बुरी निगाह डाल सकते हो ? यह असंभव बात है। सीता कभी 
तुम्हारे वश में नहीं होगी। सूर्य को बहकाकर उसका तेज कहीं चुराया जा 
सकता है ? जनकसुता देवी सीता की पवित्रता पर तुम हाथ नहीं छगा 
सकोगे । ऐसी धृष्टता की वात मन से दूर कर दो, नहीं तो तुम जलकर राख 
हो जाओगे । राम के बाणों की बलि मत बनो । राम को अपने लिए क्‍यों 
काल बनाना चाह रहे हो ? वह सीता-रूपी अग्नि की रक्षा कर रहा है। 
उसे छेड़कर सर्वनाश की ओर मत जाओ । 

“और सुनो | बिना सोचे-समझे क्यों किसी काम में हाथ डाल रहे हो ! 


१७४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


राम को युद्ध में तुम कदापि नहीं जीत सकते । मेरा कहना मान जाओ मैं 
भी किसी जमाने में अपने देहबल के दर्प में बहुत अत्याचार करता फिरता 
था। ऋषियों को मारकर उनका मांस खाता रहता था। एक समय ऋषि 
विश्वामित्र के यज्ञ को बिगाड़ने के लिए पहुंचा था। उस समय राम बालक 
ही थे। ऋषि उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बुला लाये थे। यज्ञ की 
अग्नि को मैं बुझाने लगा तो मुझे राम का एक ऐसा वाण लगा कि मैं क्या 
बताऊं। उसके वेग से मैं बहुत दूर समुद्र-तट पर जा गिरा। वहां पर 
काफी समय तक बेहोश पड़ा रहा । 


“राम को अपना दुश्मन मत बनाओ। तुम्हें कमी किस बात की है ? 
अपार धन के तुम स्वामी हो। भोगों में मस्त राक्षसों को क्‍यों व्यर्थ में मरण 
की ओर घसीटते हो ? सीता को पाने की झूठी लालूसा में आकर वेभव- 
शालिती लंका को क्‍यों खंडहर बना देना चाह रहे हो ? मैं तुम्हारी बातें 
सुनकर अभी से राक्षसों के आतंनाद और जलती लंका की कल्पना 
कर रहा हूं। देखो, अब भी समय है। सर्वनाश से अपने को बचा लो। 
तुम्हारी पत्नियां एक-से-एक बढ़कर सुंदर हैं। सीता पर अपना मोह छोड़ 
दो |! र 


मारीच ने रावण को हिताहित की बहुत-सी बातें बताईं, पर रावण 
कहां माननेवाला था ! उसे मारीच का उपदेश पसंद नहीं आया | जैसे रोगी 
को दवाई नहीं भाती, उसी प्रकार रावण को भी मारीच के सदुपदेश अच्छे 
नहीं लगे। शुपंणखा ने उसके मन में सीता के प्रति विकार जो पैदा कर 
दिया था। अतः मारीच की बातों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कहने 
लगा, “कोई राजा जब किसी से सलाह मांगे तो उसे सलाह देना उचित ही 
है, पर मैं तुमसे सलाह लेने थोड़े आया हूं ! मैंने एक काम करने का मन में 
निश्चय कर लिया है। उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सलाह नहीं । फिर 
[कक भूल गये कि में तुम सबका राजा हूं। मैं जो चाहूं, वही मुझे मिलना 
चाहिए। 


“यह समझ लो कि मैं अपना विचार नहीं बदलंगा। मेरा-जैसा परा- 
क़मी यदि राम-जैसे अधम एवं मूर्ख मनुष्य से, जो अपने राज्य से भागा 
हुआ हो, बराबरी का युद्ध करे तो वह बड़ी शर्म की बात होगी । इसी कारण 
मैं राम के सामने खड़ा होकर नहीं लड़ना चाहता । राम की पत्नी का हरण 
करके राम के दंभ को ठीक करना ही उसके लिए योग्य सजा होगी। अब मुझे 
उपदेश देना बंद करो और मैं जो कह रहा हूं वह करने में ठग जाओ | 

“सुनो, तुम एक सुंदर-से मृग का वेश बनाकर सीता का ध्यान अपनी 


साया-पृग १७५ 


ओर खींचो । बस, यही मैं तुमसे चाहता हूं। सुवर्ण की कायावाले मृग को 
पकड़ छाने के लिए सीता राम को अवश्य भेजेगी। तब तुम राम को बहुत 
दूर तक भगा ले जाना । तुम छल-विद्या में निपुण हो । जब बहुत दूर निकल 
जाओ तो बिलकुल राम को आवाज में खूब जोर से पुकारना, 'हे सीते ! हे 
लक्ष्मण *' राम की ऐसी आवाज सुनकर सीता बहुत घबरायेगी। सोचेगी 
कि राम किसी विपदा में फंस गया है । वह राम की मदद के लिए लक्ष्मण 
को भेज देगी और मेरा दांव रूग जायगा। मैं तत्काल सीता को उठाकर ले 
जाऊंगा और लंका में छिपा दूंगा । तुम्हें यह काम करना ही होगा । बोलो, 
हां या “नहीं । यदि “नहीं कहोगे तो मैं अभी तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा ।” 

मारीच ने देख लिया कि रावण किसी प्रकार से माननेवाला नहीं है। 
उसने सोचा कि अब रावण का अंत बहुत निकट है। तो फिर इस पाखंडी के 
हाथ से क्‍यों मरू ? दुश्मन के हाथों मरनेवाला अमर पद पाता है। राम 
राक्षस-कुल का बरी है। उसी पृण्यात्मा के हाथों मरना अधिक अच्छा होगा । 
इस प्रकार निराश होकर मारीच रावण से बोला, “ठीक है। जैसा तुम 
कहते ही वसा ही करूंगा, क्‍योंकि तुम्हारी बात न मान तो तुम मुझे मार 
ही डालनेवाल हो। इसलिए जब मरना ही निश्चित है तो राम के हाथों 
ही मरना पसंद करूंगा । यह न सोचना कि उसके बाद तुम बहुत दिन तक 
जीवित रहोगे | तुम भी मरनेवाले हो। तुम्हारी लंका नी खत्म होनेवाली 
है तुम्हारे इस वेभव से किसी को ईर्ष्या हुई है। उसके कारण ही तुम्हें ऐसा 
काम करने की वुरी सलाह दी गई है। और तुमने भी उस सलाह को मान 
लिया ! लेकिन मेरा क्या ? मैं तो मरने को तैयार हो गया। चलो, जहां 
ले जाना वाहो, मैं तैयार हूं । 

रावण बहुत खुश हो गया । मारीच का आलिगन करके बोला, “अब 
तुम सही रास्ते पर आये ।”! 


| 0 0 


दोनों जने गगनगामी रथ पर सवार हुए और रथ दंडकारण्य की ओर 
आकाशमार्ग से चलने लगा कई नगरों, पहाड़ों, नदियों और राज्यों को 
उन्होंने पार किया। फिर वे दंडकारण्य के ऊपर उड़ने लगे । केले के बाग के 
बीच राम का छोटा-सा आश्रम उन्हें दिखाई देने लूगा । 

रावण ने विमान को नीचे उतारा और मारीच को बताया, “देखो, 
वह राम का आश्रम मालूम होता है । जेसा मैंने बताया है, वेसा ही करो । 


पु 


सब याद हे न ? ” 
मारीच तब तक अपना असली रूप छिपाकर माया-मृग बन गया था । 


१७६ दशरथ-नंदन ओराम 


उस माया-पृग के रूप का क्‍या वर्णन करें ! उसके अंग-अंग में विशे- 
पता थी। रंग-विरंगे इंद्रधनुष की भांति उसका शरीर दमकता था। सोना, 
चांदी, हीरा और माणिक आदि के समान उसकी खाल चमकने रूगी। 
कनकदेह मनिरचित' ऐसे अद्भुत लावण्यवाल हिरण को कभी किसी ने 
देखा न था। आश्रम के बहुत पास जाकर आगे-पीछे, इधर-उधर वह छली 
मृग घूमने लगा। कभी चलता, तो कभी बैठता । कभी उछलकर भागने 
लगता तो कभी चुपके से घास चरने लग जाता। अन्य मृगों के झुंड में कभी- 
कभी शामिल हो जाता, तो दूसरे असली मृग उसे सूंघकर कुछ शंका करने 
लग जाते । उस समय वह चतुराई से अलग हो जाता । 

सीता अपने आश्रम में फूल तोड़ रही थीं। एकाएक उनकी दृष्टि इस 
कपटी हिरण पर पड़ी । उसके रूप और लावण्य से वह ऐसी मुग्ध हो गईं 
कि अपनी आंखें उस पर से हटा न सकी । सृग भी अब इधर-उधर दोड़कर, 
खड़े होकर, देखकर अपनी छवि विशेष रूप से प्रदशित करने लगा । 

“राम, जल्दी मे आना। लक्ष्मण, तुम भी आओ. । जरा देखो तो सही! 
हमारे आश्रम के बिलक्रुल पास ही कसा सुंदर हिरण खेल रहा है। कहीं 
भाग न जाय ! जल्दी आओ दोनों ।” 

राम-लक्ष्मण दौड़कर आये और माया-म्ृग को देखकर विस्मित हो गये । 

लक्ष्मण को कुछ संदेह हुआ। उनको यहां तक लूगा कि यह राक्षस कहीं 
मारीच ही न हो £ क्योंकि बहुत वर्ष पूर्व मारीच हिरण का रूप धरकर छिपा 
रहता था और जो जंगल में शिकार खेलने आते थे उन्हें मारकर खा जाता 
था। लक्ष्मण ने कहा, “इस मृग का रूप स्वाभाविक नहीं मालम पड़ता । 
यह अवश्य ही क्त्रिम है । इसमं कुछ छल हो सकता है।'' 

लक्ष्मण की वात पर सीता ने ध्यान न दिया। उस माया-मृग पर से 
सीता की दृष्टि अथवा मन किसी दूसरी चीज पर खींचना असंभव था। 
सीता राम से कहने लगीं, “सुनिये, किसी तरह भी इस मृग को पकड़ 
लाइये | इससे यहां आश्रम में हमारा दिल बहुल जायगा । आज तक हम 
लोगों ने अपने राज्य में अथवा वनों में जितने प्राणी देखे, उत सबसे अधिक 
सुंदर है यह। वह देखिये, कैसा मन लूभानेवाला रग है उसका ! कैसे-कैसे 
करतब दिखा रहा है ! 

“अब तो हमारे अयोध्या छौटने के अधिक दिन नहीं रहे हैं। मैं सोच 
ही रही थी कि यहां से कौन-सी अनोखी वस्तु अयोध्या ले जायं । बस, अब 
इस मृग को मैंने देख लिया। भरत भैया को मैं इसे भेंट करूंगी । उन्हें यह 
बहुत ही पसंद आयगा ।” 


साया-सृग १७७ 


सीता ने देख लिया कि मग को पकड़ लाने के लिए लक्ष्मण को बिलकुल 
उत्साह नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे राम से ही कहना झुरू किया कि किसी- 
न-किसी उपाय से उस मृग को वह अवश्य पकड़ लाएं | 
हमारे बंबु-बांधुवों में से जब कोई हमारा काम करने से इन्कार कर 
देता है, तो वह हमें चाहे कितना ही प्यारा क्यों न हो, हम उस पर क्रोध 
करने रूग जाते हैं। सीता लक्ष्मण से चिढ़ने लूगीं। राम से बोलीं, “देखिये 
उसके शरीर से सोना चमक रहा है। चांदी की बिदियां कितनी संदर रूम 
रही हैं ! यह पकड़ने में भी न आये तो भी इस पर वाण चला दीजिये । इसका 
चर्म ही हम अवोध्या ले चलेंगे। नीचे बिछायगे तो कितना संदर लगेगा ! 
देखो, वह भाग रहा है । यहां से निकल जाय उससे पहले या तो जीवित 
अथवा मरा यह मृग मुझे जरूर चाहिए । उसके सींग देखे आपने ? मुझ पर 
अप्रसन्न न हों। मेरी प्रार्थता स्वीकार करें ।” 
सीता की असाधारण इच्छा देखकर राम ने सोचा--क््या हानि हो 
सकती है ? यह यदि सच्चा मृग हो तो हम सबको आनंद ही मिलेगा। यदि 
कोई राक्षस छल कर रहा हो तो उसे मार डालूंगा | सीता की एक मामू छी- 
सी इच्छा क्‍यों न पूरी करूं? यह सोच लक्ष्मण से बोले, “भाई लक्ष्मण, 
मेरे धनप-बाण लाकर देना । चिता न करो । सीता की रक्षा ध्यान से करते 
हना । यदि कोई राक्षस हमें धोखा देना चाह रहा होगा तो जेसे बातापि 
को अगस्त्य ने खत्म किया था, बेसे ही में भी इसे सीधे यमठोक पहुंचा 
दूंगा। यदि बसा न हो और यह सच्चा मृग ही हो तो और भी अच्छा ।' 
लक्ष्मण की तनिक भी इच्छा न हुई। किर भी बड़े भाई के आदेश का 
उल्लंघन कस करते ? चुपचाप धनप-बाण लाकर राम के हाथ में पकड़ा 
दिया । 
राम ने लक्ष्मण से एक बार फिर कहा कि सीता का अच्छी तरह ध्यान 
रखता । वन में कभी भी कुछ हो सकता है। खब सावधान रहना। ऐसा 
कर रामचंद्र वहां से हिरन के पीछे-पीछे चलने लंगे। माया-सुग ने पहल 
तो बिलूकुछ पास रहकर राम को त्ोखा दिया । जब उसे पकड़ने की राम 
की आशा बढ़ गई तो वह उन्हें खब दूर खींचकर ले गया, जेसे नियति 
आदमी को कहीं-का-कहीं लू जाती है । 
कभी वह धीरे-घीरे कदम उठाता- था तो कभी रुककर राम की ओर 
देखता था। कभी अपने चारों खुरोंकों पेट से चिपटाकर खूब जोर से 
छलांग मारता हुआ जंगल के भीतर छिप जाता था और थोड़ी देर छिपकर 
फिर किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर दिखाई देने लगता था। कभी इतना 


श्छ्८ दशरथ-नंदन श्रीराम 


निकट आ जाता कि राम सोचते कि बस अब इसे हाथ से ही उठा लूगा। 
पर दूसरे ही क्षण वह बहुत दूर भाग जाता। इस प्रकार काफी समय बीत 
गया | मारीच ने अपने मन को झुत्यु के लिए तैयार कर लिया था। राम 
पीछा करते-करते थक गये । उन्होंने सोचा कि अब तो इस पर तीर चला 
ही देना चाहिए, यह हाथ तो आता ही नहीं । जैसे ही राम का बाण हिरण 
के लगा, वह बड़े जोर-से, बिलकुल श्री रामचंद्र की आवाज में चिल्ला उठा, 
“हाय सीते | हाय लक्ष्मण |” उसका माया-रूप नष्ट हो गया। उसकी 
जगह बहुत ही लूवे-चौड़े शरीरवाला राक्षस, जिसके शरीर से खून की 
धारा बह रही थी, नीचे गिरा और तड़पकर मर गया । 

अब राम चौंके । सोचने लगे, 'लक्ष्मण ने बिलकुल ठीक कहा था। यह 
तो बड़ा धोखा हो गया ! अब मेरी आवाज सुनकर सीता चिंता के मारे 
पागल हो जायगी । फिर भी कोई डर नहीं । लक्ष्मण तो उसके पास है ही । 
लक्ष्मण के रहते किसी बात का भय नहीं । मेरे लक्ष्मण-जेसा दूसरा कौन 
हो सकता है |! उसके-जैसा सहायक और किसको मिल सकता है । सचमुच 
मैं बड़ा ही भाग्यवान हूं ।' 

बेचारे राम यों मन में लक्ष्मण के प्रति अभिमान और प्रेम का अनुभव 
करने लगे, कितु हाय, उसी समय रूक्ष्मण आश्रम में सीता के मुंह से बहुत 
ही कड़ वे वचन सुन रहे थे ! सब-कुछ विवाता का खेल था । और राम को 
किसी बात का पता न था । 


* ढहँ9 ५: 
सीता-हरण 


सीता ने राम की आवाज सुनी और सुनी--' हाय सीते, हाय लक्ष्मण * 
की पुकार । उसने सोच लिया कि हो-त-हो, राम किसी भयंकर विपत्ति में 
फंस गये । आंधी में जैसे केले का पेड़ कांपता है, सीता चिता से वेसे ही कांप 
गईं। लक्ष्मण से बोलीं, “लक्ष्मण, सुन रहे हो कि नहीं ? खड़े क्‍यों हो ? 
दौड़कर देखो, भाई को क्या हुआ है।” उनका डर बढ़ता गया। लक्ष्मण से 
फिर बोलीं, “मेरे प्रियतम की पुकार है | लक्ष्मण, जाओ, देखो कि उन्हें क्या 
हुआ | उन्हें कुछ हो जायगा तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी जाओ, देर न करो ।' 

लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहे । 

“औरे पति किसी विपदा में फंसे हैं। कितनी जोर से चिल्ला उठे थे ! 
क्या तुमने सुता नहीं ? जाते क्‍यों नहीं ? सीता ने फिर पूछा । 


सीता-हरण १७६ 


लक्ष्मण फिर भी चुप * वह राक्षसों की अनेक कपट विद्याओं को 
समझते थे । 

“तुम्हारे भाई राक्षसों के बीच फंस गये हैं। दौड़कर उन्हें बचाने के 
बदले यहां क्‍यों खड़े हो ?” बंदेही ने लक्ष्मण से कड़ककर पूछा । 

जानकी के क्रोध का पार न रहा । वह चिल्लाकर बोलीं, “अरे 
सुमित्रा के लड़के, तू मेरा बरी बन गया क्‍या ? अब तक इतना 
ढोंग करता रहा * मालूम होता है कितू इसी प्रतीक्षा में था कि कब 
राम मरता है, और कब उसकी स्त्री तुझे मिलती है : अरे दुष्ट ! राम का 
आतंनाद सुतकर भी पत्थर की तरह यहां खड़ा है ! है पापी लक्ष्मण, अब 
मैंने तुझे पहचाना है |”! 


घूल से भी तीखे इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मण ने हाथों से अपने कानों 
को बंद कर लिया । 

सीता तड़प रही थीं । आंसुओं से उनका सारा शरीर भीग गया था । 

लक्ष्मण धीमी आवाज में और कुछ रुक-रुककर मिथिलेशकुमा री, राम 
की देवी सीता से बोल, “है बदेही ! देव, असुर, राक्षत और मनुष्यों में 
तुम्हारे पति श्रीराम-जैसा पराक्रमी कोई नहीं, तुम यह जानती ही हो । 
राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । वह अभी विजयी होकर लोदते हैं 
मेरी बात पर विश्वास करो। तमहें मैं अपनी मां समझता हूं । अपनी बृद्धि 
को खोओ मत । डरो भी मत । हमारे राम को कोई राक्षस, कोई पक्षी, 
कोई जानवर या कोई पिशाच मार नहीं सकता | तुम मेरे बारे में वरा- 
भला न कहो। मां, राम-बल को मैं जानता हूं | तीनों लोकों में राम को 
कोई नहीं जीत सकता । जरा धीरज घरो | भेया अभी लौटते हैं। मरे हुए 
हिरण को रूकर वह आयेंगे । उन्हें तुम अवश्य देखोगी । यह आवाज, जो 
अभी सुनाई दी, भैया की नहीं थी | मेरी बात मानो, यह किसी राक्षस का 
छल मालूम होता है | तुम धोखे में न आओ । बवराना छोड़ो । राम ने तुम 
मुझे सोंपा है। तुम्हें अकेली छोड़कर मैं यहां से नहीं जा सकता । यह असंभव 
है । जनस्थान के सारे राक्षसों का भेया राम ने अकेले ही खात्मा कर दिया 
है । उसी का बदला लेने के लिए राक्षस लोग तरह-तरह के जाल बिछा रहे 
हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं कि यह आवाज भेया 
की नहीं थी, किसी राक्षस की थी ।” 


पर सीता कहां माननेवाली थीं / गुस्से से लाल-पीली आंखें करके 
ऐसे बरे शब्द, जो कभी मुंह से निकालने न चाहिए थे, लक्ष्मण को सुनाने 
लगीं, “अरे दुष्ट, अब बहाना करने लगा है | भाई को जान-वृझकर मरने 


श्द० दक्ष रथ-सनंदन श्रीराम 


दे रहा है। है नीच, पापी, तेरे-जैसे पर मैंते और मेरे पति ने विश्वास 
किया अब तू ख॒श हो रहा है। सोचता है कि मैं तेरे वश में हो गई ! अब 
मैं समझी कि हमारे साथ तू क्यों वन चला आया : है पापी, यह तुझे किसने 
सिखाया ? जरूर भरत ने ही बताया होगा। तुम सब मेरे पति के दुश्मन 
हो, दृश्मन ! यह नहीं सोचा कि मैं कभी तेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं 
देखूंगी। मैं राम की भार्या हूं । उनके मरने के बाद एक क्षण भी जीवित न 
रहूंगी। यह तू देख ऊना ।” 

स्वभाव सें आग के समान रोषवाले लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, “हे 
मां, हे देवि, जनक-नं दिनी, तुम्हारे मुंह से ये केसे शब्द सुन रहा हूं ! ऐसा 
लग रहा है, मानो कोई गरम लोहे की शलाका मेरे कातों में घुसेड़ रहा 

»है | तुम जो मेरं बारे में सोचती हो, वह एकदम असत्य है, झूठ है । देवताओं 

की कसम, मुझ पर शक न करो । आज मैंने तुम्हारे अंदर स्त्रियों की बृद्धि- 
हीनता देखी है। मेरे ऊपर आरोप लगाने की तुम्हें खूब सूुझी * मालम 
होता है, कोई बड़ा अनर्थ होनेवाला है। तुम्हारे मुंह से ये जो अनुचित 
शब्द निकले, उसका फल तुम्हें मिले बिना कैसे रहेगा ?” 

यह सुनकर सीता ने डांटकर कहा, “राम की आवाज जिस दिशा से 
आई, वहां जाता है या नहीं ? व्यर्थ की बातें क्‍यों बनाता है ? तू नहीं जाता 
तो मैं अभी मर जाऊंगी। आग जलाकर उसमें कूद पड़ गी; गले में फांसी 
लगा लगी, गोदावरी में डूब मरूंगी, पहाड़ से नीचे कूदकर जान दे दूंगी, 
जहर पीकर प्राण दे दूंगी । सोचता क्‍या है ? 

सीता फिर चीखने-चिल्लाने रूगीं | यह लक्ष्मण को असह्य हों 
गया। सीता को नमस्कार करके बोले, “मां सीते, मैं जाता हूं। तुम्हारे 
कहने से भेया की आज्ञा का उल्लंघन करके, तुम्हें अकेली छोड़कर 
चला जा रहा हूं। तुम्हारा मंगल हो। वन के देवता तुम्हारी रक्षा 
करें। हाय, ये बरे शकुन क्‍यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे मन में ऐसी 
घबराहट क्‍यों हो रही है ! मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं । मैं वापणत आकर 
तुम्हें भैया के साथ देख सकूंगा कि नहीं ? तुम ही मुझे धकेल रही हो तो 
में जाता हू । 

लक्ष्मण चल पड़े। जाते-जाते अनेक बार मुड़-मुड़कर पर्णशाला की 
ओर देखते गये । 

। एे ५ 


राजकुमार लक्ष्मण सारे वैभव और सुख के जीवन को त्याग करके 
बड़े भाई के साथ वन चले आये थे। सीता के भयंकर आरोपों से उन्हें जो 


सीता-हरण श्द १ 


संत्ताप हुआ, उसका वर्णन करना कठिन है। उनका दिल टूट गया । जिस 
रास्ते से राम गये थे, उसी रास्ते वह चल पड़े । 

रावण तो ताक में बंठा ही था। झट काषाय वस्त्र धारण किया, हाथ 
में भिक्षापात्र लिया और हृदय में नीच-पापपूर्ण विचार रखकर, मुंह से वेद- 
मंत्रों का उच्चारण करता हुआ, राम की पर्णशाला के द्वार पर पहुंचा । 

सीता अकेली कुटिया के द्वार पर, राम का ध्यात करती हुई खड़ी 
थीं। रावण ने देवी को देखा। देखा क्या, उसकी बहन गशर्पणखा ने जो 
प्रिकार उसके मन में पंदा कर दिया था, वह सीता के सौन्दर्य को देखते ही 
विकराल रूप में बढ़ गया । उस नीच ने तय कर लिया कि वह सीता का 
अपहरण करके ही रहेगा। 

काषाय वस्त्रधारी, हाथ में कमंडल और त्रिदंड लिये, परिव्राजक, 
कृपटी संन्यासी सीता की कुटिया के सामते आकर खड़ा हुआ । राजा जनक 
की पुत्री ने झास्त्रों में बताये गये शिष्टाचार के अनुसार आगतुक का 
सत्कार किया। उसको बैठने के लिए आसन दिया और उसके सामने फल 
और कंद एक पत्ते पर रख दिये । 

उस काल में शिष्टाचार का पालन करना अनिवार्य कतेव्य समझा 
जाता था। उससे कोई चूकता न था । 


कपटी संनन्‍्यासी देवी सीता के विछाये आसन पर बैठ गया । बैठकर 


। त्ोत्ी 


वदेही को भली प्रकार निहारने लगा। सीता के प्रति उसको वासना बढ़ती 
गई। 

राक्षस होने पर भी सीता के प्रति रावण की चाह केवल पाशविक न 
थी। महापापी होने पर भी, कच्चा मांस खानेवाले कुल में पैदा होने पर 
भी उसने यही सोचा कि पहले सीता की सम्मति लहंगा, उससे विवाह 
करूंगा और उसे अपने हृदय तथा सारे वेभवों की रानी बनाऊंगा । 
ऐसी सूंदर रमणी राम के साथ वनवास करते हुए क्या सुख पाती होगी ! 
मुझ-जेस पराक्रमी और कुबेर से भी अधिक धनी राजा जब इससे गांदी 
करने की प्रार्थना करे तो वह इन्कार भी क्‍यों करेंगी ? वह तो खुशी से 
मान जायगी। राम के छिए यही उपयुक्‍त दंड होगा । 

सूर्ख तथा घमंडी रावण ने सीता को भी उन सामान्य स्त्रियों की 
तरह ही समझा था, 'जो उसके धन को देखकर मोहित होकर उसके वश 
हो गई थीं । 

आसन पर बैठकर पत्ते पर जो फलादि रखे गये थे, उन्हें चखते हुए 
रावण निर्ुज्ज भाव से सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा करने लगा | बोला, 


१्८२ दशा रथन्‍नंदन कीराम 


“हे सुंदरी, तुम कौन हो ? डरावने राक्षसों और जानवरों से भरे इस वन 
में अकेली कैसे रहती हो ? ” 

शिष्टाचार के अनुसार सीता भी प्रश्नों के उत्तर तो देती जाती थीं, 
पर उनका एक-एक क्षण प्रतीक्षा में बीत रहा था कि दोनों राजकुमार कब 
लौटते हैं। राक्षस भी धीरे-धीरे अपना परिचय देता जा रहा था। उसने 
अपना नाम बताया और अपने कुछ की महिमा का गान करने रूगा। अपनी 
शक्ति और ऐड्वर्य का उसने विस्तृत वर्णन किया। अपनी खूब प्रशंसा 
करके वह अब राम के वारे में हरूकी बातें करने लूंगा। अंत में उसने 
कहा, 'हे कामरूपिणि, तुम मेरी रानी बन जाओ | हम-तुम बड़े आराम 
से लंका में रहेंगे ।” 

देवी सीता ने समझ लिया कि वह अचानक कितनी बड़ी विपत्ति में 
फंस गई हैं । वह महापतिक्बता और घमिष्ठा थीं। राजषि जनक की पुत्री 
थीं। इस कारण घबराई नहीं, उल्टे गरजकर रावण से बोलीं, “हे नीच, 
दुष्ट, मरने आया है क्या ? जान बचानी हो तो दूर हो जा, इसी घड़ी 
निकल जा यहां से ! 

राक्षसराज रावण को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं थी। उसे बड़ा 
गुस्सा आया। संनन्‍्यासी का वेश वहीं उत्तार फेंका और अपने असली 
विकराल रूप में उठ खड़ा हुआ। सीता के केशोंब्को एक हाथ में पकड़ 
लिया और दूसरे हाथ से उन्हें उठाकर तैयार खड़े रथ में बिठाकर आकाश- 
मार्ग से जाने रूगा । 

“हाय मेरे नाथ ! हे राम, तुम कहां हो ? है लक्ष्मण, है उत्तम भक्त, 
मैंने क्यों हुठ करके तुम्हें भेज दिया ?” सीता जोर-जोर से चिल्लाकर रोने 
लगीं। राक्षस ने उन्हें एक हाथ से पकड़ रखा था ताकि गिर न पड़े । सीता 
हरेक पेड़-पत्ते को, पशु-पक्षियों को पुकार-पुकारकर कहने लगीं, “तुम 
राम को बता देना कि सीता को रावण आकाश-मार्ग से उड़ा लेजा रहा 
हे । गिद्धराज जठायु एक पेड़ पर अर्ध-निद्रा में बैठा हुआ था। उसने 
तेजी से भागते हुए रथ को देख लिया। सीता की आवाज भी सुनी और 
पहचानी । सीता ने भी जठायु को देखा । 


“हे पक्षिराज, तुम क्या कर सकते हो ? लंका का राजा रावण मुझे 
पकड़कर ले जा रहा है। इस क्र राक्षस के पास तरह-तरह के हथियार 
हैं। तुम उसके साथ मुकावला करोगे तो तुम्हें वह खत्म कर देगा। इस- 
लिए मुझे बचाना तुम्हारे लिए शक्य नहीं है। मेरे राम को बता देना कि 
रावण सीता को ले गया ।” यों दीन स्वर में सीता जोर से चिल्लाईं। 


सीता-हरण श्ष्३े 


जटायु ने भी रथ में बैठे रावण को देखा। बोला, “हे लंकेश, रुक 
जाओ । मेरी बात सुनो । मैं भी एक जमाने में तुम्हारी ही तरह एक राजा 
था| इसलिए मेरा कहना मानने में तुम्हारे गौरव की कोई हानि नहीं हो 
सकती | तुम यह जो कर रहे हो, वह लर्वथा निदनीय है। विशेषकर एक 
राजा के लिए तो ऐसा करना विलुछ अनुचित है। अबछाओं की रक्षा 
करना राजाओं का काम होता है। एक राजकुछ की स्त्री का तुम अपहरण 
कैसे कर सकते हो ? सीता को छोड़ दो, नहीं तो उसके क्रोध से तुम भस्म 
हो जाओगे | तुम्हें मालम नहीं, सीता कौन है। तुमने काले नाग को अपनी 
गोद में बिठाया है। काल का पाश ही तुम्हारे गल में पड़ा है, यह समझो । 
अरे दुष्ट, अब भी तू बच सकता है। अपने से न संभाला जा सकनेवाला 
बोझ तूने अपने कंघे पर उठा लिया है। तू उसके नीचे दबकर मर जानेवाला 
है। जहर पीकर कोई जिंदा रह सका है भरता ! मैं बहुत दी बूढ़ा हूं। तू 
नौजवान है और कवच पहने हुए है। तेरे पास हथियार भी हैं। कितु मेरे 
जीवित रहते तू बैदेही को कदापि नहीं ले जा सकता। जब राम आश्रम में 
नहीं थे तब छिपकर तूने यह नीच काम किया | तुझे राम पर क्रोध हो तो 
उनसे लड़। पर मैं जानता हूं, तू कायर है। तो आ, मेरे साथ लड़। मेरे 
जीते-जी राम की पत्नी को तू नहीं ले जा सकता। तू रथ में बंठकर अपने 
को सुरक्षित समझता है क्‍या ? तेरे दसों सिरों को काट-काठकर मैं नीचे 
गिरा सकता हूं। जरा ठहर तो । 

बाधा आ जाने से रावण को बड़ा गुस्सा आया। उसने झट पक्षी पर 
आक्रमण कर दिया। 

राक्षत और गिद्धराज के बीच घोर युद्ध छिड़ गया । ऐसा लगता था, 
मानों आंधी और बादलों में संग्राम हो रहा हो । पंखवाले पर्वत के समान 
जटायु ने अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध किया। रावण बहुत ही तेज 
बाणों की वर्षा जटायु पर करता रहा। गिद्धराज ने बाणंछ की परवाह न 
करके रावण के शरीर को अपने पंजों से फाड़ डाला। बाणों की चोट की 
असझ्य वेदना सहन करता हुआ गिद्ध राक्षस के साथ लड़ता रहा। एक तरफ 
उसकी ज्ारीरिक वेदना, दूसरी तरफ सीता का रोता-बिलखता चेहरा । 
गिद्धराज के हृदय में भी बड़ी वेदना हुई। अपने सीमित शरीर-बल को वह 
जानता था। आखिर कितनी देर रावण से लड़ सकता था ! अपनी सारी 
शक्ति उसने छगा दी । रावण के शरीर को अपने नखों से चीर डाला, पंखों 
से उसके रत्वजटित मुकुट को नीचे मिद्दी में गिरा दिया, पंजों से उसके 
धनुष को तोड़ दिया । 


श्८प४ड दह्य रथ-नंदत श्रीरास 


राव 
पश्षिराज ने 
फड़फड़ाक 


हवा 
५+ 


स्रा 


॥2 -3 
है. न न 


32५ 


धनुप उठाया और बाणों की बोछार कर दी, पर 
सके दूसरे धनुष को भी तोड़ डाछा और-पंखों को जोरों से 
ने झरीर में छगे बाणों को निकाऊ फेंका । 
लेकिन जटायु जान गया था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। एक- 
बारगी अपनी सारी शक्ति रगाकर उसने रथ पर आक्रमण कर दिया। 
रावण का रथ चकनाचूर हो गया। सारथी आहत हो गया । पेशाचिक मुख 
वाले खच्चर भी जटायु की चीर-फाड़ों से मर गये । रावण रथ से नीचे गिर 
पड़ा । अब उसके पासन रथ था, न सारथी। यह देखकर भूतगण भी 
वाह, वाह' करके गिद्धराज की सराहता करने लगे | 

वृद्धावस्था और वेहद थकावट के कारण जटायु से सांस भी नहीं ली 
जा रही थी। वह क्षणमर के लिए रका। रावण ने इस मौके का छाभ 
उठाया और बिना रथ के ही सीता को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगा । 
यह देख जटायु गरजा, “अरे दुष्ठ, चोर, नीच, भाग जाना चाहता है ' 
तेरी तो मौत हो आा गई है। छे, भागने से पहले मेरे साथ लड़ते-लड़ते अपने 
भाई खर की तरह मर । तभी अच्छी गति पायगा । कायर और चोर की 
तरह भाग मत । 


ऐसा कहकर जठायु रावण के कंघे पर चढ़ बेंठा । अपनी चोंच और 
पंजों से रावण का उसने बुरा हाल कर डाला | रावण के तो बीस श्र॒ुजाएं 
थीं। उनमें से कुछ भुजाओं से उसने सीता को पकड़ रखा था । शेष भुजाओं 
से जटायु को हटाने का प्रयत्न करता जाता था। जटायु ज्यों-ज्यों उसकी 
भुजाओं को काट-काटकर गिराता था, त्यों-त्यों नई-नई भुजाएं उगती जाती 
थीं। बहुत समय तक इस प्रकार की लड़ाई होती रही । आखिर रावण ने 
अपनी कमर में लूटकती हुई तलवार से जटायु के पंखों और टांगों को 
निर्देयता से काट डाला। बेचारा बूढ़ा पक्षी अब क्या कर सकता था : 
अधमरा होकर नीचे गिर पड़ा । 

जानकी उछलकर पक्षिराज के पास गई | बड़े प्यार से उसका आल्‍लिगन 
किया और बोलीं, “हे गिद्धराज, तुम तो मेरे पिता के समान थे। राम ने 
भी तुम्हें अपने पिता दशरथ का ही दूसरा रूप समझा था। हाय, मेरे कारण 
तुम्हारी यह गति हो गई ।” सीता जटायु की दक्षा देखकर बड़ी दुखित होकर 
रोती हुई बोलीं, “राजा दह्च रथ के समान ही तुमने युद्ध किया । लेकिन 
रावण बड़ा खुश हुआ । वह सीता को पकड़ने दोड़ा । वेचारी बंदेही इधर- 
उधर भागने की चेप्टा करने छगीं। पेड़ों के तनों को पकड़कर राम 


्न्ज 


/६4 
। है 


हर 


छ 
॥ 


+ (| | 


.. 


२|, 


| 


श्ष्द दशरथ-नंदन श्रीराम 


“तुने जरा सोचा भी है कि इस प्रकार मुझे ऊ जाने का क्‍या परिणाम 
हो सकता है ? तृ तो अब यही समझ ले कि तेरी आयु समाप्त हो गई है । 
जल्दी ही मेरे प्रियतम के शवर तेरे प्राणों को हर लंगे। एक बार तू मेरे 
स्वामी के सामने आ जाय तब देख लंना कि क्‍या होता है। यह कभी मत 
सोच कि तू राम से बच सकेगा । तेरा नाश अवश्यंभावी है। अपने इस कार्य 
से तुझे कोई छाभ न होगा। मुझे पाने की तेरी आशा किसी भी हालत में 
सफल नहीं हो सकेगी। मैं प्राण दे दंगी, पर तेरे वश में कभी नहीं आऊंगी । 
मेरे प्यारे राम के क्रोध से तू बच नहीं सकता | जञ्ञीघत्र ही तू नरक-लोक की 
वेंतरणी नदी को देखनेवाला है। समझ ले कि आग में तपाई गई लोहे की 
तप्त मूर्ति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसका तू आलिगन करेगा। लोहे के 
कांटोंवाला पेड़ भी तब तक यमलोक में तेरे लिए तेयार होगा । देखते-देखते 
ही जनस्थान के चौदह सेनानायकों के चौदह हज़ार सैनिकों को मेरे स्वामी 
ने मार गिराया था। तुझे वह थोड़े ही छोड़ देंगे ।” क्‍ 

इस प्रकार देवी सीता लंकाधिपति रावण को डांठती थीं, धमकाती 
थीं, और चेतावनी देती जाती थी कि उसके कुकर्म का क्‍या नतीजा 
निकलनेवाला है; कितु रावण ने सीता की एक न सुनी । आकाश में वह 
तीर की तरह तेजी से वंदेही को लिये भागा जा रहा था । 

कई पहाड़ों के ऊपर से रावण गुजरा। कई नदियों को उसने पार 
किया। एक पहाड़ के ऊपर जानकी ने कुछ लोगों को देखा । झट उन्होंने 
अपना उत्तरीय उतारकर उसमें अपने कुछ आभूषणों को बांधकर ऐसे पटक 
दिया कि वे उन लोगों के बीच ही में गिरे । उन्होंने सोचा कि राम अवश्य 
उन्हें दृढते हुए उस तरफ आयेंगे और इन आभूषणों तथा उत्त रीय को अवश्य 
पहचान लेगे। उन्हें यह भी पता चल जायगा कि कोई उन्हें उसी मार्ग से 
ले गया होगा। पहाड़ के ऊपर कुछ वानर थे। सीता ने उन्हें देख लिया । 
वानरों ने भी जोर-जोर से रोती-विक्खती सीता को देख लिया । 

रावण पंपा नदी के ऊपर से उड़ा और लवण सागर को पार करके 
लंकापुरी पहुंचा | मनोव्यथा से तड़पती सीता को छेकर उसने अपने अंतः- 
पुर में प्रवेश किया | उस मूर्ख ने अपने मन में सोचा होगा कि बस ले आया 
सीता को। अब तो वह मेरी ही है। पर उस मूर्ख को. यह पता न था कि 
काल भगवान्‌ को ही वह अपने महल के अंदर ले जा रहा है। 

पिशाचियों-जेसी डरावनी राक्षस्ियों को बुलाकर रावण ने कहा, 
“देखो, इसकी अच्छी तरह रक्षा करना | मेरी अनुमति के बिना कोई भी, 
स्त्री या पुरुष, इसके पास न पहुंचे । यह जो कुछ भी मांगे, फौरन छाकर 


सीता का बंदीवास १८७ 


देना। वस्त्र, आभूषण, सोना आदि चाहे कितने ही मूल्यवान हों, इन्कार न 
करना । इसके चित्त को खब प्रसन्‍त रखना । मेरे माव और सत्कार से कम 
इसका न किया जाय । यदि मुझे पता चला कि इसे किसी ने किसी प्रकार से 
भी तंग किया है तो तत्काल ही उसे मरवा डालूगा | सावधान रहता ।_ 


सीता को अंतःपुर के एक भाग में इस प्रकार बंदी करके रावण सोचने 
लगा कि अब आगे कया किया जाय । अपने विश्वस्त और चतुर गुप्तचरों को 
बुलाकर उसने आदेश दिया कि वे निडर होकर जनस्थान पहुंचे और राम 
के एक-एक कार्य का पता रखें, उसे अपना परम शत्र समझें । किसी-व-किसी 
प्रकार से उसे मार डालना होगा । जब तक राम जीवित रहेगा, मैं चेन की 
नींद नहीं ले सकगा । 

सीता ने यह देख लिया था कि वह जिस प्रदेश में हैं, उसके चारों ओर 
समुद्र है, कितु उन्हें यह अंदाज न हो सका कि पंचवटी और इस प्रदेश में 
कितनी दूरी है। उतका हढ़ विश्वास था कि उनके प्राणप्रिय राम किसी-न- 
किसी प्रकार उन्हें इस कारावास से छुड़ा छेगे। दृःख की अति भयंकर 
अवस्था में भी राम के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण ही वह जीवित रह पाई। 
उन्होंने यह भी देखा कि रावण का व्यवहार एकदम पाशविक न था। उससे 
भी सीता को कुछ थोड़ी-सी सांत्वना मिली । 

अपने गुप्तचरों को जनस्थान में राम की चहल-पहल पर निगाह रखने 
के छिए भेजकर रावण फिर अंतःपुर में सीता के पास पहुंचा । शोकमग्ना 
बेचारी बँदेद्री की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रावण ने देखा 
कि उसकी राक्षस-दासियां अपना काम सावधानी से कर रही हैं। उसने 
सोचा कि जब सीता उसका वैभव पूरी तरह से देख लेगी तो अवश्य राम 
को भूछ जायगी और उसकी रानी वनना स्वीकार कर लेगी । 


राक्षसियों ने सीता को रावण के विशाल राजभवन में खब घुमाया। 
विभिन्‍न प्रकार की विश्विप्ट वस्तुएं दिखाई | रावग के समान संपन्न राजा 
दुनियाभर में कोई दूसरा नहीं था। सीता को सभी-कुछ उन लोगों ने 
दिया। उसके ऐड्वर्य की किसी और के ऐड्त्रय से तुलना नहीं हो सकती 
थी। जहां देखो, वहां मोती, प्रवाल, सोना और माणिक बिखरा पड़ा था। 
राजमहल के द्वार, खिड़कियां और आसन सोने के बने थे । अद्भुत मणियां 
उनमें जड़ी थीं। बहुमुल्य रेशमी आवरण सब जगह दिखाई देते थे। महल 
की कारीगरी मन को चकित करती थीं। नाता प्रकार व आकार के 
मंडप, विमान और चबूतरे थे। दास-दासियों की गिनती करता असंभव 
था। राज्याधिकार और अपरिमित घन से जो कुछ पाना संभव था, वह 


श्प्ष दद्दरथ-नंदन श्रीराम 


सब लंकाधिपति रावण के भवन में सीता ने देखा कितु पतिद्रता का मन 
किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित न हुआ । रावण ने अपनी. संपूर्ण संपत्ति 
सीता को दिखा डाली । अपनी विशाल सेना भी दिखाई । 


पर सीता की निगाह में तो रावण बहुत ही निम्नकोटि का व्यक्ति 
था। उसके विपय सें अपनी राय वह पहले ही बता चुकी थीं। फिर भी 
मूर्ख रावण उन्हें अपना सेन्य-बल विस्तार से समझाते हुए कहने लगा, 
“सीते, मेरी हुरक चीज की तुम्हीं मालकिन बनोगी । सब-कुछ अपना ही 
समझो | मेरी अनेक पत्नियां हैं। उन सबकी तुम पटरानी बनो। मेरा प्रेम 
तुम्हारे ऊपर न्‍्यौछावर है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी पटरानी बन 
जाओ । चारों ओर समुद्र से सुरक्षित लंका अजेय है। यहां किसी का भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । देवासुरों में कोई भी मेरे समान वीर नहीं है। यह 
सब कोई जानते हैं । राज्य से निर्वासित एक अनाथ मनुष्य से भला तुम्हें 
क्या सुख मिलनेवाला है ? तुम्हारे रूप के लिए तो मैं ही योग्य हूं। अपने 
योवन को क्‍यों व्यर्थ गंवा रही हो ? राम को फिर से देखने की आशा छोड़ 
दो । तुम उससे अब कभी नहीं मिल पाओगी । यह निश्चय समझो । राम 
लंका के पास कभी भी नहीं पहुंच सकता। मेरा सारा राज्य तुम अपना 
समझो। मैं और मेरे अधीन सारे देवगण तुम्हारे दास बनकर रहेंगे। मैं 
तुम्हारा पटरानी का अभिषेक करा दूंगा। तुम किसी भी प्रकार की कमी 
अनुभव नहीं करोगी । आज तक तुमने जो कष्ट अनुभव किये वे अपने किसी 
पृ्व-कर्मों के कारण थे। अब तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो जानेवाला है। 
लंका का परिपालन तुम्हारे हाथों से होगा | कुबेर को जीतनेवाले लंकाधिपति 
की प्रधात भाया बन जाओ। हम दोनों पुष्पक विमान में बैठकर जहां 
की इच्छा होगी, वहां की सर करेंगे । देखो, अपने सुंदर वदन पर शोक की 
रेखाएं न पड़ने दो | तुम्हें अब खूब प्रसन्‍न रहना चाहिए ।” 


रावण का बनगंल प्रलाप सुतकर सीता और भी दुःखित हुई । अवि- 
रल अश्वुधारा उनकी आंखों से बह चली । अपने आंचल से उन्होंने अपना 
मुंह ढंक लिया। 

“सीते, शरमा रही हो क्या ? अरे, इसमें शरम की कौन-सी बात है ? 
तुम मुझे पति मानने रगो। इसमें कोई पाप नहीं है। नियति के अनुसार 
परिस्थिति को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं । शास्त्र में ऐसा ही बताया 
गया है। है सुंदरी * तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रखकर मैं यह मांग 
कर रहा हूं। मुझ पर दया करो । मैं तम्हारा दास हुं। राक्षसेंद्र महाराजा 


सीता का बंदीवास श्ष्श 


रावण अपने वेभव को भूछकर तुमसे याचना कर रहा है। आज तक मैंते 
भी ऐसा किया नहीं । 

यों रावण सीता के सामने गिड़गिड़ाने लगा | वह सोचता था कि सीता 
अवश्य मान जायगी | वृद्धि स्थिर हो तो कैसी भी विपम परिस्थित्ति में मनुष्य 
अपने को बचा सकता है। ज्ोक-पीड़ित सीता को अब रावण से बात करने 
में डरन रहा। एक तितके को अयने और रावण च रखकर और 
उसकी ओर दृष्टि करके वह रावण से बोलीं, “अरे दुष्ट, तु जानता है, मैं 
कौन हूं ? तीनों छोकों में राजा दशरथ का नाम सुविख्यात है। सत्य और 
धर्म के विधान के अनुसार राजा दद्रथ ने वर्षों तक राज्य का पालन किया । 
उनके ज्येष्ठ पुत्र राम की मैं पत्ती हूं । देवता के समान वली राम मेरे नाथ 
हैं। पुरुषों में वह निंह हैं। वह और उनके अनुज लक्ष्मण तुझे मारकर ही 
छोड़ग | तू जावता नहीं क्या कि खर, दृषण और जनस्थान के अन्य राक्षसों 
का कसा बुरा हाल हुआ ? जसे गरुड एक क्षण में सर्प को मार डालता है, 
मेरे स्वामी श्रीराम ने जनस्थान की तेरी सारी सेना को खत्म कर दिया । 
तने देव और असुरों से अमरत्व पाया है, नती हूं, कितु मेरे पति 
से तू बच नहीं सकता । तुझे मिला वरदान श्री रामचंद्र के आगे काम न देगा। 
यज्ञ के समय खंभे से बंधे बकरे के समान तेरी स्थिति है। वचकर निकल 
कहां सकता है ? राम चाहें तो समुद्र को भी सुखा सकते हैं। चंद्रमा को 
असमाच से फोचे उताए सकते हैं। मुझे छुड़ाने के लिए वह सब-कुछ करगे । 
यह तू सच मानव मान। तेरे पाप से तृ और तेरी छूंका नप्ट हुए बिना न 
रहेगी । 

“मेरे पराक्रमी पति दंइकारण्य में राक्षपों के बीच सें ही रहते थे। उन्हें 
कभी डर का अनुभव नहीं हुआ । कोई राक्षस छड़ने आता था तो उसे तुरंत 
मार डालते थे। तू क्‍या यह जानता नहीं है ? तभी तो श्रीराम की 

पस्यिति में चोरी से मुझे उठा छाया है। इसका फल तू अवश्य भोगेगा | 
लू अब कदापि नहीं बच सकता । तेरा विनाश-काल आ गया । तभी तो तेरी 
बुद्धि विपरीत हुईं है। 

“तू चाहता है कि मैं तुझे चाहने रूग । यह कभी नहीं हो सकता । हंस 
कौवे को कभी चाह सकता है? दुराचारी हवन-कंड के पास कंसे जा 
सकेगा ? मुझे अपनी प्राण-रक्षा की चिता नहीं रही | तेरी होने की अपेक्षा 
मैं अपना प्राण-त्याग कर दंगी। मैं तेरी बात कभी नहीं मानगी । 

सुनकर रावण स्तव्घ हो गया, लेकिन फिर विचारकर बोला 
“अच्छा, यह बात है तो तुम्हें में बारह महीने की अवधि देता हूं । तव तक 
अपने मन को बदलते का प्रयत्त करो और मेरे साथ विवाह कर छूने का 


१६० दशरथ-नंदत श्रीराम 


निएचय कर लो, नहीं तो मेरे लिए भोजन बनानेवाले, बारह महीने पूरे होते 
ही, अगले दिन सुबह को भोजन में तुम्हें पकाकर मेरे लिए ले आयेंगे ।' 

इस प्रकार सीता को डराकर रावण सीता की राक्षसी दाधियों को 
अलग बुहाकर कहने लगा, “इस रुत्नी का घमंड बहुत बढ़ा-चढ़ा है । किसी 
तरह इसे ठीक करना होगा । इसे अशोक-वन में अकेली रखो | डराकर, 
धमकाकर, प्यार से, किसी भी प्रकार से इसे मनाने का प्रयत्त करो | हथिर्न 
को वश्ञ में करने के लिए जिस तरह कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं 
उसी प्रकार भांति-भांति के उपायों से इसका मन भी बदलना पड़ेगा ।” 

इतना कहकर गुस्से के साथ रावण अंतःपुर से बाहर निकला और 
सहलों की ओर चला गया । 

राजा की आज्ञानुसार राक्षसी दासियां सीता को अशोक-वाटिका में 
ले गई। यह रावण के महल का बहुत ही संदर उद्यान था। पेड़ों पर कई 
प्रकार के पक्षी आकर बंठते थे। फूलों को देखकर जी खुद हो जाता था। 
नाना प्रकार के फल पेड़ों पर लटक रहे थे। वहां सीता को एकांत में रख 
दिया गया। चारों तरफ अति भयंकर राक्षसियों का पहरा था । उस कारा- 
वास में सीता सदा राम के ध्यान में इसी आशा के सहारे कि पराक्रमी राम 
और लक्ष्मण एक-न-एक दिन अवश्य रुका पहुंचेंगे, ओर उसे छुड़ायेंगे, प्राण 
धारण किये दिन काटती रहीं। उन्हें पुरा विश्वास था कि राम दुष्ट रावण 
से बदला लिये बिना न रहेंगे और वह फिर से राम के साथ आनंद का 
जीवन व्यतीत कर सकेगी । राक्षसी दासियां बेदेही से कभी तो बहुत मीठी- 
मीटी बातें करतीं और कभी धमकातीं, डराती थीं, पर सीता ने उनके 
बहकावे में अपने को कभी न आने दिया। इस प्रकार एक दिन नहीं, दो दिन 
नहीं, जनकसुता रामवल्लभा सीता ने महीनों तक कारावास में अनाथ और 
दुखी होकर दिन बिताये। 

वानर-वीर हनुमान का समुद्र छांघकर सीता के पास पहुंचना, सीता 
को दुखी देखकर गुस्से में उनका लंकापुरी को जला देना और सीता को 
यह कहकर, कि “राम अवश्य ही आयगे, आप धीरज न खोयें ', आश्वासन 
देना आदि कथा हम आगे पढ़ंगे । 

हमारे देश की सभी दुःखी स्त्रियां देवी सीता की ही अंश हैं । हमारे 
देश के पुरुषों को चाहिए कि वे हनुमानजी की तरह दुखी बहनों की मदद 
कर, उनके दुख को हल्का करने का प्रयत्वत कर । 

राम-लक्ष्मण को छोड़कर अब हम बहुत दूर आ गये हैं, इसलिए हमें 
उनके पास चलना चाहिए। 


शोक-सागर में निमग्न राम १६१ 
छह 5 
शोक-सागर में निमग्न राम 


रामचंद्र ने देखा कि वह धोखा खा गये । माया-प्रग वास्तव में मारीच 
निकला | सीता के मन को लभाकर उसने उनको बहुत दूर छे जाकर थका 
डाला था। जब राम के अचूक बाण से वह मरा तब उसके असली रूप का 
पता चला | मरते-मरते भी राक्षस ने चालाकी की | बिलकुरू उन्हीं की 
आवाज में आतंवाद करके लक्ष्मण और सीता के नामों को पुकारते हुए वह 
मरा। राम इस कारण और चिता में पड़ गये । सोचने लगे, यह तो भारी 
धोखा हो गया । यदि लक्ष्मण यह समझकर कि मैंने ही विपत्ति म॑ पड़कर 
उसे पुकारा है, सीता को अकेली छोड़कर चला आया तो अनर्थ हो जायगा । 
कहीं सीता को उठा ले जाने या उसे खा जाने के लिए ही राक्षसों ने यह 
कपटभरी चाल न चछी हो। सीता ने मेरी आवाज सुनकर रूप्ष्मण को 
अवध्य ही मेरे पास दोड़ाया होगा । सियार बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं । 
पक्षी और पद्मुओं के ढंग भी अमंगलसूुबक प्रतीत हो रहे हैं । मेरे मन में 
धेय की जगह कंपन हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ-न-कुछ अनिष्ट हो ने- 
वाला है।' | 

राम यों चितामग्त होकर जल्दी-जल्दी कदम उठाकर आश्रम की ओर 
जाने लगे। सामने से उन्होंने लक्ष्मण को आते हुए देखा । बोले, “बस, मैंने 
जो सोचा था, वही हुआ '! 

“लक्ष्मण, यह तुमने क्या किया ? सीता को अकेली छोड़कर कैसे चले 
आये ? अब तक तो निशाच्र उसे अवश्य निगल गये होंगे। तुमने बड़ी 
भारी भूल कर डाली : अब जानकी बच नहीं सकती |” राम ने कहा । 
वह बहुत ही घबरा गये । बोले, “यदि बंदेही को मैं आश्रम में नहीं पाऊंगा 
तो प्राण-त्याग कर डालगा । तुम अयोध्या छौटना और परिवारवालों को 
सारा हाल बताना। हाथ, मेरी माता कौचल्या कितदी तड़प उठेगी।! 
कंकयी खुश होगी । राक्षस छोग हमसे बदलता लेने की ताक में ही थे। अब 
तक उन लोगों ने अवब्य ही सीता को मारकर खा लिया होगा। तुम क्यों 
उसे अक्रेली छोड़कर चले आये ? मारीच के बड़कावे में तुम क्यों आये ? 
अब में क्‍या करूंगा ? अपनी सीता को अब नहीं देख पाऊंगा। राक्षसों ने 
मेरे ऊपर विजय पा ली। मेरा मर जाना निश्चित समझो | तुम्हारे ऊपर 
मैंने भरोसा रखा। मैंने सीता को तुम्हें सोपा था । तुमने बुरा किया, लक्ष्मण, 
बहुत बुरा किया । राम के दुःख और घबराहट का कोई पार न था। 


१६२ दह्व रथ-मंदन श्रीराम 


लक्ष्मण आंसू नरी आंखों से भाई की ओर देखकर बोले, “भैया, मैं 
लाचार हो गया । हम दोवों ने हा सीते £ हा लक्ष्मण ! ' की पुकार सुती । 
बस, सीता डर के मारे पागलरू-सी हो गईं | तड़पने लगीं । मुझे कहने लगीं, 
जा, अभी राम के पास एकदम चला जा | जल्दी से निकलता है कि नहीं ? ” 
मैंने उनको लाख समझाया कि यह राम की आवाज हो ही नहीं सक्रती। 
भेया को कोई जीत नहीं सकता। यह राक्षसों का घोखा है। भैया राम 
लड़ते-लड़ते ऐसा आत्तंवनाद कभी नहीं कर सकते । दीन होकर पुका रने में 
उनका मान कैसे टिक सकता है ? आदि-आदि, कितु देवी सीता ने मेरी 
एक न मानी । मुझसे कहने लगीं, 'तू राम का दुश्मन है, जो उनको मरने दे 
रहा है। तू चाहता है कि मैं तेरी हो जाऊं।' भेया, सीता ने मुझ पर बड़े 
गंभीर आरोप लगाये और मुझे डराने लगीं कि अगर उसी क्षण मैं वहां से 
न निकल पड़ा तो वह आत्मघात कर हछेंगी। मैं लाचार हो गया। भैया, 
आप ही बताइये, मैं वया करता ? मजबूर होकर वहां से मुझे चला आना 
पड़ा। 

राम ने उत्तर दिया, “लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सफाई से संतुष्ट नहीं हूं । 
सीता ने चाहे कुछ भी कहा हो, तुम्हें उसके पास से हटना नहीं चाहिए था । 
वह स्त्री ठहरी । डरना और उसके कारण कुछ-का-कुछ बोल देना उसके 
लिए स्वाभाविक था। तुम्हें उसका कहना नहीं मानता था। बड़ी भारी 
भूल हो गई। में नहीं सोचता कि अब हमें सीता मिलनेवाली है !” 

दोनों भाई आश्रम की ओर तेजी से चले। सारे रास्ते दोनों ने अप- 
शकुन देखे । जब-जब राम अपशकुन देखते तो कहते, “सीता सुरक्षित नहीं 
मालूम पड़ती ।” 

दोनों भाई आश्रम पहुंचे । कुटिया सचमुच खाछी थी। राम का हृदय 
टूट गया। 

एक तरफ मृग-चर्म पड़ा था। दूसरी ओर चटाई पड़ी थी। सूनी' 
कुटिया को देखकर राम फूट-फूटकर रोने छंगे | पर्णशाला की आस-पास की 
सारी जगह में राम ने सीता को ढुंढा, ताम ले-लेकर पुकारा, पर सीता वहां 
हो तवन! राम की पुकार का उत्तर कहां से आता ? पेड़ों के पत्ते और 
फूल भी मुरजा-से गये थे । 

“हाय, मैं क्या करूं ? मेरी प्रियतमा को कोई क्र राक्षस खा तो नहीं 
गया ? उसे राक्षस तो कहीं नहीं उठा ले गया ? झायद नदी-तट पर पानी 
भरने गईं हो । चलो, देखते हैं ।” यों तरह-तरह की बातें सोचते हुए राम- 
पागलू-से हो गये । सोचा कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए कहीं पेड़ों की आड़ 


शोक-सागर में निमभग्न राम १६३ 


में छिप गई होगी। वह सारे पेड़ों के पास जा-जाकर देखने लगे । अ्रांत- 
चित्त मनुष्य की तरह बनकर हरेक प्राणी और पेड़ को संबोधित करके 
पूछने लग, “हू अशोक वृक्ष, हे ताड़ वक्ष, तुमने तो अवश्य देखा होगा कि 
मेरी सीता को क्‍या हुआ ! बताओ, कहां है जानकी ? 

“है व्यात्र, तुम्हें किसका डर है ? बढ़ देखो, हाथी और हिरण डर के 
मारे कुछ इहना वहीं चाहते |! पर तुम तो बहादुर हो । बताओ, तुमने मेरी 
सीता को किसी तरफ जाते देखा / हे खग-मृग, हे मधथुकरश्रेनी, तुम्ह 
देखी सीता म्रगनेनी' ? ” 

राम खूब जोर से रोकर कहने लगे, “सीता, तुम कहीं छिपी हो 
मे जानता हुं। देख लिया मैंन तुम्हें । आ जाओ। बस, बहुत हुआ | यों 
राम चिल्लाते थे। कई-कई बार घृमकर उन्होंने सारा प्रदेश छान डाला, 
पर सीता न मिली । 

“लक्ष्मण, मेरी सीता कहीं नहीं मिल रही। उसके एक-एक अंग को 
राक्षसों ने नोच-तोचकर खा डाला मालूम होता है। मुझसे अब यह दुःख 
नहीं सहा जाता। मैं क्या करू ? मैं अब जीवित नहीं रह सकता । पिता 
दह् रथ की तरह मैं मर जाऊंगा | उनके पास पहुंचंगा । पिता कहेंगे, 'राम 
तुमने चौदह वर्ष का वनवास कहां पूरा किया ? पहले केसे आ गये ?” तब 
में उन्हें क्या उत्तर दंगा ? हाय” राम दरूदल में फंसे हाथी की तरह 
चिल्डाने लगे । 

राम की ऐसी अति करुण दया को देखकर लक्ष्मण को अमसच्य बेदना 
हुई। वह उन्हें समझाने लगे, “भेया, इस तरह रोना आपको शोभा नहीं 
देता । चलिये, फिर ढंडते हैं। मारा जंगल छान डालगे। आप जानते 
सीता को बन में घुमना, गुफाओं में घुसकर देखना बहुत ही अच्छा लगता 
है | पानी को देखकर झट तैरने-नहाने रूग जाती हैं। कहीं सूदर फूलों की 
खोज में चली गई होंगी । हमारी परीक्षा लने के लिए वह ऐसा कर सकती 
हैं। चलिये, ढंडते हैं । रोइय मत | 

दोनों ने फिर से नदी, पहाड़, पेड़, सरोवर आदि सारी जगठ़ें ढंढ 
डालीं । 

9 ७0 छः 

लक्ष्मण राम को अच्छी तरह समझाते रहे, कितु उनको समझाना 
बहुत कठिन था। कभी संज्ञाशन्य स्थिति में, कभी रोते हुए, कभी असंबद्ध 
बातें करते हुए राम की दा बहत बरी हो गई थी । इस शोक को से 
उनके लिए बड़ी भारी बात थी। 

“लक्ष्मण, मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या लौट्ंगा? लोग मुझे देखकर 


१९४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


कहेंगे देखो, यह कैसा आदमी है। सीता को लेकर चलछा था। उसकी 
रक्षा भी न कर पाया * राक्षसों को उसे खाने दिया और आप सही-सला- 
मत लौट आया ।” जनक राजा के सामने मैं अपना मुंह दिखाने योग्य न 
रहा | तुम अकेले अयोध्या लौट जाओ । माताओं का ध्यान रखना । मेरी 
ओर से भरत को आलिगन करके कह देता कि अब वही राजा रहेगा। राम 
की आज्ञा है। राज्य-पालन अब भरत को ही करना पड़ेगा ।” 

राम किसी तरह भी ज्ञांत न हुए। लक्ष्मण का प्रयत्न असफल रहा । 
उनके मन में निश्चय हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया । तरह- 
तरह की कल्पनाएं करते और उसका विस्तार से वर्णन करते वह बरावर 
रोते रहे । | 

“मैंने घोर पाप किया होगा, नहीं तो मैं क्‍यों ऐसी विपदाओं में 
फंसता ? मेरे भाग्य में लिखा था कि प्रिय पत्नी को, जो मेरे साथ वनवास 
करने आई थी, राक्षसों को उनके आहार के रूप में देना पड़े । मेरे-जैसा 
पापी, अभागा दुनिया में दूसरा कौन होगा ? 

राम का इस प्रकार विलाप लक्ष्मण से सहा नहीं गया । बोल, “भैया, 
आप इस तरह शोक-विद्धल हो जाय॑, यह ठीक बात नहीं । मन को स्थिर 
रखिये। हिम्मत छाइये। धीरज खोकर आदमी कोई पुरुषार्थ नहीं कर 
सकता । मन को एकदम दु:ख के सागर में छोड़ देने से भला कोई लाभ मिल 
सकता है ? विधि को पुरुषार्थ से जीतने का प्रयत्न करें। अपने मन से 
निराशा और अधेय को हटा दीजिये | तभी कोई सिद्धि होगी । वीर पुरुषों 
का अनुकरण करें। चलिये, हम और ढुंढते हैं ।'' 

इस स्थल पर कवि ने रामचंद्र को बिलकुल एक साधारण मानव के 
रूप में चित्रित किया है, यद्यपि वाल्मीकि ने स्थान-स्थान पर उनकी देवी 
विश्वुतियों का भी चित्रण किया है । पर एक उच्च हृदयवाला व्यक्ति जब 
अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी को अचानक किसी जंगल में खो दे तो इस पर जो 
प्रतिक्रिया हो सकती है, वही हम दशरथ-नंदन श्रीराम में देखते हैं। लक्ष्मण 
को उन्हें बार-बार समझाना पड़ा । 

0 कट 0 


रामायण-पग्रंथ से हमें सामान्य धर्म का पाठ मिलता है | यहां पर पत्नी 
पर धर्मयुक्‍त प्रेम का पूरा दर्शन हमें मिल जाता है। इससे हमें पता रूगता 
है कि पति का पत्नी पर उतना ही सच्चा और प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, 
जितना कि पत्नी का पति पर होता है। 


इस खंड की आध्यात्मिक व्याख्या भी की जा सकती है । कोई आत्मा 


पितृ-तुल्य जटायु की अंत्येष्टि १६५ 


पथश्रप्ट हो जाय तो परमात्मा को कितना क्लेश पहुंचता है। सीता के 
वियोग को इसी का चित्र माना जा सकता है। 

कोई विवाद कर सकता है कि परमात्मा को कलेद कहां से होता है ? 
यदि हम स्व्रीकार कर ले कि सब-कुछ उसी की लीला है, तो टीका- 
टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं रहती । पाप, पुण्य, भक्ति आदि सभी 
वस्तुएं उसी में समाविष्ट हैं । हम सबको प्रभु उसी प्रकार प्यार करता 
जैसे प्रियतम अपनी प्रियतमा को करता है । हम रास्ता भूल जाय॑ तो हमारा 
नाथ अवद्य चिता करेगा। यह भी उसी की लीला है। 


है जा 
पे हट + आरा 
पितृ-तुल्य जटायु का अंत्योष्ट 

दोनों भादयों ने जंगल में कोई जगह थेष न छोड़ी, पर कहों भी सीता 
का पता न लूगा। किकत्तंव्यविमृढ़ होकर राम कभी गोदावरों नदी को 
कभी देवताओं को, कभी पंचभूतों को नाम रू-लेकर पुकारते थे और अपना 
दुखड़ा रोते थे । पंचभुत और देवता भी रावण से डरे हुए थे। इसलिए 
किसी ने राम को कुछ भी बताने की हिम्मत न की । 

राम ने देखा कि हिरणों का एक ज्लंड दक्षिण की तरफ भाग रहा था। 
उसे उन्होंने एक संकेत समझा । अनुमान किया कि वे कहना चाहते हैं कि 
सीता दक्षिण की ओर ही कहीं पर है। दोनों भाई दक्षिण की ओर चले। 
रास्ते में इधर-उघर कुछ फल खविखरे पड़े थे । रामचंद्र ने एकदम उन फूलों 
को पहचान लिया । बोले, “ये फूल तो मैंने अपने हाथ से तोड़कर सीता को 
दिये थ । ये अवध्य मेरी सीता के क्रेश्ों से ही गिरे हैं।” निशान पाने पर 
उन्हें पहले बड़ी खगी और उत्माह हुआ, पर दूसरे द्वी क्षण मन में भय 

आ, सीता कहां गई होगी ? उसका क्‍या हुआ ?' जहां पर पुष्प पड़े थ, 
उसके आस-पास की सारी गैनों भाइयों ने देख डाली । उन्हें वहां 
लकेश के बड़े-बड़े पँरों के चिह्न दिखाई दिये। सीता के भी पदचिह्न 
सीता के आभूपणों से निकले सोना और मणिमुक्ता भी इधर-उधर बिखरे 
पड़े थे। राम ने उन्हें पहचान लिया । 

“देखो, लक्ष्मण, मालम होता है कि सीता डरकर इधर-उधर भागा 
है । राक्षस ने उसे बरी तरह सताकर खा लिया ।”” राम को जो दु:ख और 
घवराहट हुई, उसका वर्णन करता कठिन है । 

आगे उन्हें और भी चीजें देखने को मिछों । टूटे रथ के कई साग जगह 


१६६ दशरथ-नंदन श्रीरास 


जगह पड़े थे | लंकेश का मुकुट और उसके आभूषण भी छिन्न-भिन्‍न रूप 
में पड़े थे । “इसका क्या अर्थ हो सकता है ?' दोनों भाई सोच में पड़ गये । 

एक जगह बड़ा भारी धनुष टूटा पड़ा था । एक कवच' भी नीचे गिरा 
हुआ दिखा । रथ की पताका फटी हुई दिखाई दी। सारथी का निर्जीब 
दरीर एक ओर को पडा था । खच्चरों की लाशें भी पास में पड़ी थीं । इसमें 
अब कोई शक न रहा कि वहां कोई बड़ी लड़ाई हुई थी। 

राम ने लक्ष्मण से कहा, “दो राक्षसों के बीच सीता के लिए युद्ध हुआ 
लगता है।” 

राम के मन में सीता के प्रति भयंकर कल्पनाएं आने लगीं । डर ने अब 
क्रोध का रूप ले लिया । "मेरी सीता की रक्षा करने के लिए कोई देवता 
नहीं आया । देख लिया मैंने इस दुनिया को / अब मैं इससे निपट लंगा । 
देखता हूं, मैंने जिन-जिन अस्त्रों का प्रयोग सीखा है, वे सब अब काम आएंगे ।”” 
इस प्रकार दु:ख में राम भले-बुरे का विचार करने की शक्ति खो बैठे । 

लक्ष्मण ने स्थिति संभाली । वह बड़े भाई को समझाकर कहने लगे, 
“मैया, भारी दु:ख आ पड़ने पर मनुष्य बद्धि खो बैठता है। फिर आपको 
यह शोभा नहीं देता कि अपने स्वाभाविक कल्याणकारी गुणों को एकदम 
भूछ जाये । दुनिया से क्द्ध होकर उसका नाश करने की बात आपको 
कसे सूझी ? आप वैसा कर नहीं सकते । किसी एक से पाप हुआ तो उसके 
लिए सारी मानव-जाति को केसे दंड दे सकते हैं ? भैया, जरा-जरा-सी बात 
पर आवेश में आ जाना तो मेरी कमजोरी है । आप हमेशा मुझको समझाते 
आये हैं। सच्चा मार्ग बताते आये हैं। क्षमा करता, यद्यपि मैं आपसे उम्र 
में छोटा हू, मुझे आज आपको समझाना पड़ रहा है । भैया, देखिये, अब 
आपको मन में धीरज रखना ही पड़ेगा | दुनिया का नाश करने की बात 
भूछ जाइये। दुनिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है ? पहले हम इसका पता 
तो लगाएं कि हमारा असली दृब्मन कौन है। फिर जो कुछ करना उचित: 
होगा, अवश्य करेंगे ।”” 

इस तरह छोटे भाई अपने बड़े भाई को, प्यार से, बृद्धिमत्ता से और 
विनय से समझाते रहे । राम को लक्ष्मण के वचनों से कुछ शांति मिली । 

ह आगे बढ़े। दोनों ने देखा कि वहां पृथ्वी पर गिद्धराज जठायु निश्चल 

अवमरे-से पड़े हैं। उनके पंख कट गये थे, मरण के वह बिलकुल समीप पहुंच 
गये थे, इसलिए राम ने उन्हें दूर से न पहचाना । राम ने सोचा कि कोई 
राक्षस अपना रूप बदलकर उन्हें धोखा देने के लिए इस प्रकार हिले-डुले 
बिना पड़ा है। मारीच के छल के अनुभव के बाद राम का इस प्रकार शंका 
करना स्वाभाविक था । 


पितृ-तुल्य जटायु की अंत्येध्टि १६७ 


“बह देखो, यह राक्षस सीता को खाकर नीचे पड़ा है। मारो उसे । 
और उस पर राम तीर चलाने ही वाले थे कि इतने में गिद्धराज राम से 
दीन स्वर में बोले, “भंया, मुझे मत मारा । मेरे शरीर में ये प्राण अब कुछ 
क्षण के लिए ही टिकनेवाल हैं । जिस देवी की खोज में तुम वन के कोने- 
कोने में फिर रहे हो, उसे लंकाधिपति रावण उठाकर ले गया है। मेरे प्रार्णो 
को भी उसी पापी ने हरा है । जव मैंने देखा कि सीता को पकड़कर वह रथ 
में बैदा हुआ उड़ा जा रहा है, तो मैंने उसे रोका, उसके साथ युद्ध किया । 
उसके धनुष और रथ को मैंने चूर-चूर कर डाला | उसके सारथी को भी 
मैंने मार गिराया । तुमने उसकी लाश और हूटे रथ को रास्ते में देखा ही 
होगा । मैं जब थककर जरा आराम लेने लगा, तो उस दुष्ट राक्षस ने मैरे 
पंखों को काट डाला और मुझे नीचे गिरा दिया। मैं फिर कुछ न कर पाया । 
मेरे देखते-देखते वह सीता को लेकर आकाझञ में उड़ता हुआ चला गया। 
बस, तुम्हें यही सब बताने के उद्देश्य से प्राणों को किसी तरह रोके रहा 
हूं। अब मैं चला । 

जटायु की वातें सुनकर राम ने झट धनुष उतारकर फेक दिया और 
जटायु से प्यार से लिपट गये। दोनों राजकुमार अब अपने को न संभाल 
सके । बालक के समान जोर-जोर से रोने लगे । 

“लक्ष्मण, मुझसे बढ़कर अभागा कोई दूसरा भला हो सकता है । अपना 
देश छोड़कर जंगल में आया, वहां अपनी प्यारी पत्नी वदेही खो गई और 
जंगल में पिता के सहृश प्यार करनेवाले जटायु भी, मेरे ही कारण, मृत्यु 
को प्राप्त हुए । सीता को खोने के दुःख की अपेक्षा जटायु के मरण की वेदना 
मेरे लिए किसी प्रकार भी कम नहीं है । मेरा भाग्य ही खोटा है। मैं मरने 
के लिए आग में कुद पईं तो मेरा दुर्भाग्य पानी का रूप लेकर उस आग को 
बुझा डालेगा । समुद्र में गिर पड़े तो उसका पानी सूख जायगा। मैं बड़ा 
पापी हूं । तभी तो मुझे एक के बाद एक दुःख देखने पड़ रहे हैं। मुझे यही 
डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें भी एक दिन न खो दूं ।” 

इस प्रकार विछाप करते हुए राम ने जठायु को प्यार से अपने हृदय 
से लगाकर रखा और पूछा, “मेरी सीता को तुमने देखा था ? 

जटायु में अब बोलने की शक्ति खत्म हो चली थी । फिर भी अत्यंत 
क्षीण स्वर में उसने बताया, “राम, घबराओ नहीं । तुम अवश्य सीता को 
फिर से पाओगे। उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती | धीरज 
रखो ।” इतना कहकर वीर जटायु ने एक बार खून की उलटी की और 
हमेशा के लिए शांत हो गये । 

सीता को खोने में राम और लक्ष्मण दोनों ने ही गलती की थी | उनके 


श्ध्द दह्रथ-नंदन श्रीराम 


मी रह गई थी, उसी के परिणामस्वरूप सीता की चोरी 


छठी | 


चने में 
रद] 


ण्ञा। 


७3 ७ । क। 

अयोध्या में जब राजा दशरथ मरे थे तब दोनों भाई वन में थे । उनकी 
दाह-क्िया भरत-शत्रब्न ने की । 

सीता की रक्षा के लिए अपनी चोंच, पंख और पंजों के सिवा दुसरे 
किसी प्रकार के शस्त्र के बिना जठाय ने रावण से युद्ध किया और ऐसा 
करते हुए प्राण त्याग दिये । जठाय को पिता से भिन्‍त न समझकर राम 
और लक्ष्मण ने उस पक्षिराज की अंत्येष्टि-क्रिया विधिवत्‌ की । इससे दोनों 
के मन को कुछ ज्ञांति मिली । इस प्रकार गिद्धराज जटायु ने मुक्ति पाई । 
जटाय भगवद-भक्तों में सर्वेश्नेष्ठ माने जाते हैं। यह स्वाभाविक है। 
सामान्य पक्षी होकर भी धर्म की रक्षाथ उसने महाबली राक्षस के साथ 
ग्राणों की चिता किये बिना, युद्ध किया। उस समय सीता माता का हृदय 
ममता और करुणा से भर गया था । उसकी कल्पना की जा सकती है। 
तब इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, जो पश्षिराज जटाय॒ भक्तों में आज 
भी अग्रगण्य माने जाते हैं। वैष्णव संत भरत और जठायु दोनों को एक 
ही कोटि का समझते हैं ओर उनकी वंदना करते हैं । 

इसके बाद तो कई घटनाएं घटती हैं। राबण के साथ राम-लक्ष्मण्‌ 
का बड़ा ही भयंकर यद्ध छिड़ता है । रावण को मारकर दश रथ-नंदन उसके 
गये को भंग कर देते हैं। कितु देवी सीता तब अशोक-वाटिका में बंदिती 
थीं | उन्होंने यूद्ध का वर्णन औरों से सुना था, आंखों से देखा नहीं था । 
हां, जटाय को एकदम निश्वस्त्र होकर, निडरता के साथ आखिरी दम तक 
लड़ते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था । जटाय की भक्ति की 
तुलना करना सरल नहीं । जय हो संत जटायू की ! 

5 0 0 

“भाई लक्ष्मण, सूखी लकड़ियों की चिता बनाओ। तब तक मैं पत्थर 
घिसकर अग्नि तैयार करता हूं । पिता दशरथ की दाह-क्रिया हम नहीं कर 
पाये। जो कार्य हमसे रह गया था वह हम अब करेंगे।” राम ने लक्ष्मण 
से कहा । 

“है जटाय, हवन की अग्नि में आहुति देकर यज्ञ करनेवाले शील पुरुषों 
को जो गति मिलती हो, वह तुम्हें मिले | तपस्वी और वानप्रस्थियों की जो 
स दृगति निर्दिष्ट है, बहतुम्हें प्राप्त हो। दानी लोग जिस पुण्यलोक में जाते 
हों, वहां तुम्हारा स्थान हो। है परम मित्र, हमारे पितातुल्य पश्षिराज, युद्ध में 
पीछे न भागनेवाले धीर पुरुषों की गति तुम्हारे लिए भी हो ।” यों प्रार्थना 


सुप्रीव से सित्नता १६६ 


करके दोनों राजकुमारों ने जटायु के लिए उदक क्रियाएं कीं । कर्तेब्य-पालन 
से राम के मन में कुछ समय के लिए सीता के विरह का दुःख कम हुआ, मन 
में शांति का अनुभव हुआ । 
हक 3 एछ 

मारतवर्ष के बाछक-वालडिकराओं के लिए रामायण केवछ एक कहानी 
नहीं, हमारे छिए हमारे जीवन की घटनाओं से भी अधिक वास्तविक हैं । 
हमारे जीवन के लिए रामायण की बातें उतनी ही आवश्यक हैं, जितनी पेड- 
पौधों के छिए सूर्य की किरणें | हजारों तर-नारी रामायण पड़कर आंतरिक 
दथांति और झक्ति पाते हैं। अनने जीवन को बदलते हैं। हमें चाहिए कि 
जठायु का उदाहरण सामने रखकर दुखी बहनों की सेवा कर । 

राम यद्यपि अवता री थे, पर सामान्य मनुष्य से भिन्‍त न थे। दुःख के 
समय आंगू बहाते थे; प्रलाप करते थे। ईंसाइयों के पुराण में भी हम यही 
देखते हैं | ईसामसीह को जब सूछी पर चड़ाकर कीले ठोंक दीं तो प्रभ्चु को 
उस अवस्था में बहुत देर तक रहना पड़ा । तब वह असह्य पीड़ा के कारण 
परमात्मा को पुकारकर रो पड़ते हैं, “है मेरे भगवन्‌, तुम मेरी रक्षा नहीं 
करोगे ? 

अवतारी पुरुष अन्य सामान्‍य मनुप्यों की तरह ही स्वयं भी शारीरिक 
कष्ट पाते हैं । उतका शरीर-धर्म दूसरों से भिन्‍न नहीं रहता । 


: ५१ : 
कि: किले की 
सुग्रीव से मित्रता 
इस प्रकार जीवन में राम-लक्ष्मण को एकाएक कई संकटों का सामना 
करना पड़ा, जिनकी उन्हें कभी कल्पना न थी। विधाता के निर्णयों के सामने 
अपने को लाचार देखकर कभी-कभी हिम्मत हारकर वे दुखी हो जाते थे । 
तब एक-दूसरे को आइवासन देते हुए फिर मन को समझा लेते थे और आगे 
चल पड़ते थे । 
दोनों भाई वन के रास्ते से दक्षिण की ओर चलते गये। अवानक 
उन्होंने देखा कि वे एक भयंकर राक्षस के चंगुल में फंस गये हैं। राक्षस का 
दगरीर तो दिखाई देता था, पर उसके न पर थे, न सिर ही कहीं दिखाई 
देता था। बड़ा-सा पेट आगे निकला हुआ था। कंधे की जगह से दो बहुत 
ही लंबे हाथ लटक रहे थे, जिसके पंजों में दोनों राजकुमार फंस गये । वह 
राक्षस एक ही स्थान पर, हिले-ड्रले बिना रहकर अपने हाथों को रूंवा करके 


२०० दश्शरथ-नं दन श्रीराम 


उसके भीतर फंसनेवाले शेर-चीते आदि जानवरों को पेट के अंदर डाल 
लेता था और हज कर जाता था । पेट में ही उसका मह था | ऊपरी भाग 
में एक आंख थी | उसका आकार अत्यधिक घृणा और डर पैदा करनेवाला 
था। ऐसे भयंकर राक्षस के हाथों में वे फंस गये । थोड़ी देर तक उनकी 
समझ में न आया कि क्‍या करना चाहिए। राम ने हरक्ष्मण से कहा, 
“लक्ष्मण, इस क्रर राक्षस का एक हाथ तुम काट दो, दूसरा मैं काटकर 
गिराये देता हू । 

दोनों ने वैसा ही किया। दोनों हाथों के कट जाने से राक्षस बेबस हो 
गया। उस राक्षस का नाम था कबंध । कबंध बोला, अपने कुकर्मों के कारण 
मुझे ज्ञाप मिला था कि इस प्रकार कुरूप बनूं | पर इंद्र ने कहा था कि जब 
कोई मेरी दोनों बाहों को काटकर जला देगा तो शाप-मोचन हो जायगा । 
इसलिए, है राजकुमार, तुम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र मालम होते हो । 
तुमने मेरी बाहें काट दीं। यह बहुत अच्छा किया। अब मुझे जला और 
दो जिससे मैं जाप से छुटकारा पा जाऊं।” 

राम और लक्ष्मण ने कबंध को उसके कहें अनुसार जला दिया । अग्नि 
के बीच से वह अपने असली मंगल और सुंदर रूप में निकल आया। उसके 
लिए ऊपर से एक विमान आया | उसमें चढ़कर वह स्वर्ग की ओर जाने 
लगा। जाने से पहले उसने राजकुमारों से कहा, “आप लोग सीता को 
अवध्य पायेंगे। पंपा नदी के तट पर चले जाइये। वहां ऋष्यमृक पर्वत पर 
वानरों का राजा सुग्रीव रहता है । उसके भाई बालि ने उसे राज्य से भगा 
दिया है। सुग्रीव कष्ट में है। उससे मित्रता कर ले । आप लोगों की कार्ये- 
सिद्धि के लिए सुग्रीव के साथ मैत्री कर लेना अनिवाय है ।” इतना कहकर 
वह दिव्य पुरुष आकाश-मार्ग से स्वर्ग को चला गया। 

दोनों भाई पंपा नदी को लक्ष्य करके चलते गये। वह प्रदेश अति मनो- 
हर था। वहां पर वे मतंग मुनि की शिष्या शबरी नाम की बहुत ही वृद्धा 
संन्यासिनी से मिले । उसका आतिथ्य उन दोनों ने स्वीकार किया । शबरी 
बड़ी ज्ञानवान स्त्री थी। राम के अवतार-रहस्य का उसे पता था। राम के 
आगमन की प्रतीक्षा में ही बंडो थी। बड़े यत्त से मीठे-मीठे जंगली फल 
उसने राम के लिए इकट्ठे कर लिये थे। राम का स्वागत करके उनके 
चरणों पर मस्तक रखकर और प्रणाम करके वह मुक्ति पाना चाहती थी । 

दबरी के दिये मीठे, सादे फलों को दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से खाया । 

शबरी ने विस्तार से वर्णन करके उस प्रदेश के बारे में दोनों भाइयों 
को बताया । फिर उसने आग जलाई और उसमें प्रवेश करके अपना शरी 
छोड़ दिया । 


सुग्रीव से मित्रता २०१ 


वहां से राम-लक्ष्मण पंपा सरोवर पहचे | संन्या सिनी दबरी के मिलने 
से और सरोवर में स्नान करने से दोनों की थकावट दूर हुई। मन में नवीन 
उत्साह का अनुभव हुआ । राम ते कहा, “लक्ष्मण, मेरे मच में अब विजय 
की आशा पंदा हुई है। अब हमारा पहला काम वानरों के राजा सुग्रीव को 
खोजना होगा | चलो, उरी छा में लग जाय । 

दोनों पंपा नदी की ओर बढ़े । पंथरा सरोवर और पंपा नदी दोनों की 
शामा वरंत-काल के प्रभाव से अत्यंत दृद्धि पर थी । 

प्राकृतिक सौंदर्य ने राम की वियोग-वेदना को और उत्तंजित कर 
दिया। हर सुंदर वस्तु को देखकर राम वही सोचने लगे कि सीता यहां पर 
होती तो उस कितना आनंद आता । सदा तटठस्थ वुद्धिवाल्ले राम को इस 
प्रकार अधीर देखकर लक्ष्मण उनको समझाते थे, “भंया, घबराओों नहों | 
हम सीता को अवश्य दंंढ रूगे, चाहे वह देवा की मां अदिति के गर्भ में ही 
क्यों न छिपाकर रखी गई हों । रावण हमसे बच नहीं सकता । उसे मारकर 
हम सीता को छड्ा लायेंगे। आप यों हिम्मत न हारं। यह आपको शोभा 

हीं देता । सतत प्रयत्त से हम अवद्य सफ़छता प्राप्त करेंगे। अत्यधिक 

प्रेम के कारण मत का धैर्य खोला स्वानादिक है । कित अधे 
बन जायगा। अवेय और शोक को मन से निका उक हु 
में आपको क्या समझा सकता हूं ? उत्पाह कार्य सिद्धि के लिए सर्वोत्तम 
साधन है। इसलिए इस समय शायद शोक और अब कानेवाले प्रेम को भी 
भूल जाये थोौर आगे के काम के छिए मत मे उत्साद भरे । 

न प्रकार छोटे भाई बड़े भाई को उपदेश देने 
विष्ण की रक्षा में तत्यर रहता है। मान्यता यहो हैं 
ही लक्ष्मण दशा रध-नंदन श्रीराम की रक्षा में सदा तत्पर रहते थे । 

हक ७0 छ 
अब हम किप्किधा कांड' में आने हें 
सुग्रीव ने पंपा के तठ यर आते हुए रामचंद्र को देखा । उन्हें तीर- 


१ 
50] 
दि 
कद... 
री 

ा। 
रे 
ञं 


सन्‍रन्‍्पकस 


| 
- 
नि, 
“50 
है 
# रे 
&र््त 
| 
हद 
+ भव 
| 
(| 
| 
ल्‍्थ्ड 
| 
कि | 
हा 
हि है 
| 
हि 
ह। 
हब 
4 


_+ 7३ 4 पृ ० है। गा 
को डर छूगने छगा। चुड्रीव अपने नाई बाठि द्वारा राज्यसे भगा दिया 
गया था। ऋष्यमूक पवृ॑त पर बालि नहीं आयना यह समझकर सुग्रीव कुछ 
साथियों के साथ वहां रहने छगा था । राम को देखकर सुग्रीव ने सोचा कि 
बालि अपना रूप बदलकर आया है या उसने किसी क्षत्रिय राजा से मित्रता 
करके उनको लड़ने के लिए भेजा हर । सभो र॒म्त्यु के डर से बेचन हो 


गये । 
हनुमान सुश्रीव का मुख्य मंत्री था। उसने कहा, “सझुग्रीव, यह बालि 


२०२ दशरथ-नंदत भीराम 


नहीं है। मुझे तो ये दोनों राजकुमार बालि के मित्र भी नहीं मालम होते। 
व्यर्थ क्यों घबरा रहें हो ? मैं उन दोनों के पास जाकर मालम करता हूं कि 
ये किस उद्देश्य से यहां आये हैं। 

सुग्रीव को हनुमान की बात पसंद आईं। उसने राम के पास जाकर 
पता लगाने के लिए हनुमान को अनुमति दे दी और कहा, “सावधानी से 
बात करना और चत्राई से मालम कर लेना कि वे कौन हैं और यहां क्‍यों 
आये हैं। वे किसी व्यक्ति की खोज में मालम होते हैं। इसीलिए मुझे संदेह 
हो रहा है कि वे यहां से मुझे खोज निकालने और मार डालने के लिए 
बालि की ओर से न भेजे गये हों । 


एक ब्राह्मण का रूप बताकर हनुमान राम-लक्ष्मण के पास पहुंचे । 
जैसे ही हनुमान ने राम के दर्शन किये, उसके मन पर एक प्रकार की अनि- 
वंचनीय भावुकता छा गई। अत्यंत आह्वाद का अनुभव हुआ। वह दोनों 
भाइयों से कहने लगा, है मोहन रूपवाले राजधियो, आप दोनों कोई देवता 
हैं क्या ? ब्रती तापस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तप करने भाये हैं क्या ? 
इस दुर्गमम जंगल में आने का क्या प्रयोजन हैं ? मुझे कृपा करके बतलाइये 
कि आप कौन हैं ? आप दोनों के शुभागमन से इस प्रदेश की शोभा पहले से 
बढ़ गई है। आपके अति सुंदर शरीर के तेज से जंगल के हम प्राणियों में 
कुछ डर-सा पैदा हो गया है । आपका पराक्रम अपने-आप प्रदर्शित हो रहा 
है। देखने से तो लगता है कि आप कोई प्रभावज्ञाली राजा हैं। तब तापसों 
का वेश क्‍यों धारण किये हुए हैं ? जटा, चीर-वल्कछ और तीर-कमान 
धारे आप दोनों का यहां केसे आना हुआ ?*** 

“आप मेरे प्रइनों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? यहां पर सग्रीव नामक 
वानर-राजा अपने राज्य से भागकर आया हुआ है और इस वन में छिपा 
है। उसका मैं मुख्य मंत्री हूं। मुझे हनुमान कहते हैं। वायु का मैं पुत्र हूं । 
राजा की आज्ञा से ब्राह्मण के रूप में आप लोगों का परिचय पाने के लिए 
आया हूं।” 

हनुमान ने इस प्रकार बहुत ही विनयपूर्वक उनसे बातें कीं। राम ने 
लक्ष्मण से कहा, “लक्ष्मण, सुझे हनमान की बातों पर विश्वास होता है। 
उसकी बातों में बड़ी शिष्टता है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है। वेदों 
का अध्ययन किया हुआ और व्याकरण-शास्त्र पढ़ा हुआ प्रतीत होता है । 
दूत इसी को कहना चाहिए। जिस राजा के पास ऐसा दूत हो, उसे किस 
बात की कमी हो सकती है ? हम जिसकी खोज में थे, वह स्वयं हमारे पास 
पहुंच गया है। सुग्रीव को मं खोज रहे थे और सुग्रीव ने हमारे पास इस 


सुप्रीव से मित्रता २०३ 


दूत को भेजा है । इसका उचित रूप से स्वागत करो और अपनी सारी बातें 
बताओ। 


हनुमान के साथ राम-लक्ष्मण की खूब बातें हुईं । उन्होंने अपने कप्टों 
की बातें बताई । इस बातचीत के परिणामस्वरूप लक्ष्मण को हनुमान पर 
विशेष प्रीति हो गई । राम को भी लक्ष्मण ने यह बात बताई | हनुमान से 
वह बोले, “मेरे बड़े भाई वभवशाली राजा दशरथ के सबसे बड़े पृत्र हैं । 
उन्हें राज्य छोड़कर जंगल आना पड़ा | तुम्हारे राजा सुग्रीव से उन्हें अपने 
एक काम में सहायता चाहिए। ज्ञाप के कारण देत्य-रूप पाया हुआ एक 
गंधर्व हमारे द्वारा शापमुक्त हुआ था। उसने हमें बताया कि वानरराज 
सुग्रीव से हम मेत्री करें । उसकी मदद से राक्षस के कारागार में पड़ी सीना 
को फिर से पा सकेंगे । इसीलिए सुग्रीव की खोज में हम यहां आये हैं और 
तुम्हारे राजा से मंत्री की आशा रखते हैं । 


हनुमान लक्ष्मण से बोले, “सुग्रीव भी अपने बड़े भाई वालि से बहुत 
पीड़ित हुआ है। अपना राज्य और पत्नी को खोकर वह बड़ा दुःखी है। 
अब वह अवश्य राज्य और पत्नी को फिर से पा लेगा। आप छोंगों से 
मित्रता करके हमारा राजा सुखी हो जायगा। उसके बदले में वह आप 
लोगों की कार्य सिद्धि में अवश्य सहायता करेगा । 


तीनों जने बड़े प्रसस्तचित्त से राजा सुग्रीव के पास पहुंचे। मार्ग 
मनुष्यों के चलने-जैसा न था। छलांग मार-मारकर बंदरों की भांति उसे 
पार किया जा सकता था। इसलिए हनुमान ने अपना निजी वानर-रूप 
धारण कर छिया और राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर 
कूदते हुए ले गया। 

संतों के मन आपस में सरलता से मिल जाते हैं । आपस में मंत्री-भाव 
अनुभव करने के लिए उन्हें बरसों के साथ की आवश्यकता नहीं रहती। 
जैसे ही मिलते हैं, एक-दूसरे को समझ लेते हैं ओर गहरे मित्र बन जाते हैं। 

हनुमान की भक्ति और सेवा रामचंद्र प्राप्त करें, यह तो पहले ही से 
निश्चित बात थी। इसलिए पहली भेंट के समय ही दोनों जनों के हृदयों 
में परस्पर विश्वास और प्रेम का उदय हो गया। बहुत दिनों के बाद 
मिलने पर प्रेमीजन जिस उमंग से एक-दूसरे से आलिगन करते हैं, वसी 
ही उमंग के साथ हनुमान राम-लक्ष्मण को अपने कंधों पर चढ़ाकर ले गया। 


ऋष्यमूक पर्वत पर राम-लक्ष्मण को ले जाने के बाद हनुमान ने 
सुग्रीव को बताया कि राम-लक्ष्मण आये हुए हैं ओर आपसे मिलता चाहते 


२०४ दश रथ-नंदन श्रीराम 


हैं। राजकुमारों का उसने सुग्रीव को परिचय भी दिया। बोला, “राम महा 
बुद्धिमान और सभी अच्छे लक्षणों से युक्त राजकुमार हैं। इक्ष्वाकु-वंश में 
उत्पन्न हुए हैं। सुप्रसिद्ध राजा दशरथ के पुत्र हैं। पत्नी और छोटे भाई के 
साथ पिता की आज्ञा से बन में वास करने आये हैं। जब दोनों भाई आश्रम 
में नहीं थे और सीता अकेली रह गई थीं तब रावण उन्हें उठाकर ले गया। 
उन्हें खोजने के लिए राम आपकी मदद चाहते हैं। आपको सहायता पाने 
के लिए राम सब तरह से अधिकारी हैं | इन राजकुमारों की मित्रता पाकर 
आपको भी बहुत लाभ होगा ।” 

सुग्रीव ने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम से बातें कीं। 
राम की ओर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, “हे राजकुमार, मैं 
ठहरा एक बानर। यदि मेरे साथ दोस्ती चाहते हो तो यह रहा मेरा हाथ, 
उसको ग्रहण करो ।” 

श्रीराम ने सुग्रीव के हाथ को ग्रहण किया और उसे आलिगन में बांध 
लिया । 

हनुमान ने जल्दी से अग्नि प्रज्वछित को। अग्नि की पूजा और 
प्रदक्षिणा करके दोनों ने मेत्री की शपथ ली। दोनों ने कहा, “सुख 
में, दु:ख में, हम समान हिस्सा लेंगे, हमारी मेत्री सदा स्थिर रहेगी ।” 

पेड की दो बडी-बड़ी डालों का उन लोगों ने आसन बना लिया और 
एक पर राम और सुग्रीव तथा दूसरी पर हनुमान और लक्ष्मण बेठकर 
वातलाप करने छंगे। सुग्रीव अपना सारा कष्ट राम को सुनाने लगा, 
“बालि के डर के मारे बेचेन हूं । इस वन में भटकता हुआ उसकी निगाह 
से बचता हुआ रहता हूं । वया तुम बालि को मारकर मेरा राज्य और मेरी 
पत्नी दोनों मुझे वापस दिला सकते हो ? 

“अवश्य, तुम निर्रिचत रहो । बालि मेरे बाणों से बच नहीं सकता ।” 
राम ने कहा । 

जब राम ओर सुग्रीब के बीच ये बातें हो रही थीं, अशोक-वाटिका में 
सीता और राक्षसों के राजा रावण की बायीं आंख फड़कने लगीं। 

बायीं आंख का फड़कना स्त्रियों के लिए शुभ और पुरुषों के लिए 
अशुभ समझा जाता है । 

सुग्रीव ने देखा कि राम सीता के वियोग से बहुत ही उदास हैं। उसने 
राम को आइवासन देते हुए कहा, “हनुमान ने मुझे सारा हाल विस्तार से 
सुना दिया है। तुम अब चिता करना छोड़ दो । हम सब मिलकर सीता 
को अवश्य खोज निकालेंगे | भले ही लंकेश ने उसे चाहे कहीं भी छिपाकर 


सुग्रीव से मित्रता र्०्श 


क्यों न रखा हो । इस बात में तुम जरा भी शंका न रखो। यह काये झीत्र 
ही हो जायगा | हम सब मिलकर तुम्हारे छिए यह काम कर देंगे । 

“हम लोगों ने एक वार देखा था कि एक राक्षस एक सन्नी को लेकर 
आकाश-मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। वह स्त्री बड़ी छटपटा रही 
थी। है राम! है लक्ष्मण: इस प्रकार वह चिल्ला रही थी। हमें भी उसने 
देखा । अपने उत्तरीय में कुछ आभूषण बांबकर उसने हमारी ओर फेंके । 
हमने उन्हें बैसा ही उठाकर रख छोड़ा है । अभी तुम्हें दिखाते हैं। तुम्हारी 
स्त्री के होंगे तो तुम अवश्य पहचान लछोगे। 

हद सुनते ही राम ने कहा, “अभी तक तुमने मुझे यह क्‍यों नहीं 
बताया ? जल्दी से उन चीजों को दिखाओ । जल्दी करो ।” 

वानरों ने सीता की फंक्री हुई छोटी-सी पोटली को पव॑त की गुफा में 
छिपा रखा था। उसे वहां से निकालकर छाये और राम के सामने रख 
दी। सीता के वस्त्र को पहचानकर राम दुःख से छटठपटाने लगे । उस बंधी 
हुई छोटी-सी पोटली को देखकर और रावण के हाथों में फंसी हुई सीता 
को याद करके राम के मन में असह्य व्यथा का अनुभव हुआ । 

उन्होंने आंखें बंद कर छीं। लक्ष्मण से बोले, “भाई, तुम्हीं पोटली को 
खोलकर देख छो। मुझसे यह न होगा । 

लक्ष्मण ने कपडे की गांठ खोलकर आभूषणों को देखा। सीता के 
पैरों के नूयरों को उन्होंने झट पहचान छिया और बोले, “भेया, यह वो 
भाभी के हो हैं । मैंने पहचान लिय्रे । उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम 
करते समय इन तूपुरों का मैं प्रतिदित दर्शन करता था । 

कवि छोग लक्ष्मण के इन वचनों पर मुम्ध हैं । 

उसके बाद राम ने अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी के गहनों को एक-एक 
करके उठाया, देखा और आंखों से लगाया। अनेक प्रिय स्मरण सजीव 
हो उठे। लक्ष्मण से बोले, “लक्ष्मण, घास पर गिरने के कारण एक भी 
चीज बिगड़ी या टृटी-ऊूटी नहीं है, वेसी-की-बेसी है । 

उनका प्रबल दुःख क्रोध में बदलते लगा । एकदम आवेश में आकर 
राम बोले, “जिस राक्षस ने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसके घर 
का द्वार यम के प्रवेश के लिए खुल गया समझो । उसका और उसके सारे 
कुछ का एकदम ताथ्य करके छोड़ गा। 

राम के क्रोधावेश को देखकर सुग्रीव घबरा गया। 

दोनों ने परस्पर अग्नि-देवता को साक्षी रखकर मंत्री की शपथ ही 
थी । फिर भी यह बात स्पष्ट नहीं हुई थी कि पहले राम का कार्य होगा 
या सुग्रीव का। राम के क्रोध और दुःख को सुग्रीव ने अब ठीक से पहचाना 


२०६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


राम के साथ चर्चा करना उसने हानिकारक समझा। यदि पहले सीता 
को ढूंढने के काम में लग जाय॑ तो पता नहीं तब तक बालि क्या-का- 
क्या कर डालेगा। फिर अधिकार बालि के हाथ में रहने से सुग्रीव की 
शक्ति भी बहुत सीमित हो जाती थी । इसलिए उसने सोचा कि अपने और 
राम दोनों के हित में पहले बालि पर विजय पाना और राज्य को प्राप्त 
करना अत्यावश्यक है। राम की मनःस्थिति और नीतिशास्त्र को 
भी प्रकार समझते हुए उसने विचारपुर्वक व्यवहार करने का निश्चय 
किया। राम से उसने कहा, “राम, मैं इस समय यह नहीं जानता कि 
रावण का बल कितना है, वह कहां रह रहा है और उसने सीता को कहां 
छिपाया है। फिर भी मैंने तुम्हें वचन दे दिया है कि किसी-न-किसी 
प्रकार से रावण को मारने और सीता का पता छगाने का उपाय 
करेंगे । इस बात में तुम तनिक भी शंका तन करो । दुःख छोड़ दो। धेर्ये 
धारण करो । ऐसे कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए धीरज रखना 
अत्यावश्यक है। राक्षत-कुल का हम सब मिलकर नाश करेंगे। निराशा 
छोड़ दो। तुम्हारी ख्याति सारे संसार में फेलनेवाली है । 

“मुझे देखो, मैं भी अपनी पत्नी खोकर बैठा हूं। राज्य से भगाया 
गया हुं । मेरा घोर अपमान हुआ है । फिर भी अपने मन के आवेगों को 
रोककर उचित समय की राह देखते हुए बंठा हूं। मैं ठहरा एक तुच्छ 
वानर । यदि मुझसे ऐसा हो सकता है तो तुम्हारे लिए दुःख को रोकना 
कौन-सी बड़ी बात है ? अब रोना बंद करो। तुम जितेंद्रिय हो। मन में 
स्थिरता लाना तुम्हारे-जैसों के लिए सरल काम होना चाहिए; नहीं तो, 
जैसे प्रचंड हवा में नाव समुद्र में इब जाती है, उसी प्रकार हम भी डूब 
जायंगे। शोकमग्न होकर हमसे कोई भी काम नहीं हो सकेगा । इसलिए 
मेरे परम मित्र, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मन से शोक हटाओ और 
उसकी जगह धेय धारण करो, नहीं तो हम अपने कार्य में असफल हो 
जायंगे। में तुम्हें उपदेश देने योग्य अपने को नहीं समझता । एक मित्र के 
नाते तुम्हें समझा रहा हूं । बस ।” 

सुग्रीव के हितकर बचन रामचंद्र को उचित लगे। उन्होंने अपने आंसू 
पोंछ लिये और सुग्रीव का प्यार से आलिगन किया । सीता के वस्त्र और 
आशभृषणों को देखने से उनका जो दुःख उमड़ पड़ा था, उसे उन्होंने रोक 
लिया और अपने मन में दृढ़ता ले आये। बोले, “हे सुग्रीव, तुम-सा मित्र 
पाकर अपने को मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। तुम जैसा कहोगे, उसी 
प्रकार मैं कहूंगा। सीता को ढूंढने के उपायों को भछी प्रकार सोचना । 
तुम्हारे काम को भी मैं अपना ही काम समझकर करूंगा । मेरी बात को 


सुप्रोव की व्यथा और राम की परीक्षा २०७ 


प्रतिज्ञा समझो। मैं आज तक कभी झठ नहीं बोला हैं, न आगे कभी बोलंगा । 
हमारी मित्रता सदा स्थिर रहेगी। तुम्हारा कप्ट दूर करने के लिए मुझे 
क्या करना चाहिए, यह बताओ। संकोच मत करो। जो कहोगे, तुम्हारे 
लिए मैं वढ़ी करूंगा । 

राम के वचनों से सुप्रीव और उसके सचिवों को अपार आनंद हुआ । 
उन सबने यही सोचा कि उनके दुःख के दिन समाप्त हुए और संग्रीव का 
फिर से राजा बन जाना निश्चित है । 


+ २ 
सुमीव की व्यथा ओर राम की परीक्षा 


सुग्रीव ने राम को अपने और अपने बडे भाई बालि के बीच में हुए 
विरोध के बारे में सारी बातें विस्तार से कह सुनाई । बोला, "मेरा बड़ा भाई 
वालि वानरों का राजा है और किप्किधापुरी में राज करता है। बड़ा परा- 
क्रमी है। उस पर मेरी बड़ी भक्ति और प्रेम था। मैं युवराज था। बालि 
और मायावी नामक असुर में बहुत पुराना झगड़ा था। एक दिन रात के 
समय मायात्री किप्किंधवा में घुस आया और बाछि को युद्ध करने के लिए 
छलकारा । 
“रात में मायावी की गर्जना खव जोर से सुनाई दी । बालछि उस समय 
सोया हुआ था । गर्जना सुनकर वह उठ बैठा और मायावी से लड़ने के लिए 
हर निकल पड़ा ! मैं भी उसके साथ चल पड़ा। चांदनी रात थी। हम 
दोनों को एक साथ आते देखकर मायावी भागा और एक गुफा में घुस 
गया। उसका पीछा करता हुआ बालि भी उस गुफा के अंदर चला गया । 
मैं अंदर जाने लगा तो बालि ने मुझे रोक दिया और कहा, 'में अकेला ही 
उस दुष्ट को मार डालंगा, तुम गफा के द्वार पर खड़े रहो | इतना कहकर 
बालि भीतर चला गया | कई दिनों तक वह बाहर नहीं आया। मुझे बड़ी 
चिता होने लगी | फिर भी वहीं खड़ा रहा। एकाएक एक साथ कई असुरों 
का भयानक शोर भीतर से मैंने सुना, साथ ही खून की धारा गुफा के अंदर 
से बाहर बह निकली। मैंने सोच लिया कि बालि को मायाबी और उसके 
साथी अमुरों ने घेरकर मार डाला । मुझे डर लगा कि अब वे मुझे भी मारते 
के लिए बाहर निकलंगे। सो एक बहुत बड़े पत्थर से मैंने गुफा का द्वार 
वाहर से बंद कर दिया और डर से तथा दुःखी मन से किष्किंधा लौट आया । 
मैंने किसी से यह नहीं कहा कि बालि मर गया। चुपचाप राजकीय कार्यों 


रश्ण्८ दशरथ-मंदन ओीराम 


को देखता-भालता रहा । वानर-प्रजा बड़ा आग्रह करने लगी कि मुझे अब 
राजा बन जाना चाहिए। बहुत दिन हो गये, बालि वापस नहीं आया और 
राज्य का बुरा हाल हो रहा था। उनके बार-बार आग्रह करने पर मैं मान 
गया। 

“उसके कुछ समय बाद मायावी और उसके साथियों को मारकर 
बालि वापस आया ! उसने जब गुफा का द्वार बंद देखा तो मेरा नाम रूकर 
कई बार पुकारा। मैंतो वहां था नहीं। इसलिए द्वार खोलनेवाला कोई 
नथा। गुस्से में आकर उसने पत्थर को लात मार-मारकर धकेला और 
बाहर निकला। मुझे वहां तन पाकर वह किष्किंधा में आया | वहां आकर 
उसने देखा कि मैं उसकी राजगद्दी पर बैठकर राज कर रहा हूं । फिर क्या 
कहना था | गुस्से में आकर उसने मुझे बड़ी गालियां दीं। मैंने उसको सारा 
हाल बताया और कहा कि मैंने तो यही सोच लिया था कि असुर ने तुम्हें मार 
डाला है और प्रजा के वार-बार अनुरोब करने पर ही में राजा वना। अब 
तुम आ गये हो तो गद्दी तुम्हारी है, संभालो। मैं सदा की तरह तुम्हारा 
सेवक बना रहूंगा । इतना कहकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ा । बालि को 
मेरी वात पर विश्वास न हुआ। उसने यही सोचा कि मैंने जात-बूझकर 
गुफा का द्वार वंद कर दिया और कपटपूर्वक राजा बन गया हूं । उसने मुझे 
राज्य से भगा दिया और धमकी दो कि राज्य के अंदर अगर कभी अपनी 
सूरत दिखाई तो जान से मारा जाऊंगा । उस समय शरीर पर जो कपड़े थे, 
उन्हीं को पहने मैं राज्य से बाहर भाग आया। जंगलों और पहाड़ों पर 
भटकता हुआ अपनी जान बचा रहा हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा है । 
बस, ये चार वानर मेरे साथ हैं । क्रोध में आकर मेरी बातों पर अविश्वास 
करता हुआ, मेरा भाई मुझ पर घोर अन्याय कर रहा है। उस क्र्र व्यक्ति 
से मेरी रक्षा करो। 

सुग्रीत्र की दयनीय स्थिति देखकर राम के हृदय में उसके प्रति बड़ी 
दया उपजी | वह बोले, “मैंने तुम्हें सहायता करने का वचन दे दिया है। 
उसका मैं अवश्य पालत करूंगा । तुम तनिक भी चिता न करो । तुम्हारा 
भाई मेरा शत्रु बन गया है। मेरे बाणों से बहु अब मरेगा। यह निश्चित 
समझो | 

गए ७ ७ 

बालि और सुग्रीव की कथा से यह सोचने-समझने को सिलता है कि 
असल में तो हम न बालि को दोषी ठहरा सकते हैं, न सुग्नीव को | क्रोध में 
बुद्धि मंद हो जाती है। क्रोध के वश में आकर हम सत्य को पहचान नहीं 
सकते | वुद्धि का अ्रष्ट हो जाना विनाश की ओर जाना होता है। शास्त्र 


सुप्रीव की व्यथा और राम की परीक्षा २०६ 


यही कहता है | वालि का नाश इसका अच्छा उदाहरण है। सुग्रीव ने बड़ी 
विनय से सच्ची बातें अपने भाई को बताई थीं। कितु अत्यधिक क्रोध से 
वह विवेक खो वठाथा। 
सुश्रीव ने भी जल्दी से यह मान लिया कि उसका भाई मर गया। 
उसे यह डर रूग गया कि असुर उसे भी मार डाहंगे। इसी कारण उसने 
गफा का द्वार बंद किया। उसने राज्य का लोभ नहीं किया। प्रजा ने जब 
बहुत जोर डाला तत्न माना । फिर फंस गया। बिना सोचे-समझ जल्दी में 
आकर कुछ भी कर डालने से हम अनर्थ कर डालते हैं। सुग्राव का अनुभव 
भी इसका अच्छा उदाहरण है । 
दसरों की चीज पर कभी लोभ न करना चाहिए । इस लोभ को दवाना 
आसान नहीं । इसमें संपर्ण नफलता पाने के लिए बहुत ही सावधानी की 
आवध्यकता होती है। भरत को भी तो अयोध्या की सारी प्रजा और 
मत्रियों ने कहा था कि वह राजगही ले के, कितू भरत ने हृड़ता के साथ 
इन्करार कर दिया था। यह भरत का अनुपम श्रेय है। सुग्रीव छोम के वश 
में आ गया और परिणामस्वरूप उसने बहुत दःख पाया । 
रामायण के प्रत्येक खंड से हमें कछ-त-कछ सीख मिलती है। कहीं 
साफ दीखती है, कहीं भक्त से सोचने-समझने पर जीवन में अनुकरण 
रने योग्य शिक्षा दिखाई दे.जाती है । 
७ छे जे 
पत्ती और राज्य को फिर से पाने की तीजत्र इच्छा संग्रीव को सताने 
लगी, पर उम्रके छिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बालि का 
पराक्रम एक पहाड़ की तरह उसका रास्ता रोककर खड़ा था । 
नमान सग्रीच से बार-वार कहता कि अब राम के साथ मंत्री हो जाने 
से वालि को जीदना बहुत ही आसान हो गया है, फिर भी सुग्रीव के सन 
की शंका मिटी सहीं। वह बालि को एक्र प्रक्कार से अजेय समझता था । 
उसके लोहे के समान घरीर का राम भी कुछ नहीं विगाड़ सकगे, सुग्रीव का 
यही विश्वास था । 
इतने पर भी उसकी एकमात्र आशा अब रामचंद्र पर ही आधारित 
थी। उसने सोचा कि शामचंद्र की दशाक्ति की परीक्षा क्यों न की जाय । 
ले किन राम से सीधे यह प्रस्ताव करने में उसे संकोच हुआ । वह व्यवहार- 
कमल था। उसने राम को धीर-घीरे बालि के शारीरिक बल के बारे में 
बताना राह किया, रामचंद्र तम्हारा आइवासन पाकर मेरे मन में अब 
गांति हुई। तम्हारा छोड़ा हआ बाण तीनों लोकों का नाश कर सकता है । 
वालि उसके सामने भला कंसे टिक सकेगा ? फिर भी महान्‌ पराक्रमी 


२१० दद्स्थ-नंदन श्रीरास 


बालि के बारे में मैं जो कुछ जानता हूं, तुम्हें बता देना मेरा कतेब्य है । 
बड़े सवेरे उठकर एक ही मुह॒त्त में बालि चार समुद्र-तटों पर जाता है और 
संध्या-वंदन करके लौटता है। पहाड़ों के बड़े-से-बड़े पत्थर को हाथ में 
लेकर गेंद की तरह उछालकर खेला करता है। जंगल के बड़े-बड़े वृक्षों को 
घास की तरह जड़ से उखाड़कर फेंक देता है । 

“एक समय की बात मैं बताता हूं, सुनो । दंदुभि नाम का भेंसे के रूप 
वाला एक असुर था | उसको एक हजार हाथियों के बल का वरदान मिला 
था। उतना अधिक बल पा जाने पर वह सोचने लगा कि उसका प्रयोग 
कैसे किया जाय । उसने समुद्र को युद्ध के छिए ललकारा। सागरराज ने 
उससे कह दिया कि मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता । तू अपने बराबर 
के व्यक्ति से लड़। उत्तर दिशा में हिमवान्‌ के साथ टक्कर ले। दुदुभि 
उत्तर दिशा में हिमवान्‌ के पास पहुंचा और यूद्ध करने को कहा । हिम- 
वान्‌ ने उससे कह दिया, 'भाई, मुझसे क्‍यों लड़ता है ? मेरे पास तो अनेक 
ऋषि-मुनि ठहरे हुए हैं। उन भर और भोले लोगों के साथ मेरा दिन-रात 
का सहवास रहता है। मैं भला लड़ना कहां जानू ?' दब दुदुभि ने हिस- 
वान्‌ से कहा, तू नहीं लड़ सकता तो अपने समान किसी दूसरे बल्शाली 
को बता जो मुझसे छड़ सके ।” हिमवान्‌ ने उत्तर दिया, हैं महिषासुर, 
दक्षिण में तेरे-जैसा ही बलवान्‌ वानरराज बालि है। तुझमें हिम्मत हो तो 
उसे अपने साथ युद्ध करने के लिए निमंत्रण दे ।' 

“दुंदुभि वहां से किप्किधा पहुंचा और जोरों से उछल-कूद करने 
लगा । बड़े-बड़े पेड़ों को उसने तोड़ गिराया । किले के द्वार को अपने बड़े- 
बड़े सींगों से गिराते हुए उसने गरजकर बालि को छलकारा, 'सब कहते हैं 
कि तुझमें बड़ा बल है, तो बाहर तिकलक और मेरे साथ युद्ध कर ।' 

“बालि उस समय अंतःपुर में आराम से सो रहा था । असुर की गर्जना 
सुतकर जग पड़ा और महल के बाहर तिकल आया । साथ में उसकी पत्तियां 
चली आई। बालि ने असुर से कहा, <ंदुर्भि, क्यों व्यर्थ में शोर मचा रहें 
हो ! जान बचानी हो तो अभी चल जाओ यहां से ।” 

“बालि की तिरस्कारपूर्ण बातों से दूंदुभि को बड़ा गुस्सा आया। 
बोला, “अपनी स्त्रियों के सामने क्‍यों बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है : में तो 
तेरे साथ युद्ध करने आया हूं। वकवास करना बंद कर । अभी तो मालूम 
होता है तू सोकर उठा है । मदिरा का नशा तेरे दिमाग से उतरा नहीं है । 
में दिन-चढ़ते तक ठहरूगा। तब तक तू तैयार हो जा। और जो कुछ 
भोगादि की इच्छा हो पूरी कर ले। सबसे विदा लेकर मेरे सामने आ जाना । 
मैं तुझे युद्ध में समाप्त करनेवाला हूँ ।! 


सुग्रीव की व्यथा और राम की परीक्षा २११ 


"दृंदुभि की बातें सुनकर वालि जोर से हँस पड़ा। अपनी स्त्रियों को 
उसने अदर चले जाने को कहा और फिर राक्षस से बोला, “अरे दुंदुर्भि, मैं 
नशे में नहीं हूं। यही समझ ले कि युद्ध करने के लिए उत्तेजक पेय पीकर 
आया हूं। मरे साथ युद्ध करना चाहते हो तो हो जाओ तैयार !' और यों 
कहकर बालि ने द॒दुभि की पूछ को पकड़कर उसके घरीर को जोरों से घुमा- 
कर उसे दूर फेंक दिया। असुर के मुंह से खून निकालने लगा । लेकिन इतने 
पर भी वह दौड़ता हुआ लौठा और बालि से भिड़ गया । लेकिन बालि ने 
अपने मुष्टि-प्रहारों से उसे मार डाला । उस मरे भैंस को उठाकर ऐसे जोर 
से फेंका कि वह एक योजन दूर जा गिरा और उसके शरीर से खून के छींटे 
हवा में उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में जागिरे। सतंग मुनि को इसका 
पता चल गया कि यह कौसे हुआ होगा। उन्हें वड़ा क्रोव आया। उन्होंने 
बालि को जाप दिया कि हें वालि, घमंड के मारे मुरदार शरीर को फेंककर 
उसके खून से तूने आश्रम को अपविन्र किया है। इसलिए इस आश्रम में यदि 
तू प्रवेश करेगा तो उसी क्षण तेरी मौत हो जायगी ।' इसी कारण से बाछि 
यहां आने की हिम्मत नहीं करता है और मैं यहां पर आश्रय लेकर रह रहा 
हं। इन बड़े-बड़े साल-व॒क्षों को जब वालि हिल्ाता है तो इनके सारे पत्ते 
झड़कर गिर पड़ते हैं। एसे बलिप्ठ भाई के शत्रु बन जाने के कारण से बहुत 
ही भयभीत हूं ।' 

लक्ष्मण समझ गये कि सुग्रीव को अब भी पूरा विश्वास नहीं हुआ है 
कि राम बालि को मार सकेंगे, इसलिए उन्होंने सुग्रीव से कहा, “हे सुग्रीव, 
तुम राम के बल की परीक्षा ले सकते हो | 

सुग्रीव ने कहा, “नहीं, राम के भुजबवलछ को मैं मली-भांति जानता हू । 
मैंने तो राम की शरण ले ली है। राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन 
जब बालि के पराक्रमों का ध्यान आता है तो मेरा शरीर कांपने लग जाता 
है | 77 

श्रीराम ते सुग्रीव की श्रद्वा और वालि से उसका डर देखकर सोचा कि 
उसे अपनी शक्ति का कुछ प्रमाण देता आवश्यक है। तभी वह निर्श्चित हो 
पायगा | ; 

वहीं पास में ही दुंदुभि का शव एक पहाड़ की तरह पड़ा हुआ था। 
अपने अंगूठे से राम ने उसे उछाछा तो वह दस योजन दूर जा गिरा । 

फिर राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर एक वाण 
छोड़ा, जिसने सुग्रीव के बताये हुए शाल वृक्ष तथा उसके पीछे एक कतार 
में खड़े छः वृक्षों को भेद दिया । भेंदकर वह अदभुत वाण फिर वापस राम- 
चंद्र के तृणीर में प्रवेश कर गया । 


२१२ दशरथ-दंदन शभीराम 


श्रीरामचंद्र की शस्त्र-कला के इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन से सुग्रीव का 
संदेह पूर्णतया मिट गया । अब उसको विश्वास हुआ कि राम का बाण बालि 
के वज्ध शरीर को भेद सकेगा। वह बहुत ही प्रसन्‍त हुआ । उससे राम को 
साष्टांग प्रणाम किया और बोला, “हैं राम, मैंने आपका पराक्रम देखा | 
इंद्र के नेतृत्व में सारे देवगण भी आकर आप पर आक्रमण करें तो भी आप 
विजयी होंगे। बालि तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं निश्चित 
हुआ | बस, आप शीक्र-से-शीघज्र बालि को मारकर मेरी रक्षा कीजिए । 
चलिए, आज ही किण्किंत्रा को चल पड़े । 

राम-लक्ष्मण दोनों मान गये और किष्किंधा के लिए निकल पड़े । सुप्रीव 
आगे गया। राम एक पेड़ की आड़ में खड़े हांकर देखने लगे (कि क्‍या हो 
रहा है । 

सुग्रीव ने जोर से गजना की। बालि उसे सुतकर बड़े रोष के साथ 
किले के अंदर से बाहर आया। दोनों भाई कमर कसकर भिड़ गये । जोरों 
से मुष्टियुद्ध चछा । 

जब इस प्रकार दोनों भाई लड़ रहे थे, राम द्विविधा में पड गये | 
उनकी समझ में नहीं आया कि दोनों में कौन वालि है और कौन सुग्रीव । 
दोनों की एक-जैसी वेशभूपा और एक-जैसा ही रूप । राम ने अपन प्राण- 
घातक वाण नहीं चलाया । 

इसी बीच वालि से सुग्रीव बुरी तरह पिट गया। उसे बड़ी निराशा 
हुई कि राम ने कुछ नहीं किया । किसी तरह वह जान बचाकर ऋष्यमूक 
पर्वत पर भाग आया। बालि ने भी कहा, “चल भाग जा, आज तो मैने 
छोड़ दिया । 

और फिर वह अपने किले के अंदर चला गया । 

सुग्रीव का बुरा हाल हो रहा था। राम और लक्ष्मण उसके पास पहुंचे । 
राम पर सुग्रीव बहुत नाराज था कि उसे धोखा दिया गया। इसलिए राम 
को ओर उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा । नीचे की ओर देखते हुए राम 
से वोला, “राम, तुम्हें पहले ही से कह देना था कि तुम बालि को मारता 
नहीं चाहते । मुझे तुमने वालि के साथ भिड़ने को क्‍यों भेज दिया ?” 

. राम ने प्यार से उत्तर दिया, “प्रिय मित्र, शांत हो जाओ, भेरी बात 
ध्यान से सुनो । मैंने इसी कारण से वाण नहीं छोड़ा कि मैं तम दोनों में से 
जान नहीं सका कि बालि कौन था और तुम कौन थे। तुम दोनों का बिलकुल 
एक-जैसा रूप-रंग और आकार है। हाव-भाव भी एक-सा है। कपड़े और 
आशूषण भी एक ही प्रकार के हैं। तुम ही बताओ, मैं किसके ऊपर बाण 
चलाता ? यदि बालि समझकर तुम्हें मार डालता तो मेरा क्या हा होता ? 


बालि का वध २१३ 


इस हालत में मैं एक पापी और मूर्ख ही सिद्ध होता | इसलिए है सुग्रीव 
मर ऊपर क्रोध न करो | लक्ष्मण, फूलों की वह पतली डाछ काओ और 
उस सुप्राव के गल में माला की तरह बांध दो। और सुग्रीव, अब तुम 
जाओ, निडर होकर बालि को फिर से लहऋरों। अब मैं गलती नहीं कर 
सवाता , हमारे आज विजय होगी । 

सुग्रीव के मन का समाधात हो गया। उसका उत्साह फिर ताजा हो 
गया । लक्ष्मण ने उसके गर में पृषप्पफछता की इाल को खूब अच्छी तरह से 
बांव दिया। सुप्रीव अब और भी अधिक सुंदर छूगने गा । वह किध्किंधा 
के द्वार पर फिर जा पहुंचा । राम-लक्ष्मण भी उसके पीछे-पीछे गये । 


8 38 
वालि का वध 


शाम होनेवाली थी। सुग्रीव दुबारा गर्जना करता हुआ न 
मं छुसा और वालि को युद्ध के लिए ललकारा। बालि आराम से सो रहा 
था। चॉक उठा | थोडी देर तक तो वह समझ न पाया कि सामला क्‍या 
है। फिर उसे पता चला कि सम्रीव फिर लड़ने आया है। गस्से से बालि के 
चहर का रंग बदल गया। संग्रीव को मार डालने का निदवय करके वह 
महल से निकल पड़ा । इतनी जोर से वह कदम बढ़ाता चला कि लगता था, 
माना पृथ्वी फट जायगी । 

वालि को पत्नी तारा ने उसे रोकते हुए कहा, “नाथ, आज युद्ध के लिए 
मत जाओ | कल जाना ।! 

(रा बालि की पटरानी थी । बहत ही तीक्ष्ण वद्धिवाली और पति को 
बहुत चाहनेवाली। प्यार से बालि को आलिगन करते हुए उसने क 
“जल्दी क्या है ? कल के लिए युद्ध को टाल दो | शत्रु से कल निपट लेना । 
मुझ सुग्रीव के दबारा आने में उसकी किसी चाल का संदेह हो रहा है । बनी 
तुम्हारे जाने में खतरा हैं। मझे एक अजीब तरह का इर मालम हो रहा है। 
सुग्रीव तो अच्छी तरह पिटकर, शर्मिंदा होकर भागा था । अब उसमें फिर 
से आने की हिम्मत कहां से आ गई ? जरूर कोई-न-कोई बात है । बिना 
सोचे-विचारे इस समय तम्हारा अकेले निकरू पड़ना उचित नहीं। प्राण- 
नाथ, भेरी बात को दरगजर न करो । आज मत जाओ। संग्रीव की ललछ- 
कार में जहूर कोई छल है! मुझे तो यही लगता है कि उसे कोई बड़ी भारी 
सहायता मिली है । उसी के बरू वह पर द्वारा आया हैं। इसमें कोई संदह 


४ 


२५४ दशरथ-नंदन क्रीरास 


नहीं। हमारे प्रिय पुत्र अंगद की भलाई का विचार करो । मैं सच बता रही 
हूं। यों ही नहीं कह रही हूं । तुम्हें तो पता नहीं, छेकिन हमारे भेदियों 
ने अंगद को एक बात वताई थी और अंगद ने वह मुझसे कही थी । अयोध्या 
का एक वीर राजकुमार हमारे प्रदेश में आया हुआ है। उसका सब कोई 
आदर करते हैं। उसके साथ तम्हारे भाई सुग्रीव की बड़ी दोस्ती हो गई 
हैं। इसी लिए अब वह शक्तिशाली और घैर्यवान बन गया है । तुम यह भी 
तो सोचो कि आखिर सुग्रीव में भी कौन-सी बुराई है ? वह गण-सम्पत्न 
और वीर है। तुम्हारा भाई है। उससे विरोध करके हमें क्या लाभ हो 
सकता है। मैं तो कहती हूं कि सुग्रीव के साथ संधि कर लो । तुम्हारे लिए 
वह उत्तम सहारा वनकर रहेगा । तुम दोनों की इसी में भलाई है। मेरी 
बात मान को ।”! ह 

बालि को असमय का यह उपदेश बिहूकुल अच्छा न छगा। समुद्र की 
लहरों की तरह उसका क्रोव उमड़ रहा था । अपनी पत्नी की बातों में वह 
ओचित्य नहीं देख पाया । उसे तो काल की डोरी खींच रही थी । उसी 
को ओर वह जा रहा था। तारा-जैसी अति सुंदरी अपनी पत्ती को वह 
समझाने लगा, “प्रिये, छोटे भाई के द्वारा अपना यह अपमान मैं कैसे सहन 
कर सकता हूं ? एक वीर युद्ध के लिए छलकारे जाने पर चुप नहीं रह 
सकता । उसकी अपेक्षा प्राण त्याग कर देता अच्छा है। राम की बात 
तुमने मुझसे अभी कही । ठीक है। वह घमंवान है। पाप से डरनेवा छा 
है । अन्यायपूर्ण काम वह नहीं कर सकता । मुझे मत रोको | तुम अन्दर 
जाआ। सुग्रीव को मैं जान से नहीं मारूंगा । मैं तो उसके गव को चूर 
करता चाहता हू। बस, मेरे ऊपर प्रेम के कारण तुम्हें जो ठीक लगा, वह 
तुमने बताया सो ठीक है। मैं सम्रीव को भगाकर शौत्र ही वापस तुम्हारे 
पास आता हूं। घबराओ मत। मेरे लिए मंगल कामना करके मुझे 
विदा नहीं करोगी ? ” 

कवि वाल्मीकि ने बालि के उत्तम स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है । 

अश्वपूर्ण नेत्रों से तारा ने पति की प्रदक्षिणा की, मंगल-वचन कहे 
और बालि की आयु के लिए प्रार्थना करके वापस अंतःपुर में चली गई । 

उसे और उसकी दासियों को अंदर भेजकर, गुस्से के साथ जैसे सांप 
अपने बिल से निकल पड़ता है, बालि सुग्रीव की ओर तेजी से छपका और 
उसके पास पहुंचकर बोला, “अरे.सुग्रीव, तुझे मरना है क्या ? इस मुष्टि से 
अपनी जान बचानी हो तो भाग जा यहां से ! 

सुग्रीव ने भी उसी ढंग से जवाव दिया। दोनों भिड़ गए। एक-दूसरे 
पर प्रहार करने लगे | खून की धारा बहने लगी । पेड़ों को जड़ से उखाड़- 


बालि का वध २१५ 


उखाड़कर वे एक-दूसरे पर फंकने लगे। प्रारंभ में दोनों का बल समान था, 
पर बाद में सुग्रीव हारने गा 
राम यह देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सग्रीव में शक्ति नहीं रही 

और यदि सहायता न मिली तो वह मर ही जायगा तब वालि के वक्षस्थलू 
को ताककर उन्होंने अपना अचूक बाण छोड़ दिया । जिस प्रकार शालजृक्षों 
को उन्होंने भेद दिया था, उसी प्रकार उनके बाण ने बालि के वश समान 
वक्षस्थल की भद दिया | किसी भारी उत्सव के अंत में सजा हुआ ध्वजस्तंभ 
जैसे नीचे पड़ा र वेसे ही वालि की देह नीच लड़ककर गिर पड़ी । 
राम के बाण से आहत बालि कुल्हाड़ी से मिराये गये जंगली वृक्ष की तरह 
जब गिर पढ़ा तब उसने चारों ओर निगाह दोड़ाई। वह देखना चाहता था 
कि उसके प्राण को हरनेवाला बाण कियर से आया है ? उस्ती समय रास 
ओर लक्ष्मण हाथ में घनुष धारण किये हुए उसके पास पहुंचे । उसके प्राण 
निकल रहे थे । बहुत ही धीमे स्वर में, बड़े यत्न के साथ वह बोल पाया, 
“राम, तुमने यह क्या किया ? तुम्हारे कुछ और यज्ञ के योग्य तुम्हारा यह 
काम नहीं है। मैं जब दसरे के साथ लड़ रहा था और जब मेरा ध्यान 
उसी में था, तब छिपकर मेरे ऊपर बाण चलछाना तम्हें शोभा देता है, 
तुम्हारे बारे में मैंने बही सवा था कि तुम करुणामय हो । निर्दोष हो। 

द्रयों को वश में रखकर जीवधारियों पर समान प्रेम रखनेवाल हो। धम 
क्षमा, धृति ओर शांतिप्रिय हो । राम, इनमें से एक भी गुण तुम्हारे अंदर 
नहीं पाया । तुमने अधर्म कर डाला । मेरी पत्नी ने मुझे चतावनी दी थी 
मेने मु्ंता की, जो उसकी बात न सुनी । मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम 
ढोंगी हो | में अपने भाई के साथ लड़ रहा था। तम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा 
था ? पेड़ की आड़ में छिपकर यह घोर अन्याय का काम राजकुल में उत्पन्न 
भला तुम्हारे योग्य था ? एक निरप्राती को तमने मार डाला । तुम केसे 
राजा होने योग्य हो ? दशरथ के पुत्र होने की क्षमता तुममें नहीं है 
मृत्यु एक अधर्मी के हाथों हो गई। मैं जानता हूं, तुम कभी मेरे सा 

सकते थे । अगर मझसे कहा होता तो एक दिन में तम्हारी सीता को 
में तुम्हारे पास पहुंचा सकता था। सुग्रीव को प्रसन्‍त करने के लिए तुमने 
मुझ मार डाला। रावण को रस्सी से बांधकर, खींचकर में तुम्हार सामने 
खड़ा कर सकता था। उसने मे थिली को कहीं भी छिपा रखा हो, में उसका 
पता लगवा सकता था। मरना सभी को एक-न-एक दिन अवश्य है, कितु मैं 
अधम से मारा गया। इसमें तुम्हारी भूछ साफ दिखाई देती है। 

इस प्रकार देवेंद्रकमार बालि ने राम को काफी खरी-खोटी सुनाई। 

मरणासन्न बालि का मुखमंडल तेज से चमक रहा था। उसके वक्षस्थलू पर 


ते नें 


है. 


२१६ दद्षरथ-नंदन आओोरास 


इंद्र का दिया हुआ हार सुशोभित था । उस दिव्य माला से, राम के बाण 
और उस बाण से हुए घाव से वालि की कांति और भी बढ़ गई थी । अस्त 
होते हुए सूर्य की किरणों से प्रकाशमान बादलों की भांति उसका शरीर 
शोभावमान हो रहा था। मिद्ठी में गिर पड़ने पर भी वह बड़ा सुंदर था। 
कवि वाल्मीकि ने इस दृश्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। प्राण 
जाते समय घरों की कांति हमेशा से अधिक तीब़ हो जाती है । 

रामचंद्र ने बालि के आरोपों को सुना । वह क्‍या उत्तर दे सकते थे ! 
वाल्मीकि रामायण में लिखा हैं कि राम ने बालि को ठीक-ठीक उत्तर दिये 
और बालि का उससे समाधान हो गया । कितु मुझे वह नीरस मालूम हुआ । 
इसलिए उन इलोकों को में छोड़ रहा हैं। पडितों से इसके लिए क्षमा- 
याचना करता हूं। मनृष्य-जन्म लेने के बाद कुछ-न-कुछ विशेष दु:ख और 
अपवाद का पात्र हरेक को होना ही पड़ता है। भगवान्‌ राम के लिए यह 
घटना वसा ही एक अनुभव है। वैसे तो सुग्रीव ने भी बालि को घायल कर 
ही दिया था। उस पर राम का बाण उसे लगा था | अब मरणावस्था थी । 
. इन सब को किसी तरह सहन करते हुए बालि बोला, “जो हुआ सो हो 
गया, राम ! मेरे लिए एक काम अवश्य करना । मेरा बेटा अंगद मुझे बहुत 
ही प्यारा है। मेरे मर जाने से वह दुखी होगा। सुग्रीव और तुम उसका 
ध्यान रखना । उस बालक को मैं तुम्हें सॉपकर जा रहा हूं। उसको रक्षा 
करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तालाब में पानी के यूख जाने से जैसे कमल 
की लता मुरझा जाती है, मेरा अंगद मेरे बिता बेस ही सूख जायगा। मेरी 
पत्नी तारा से कोई बुरा-भला न कहे । सुग्रीव का व्यवहार अंगद के प्रति 
सम्मानपूर्ण होना चाहिए। बस, मेरे लिए इतना काम कर देना | स्वर्ग में 
बीर लोग मुझ बुला रहे हैं | 

इतना कहकर वानतरों का राजा महाबली बालि सूच्छित हो गया | यह 
बात तो सच थी कि बालि को कोई सामने युद्ध करके जीत नहीं सकता था । 
राम से भी यह अशक्य था। जैसे रावण को देवगण नहीं मार सकते थे, 
उसी प्रकार वरदान के कारण बालि की भी ऐसी ही स्थिति हो गई थी । 


हक ५) ० 


कंत्रंघ ने अपने शाप-मोचन के समय राम से कहा था कि वह सुग्रीव से 
दोस्ती करें । उसकी सहायता से सीता को फिर से पाना संभव हो सकेगा । 
फिर भी यह सवाल तो रहता ही है कि बालि की हुत्या करने की क्‍या 
आवश्यकता थी ? ु 

सुप्रीव से कोई अक्षम्य अपराध नहीं हुआ था । फिर भी अपने श थेर - 


तारा का बिलाप २१७ 


बल के घमंड से बालि सुग्रीव को बहुत सताने लगा था । सुग्रीव ने जब राम 
से इस बात की शिकायत की तब राम ने उसे अभयदान दे दिया था । ऐसी 
अवस्था में बालि को मारता अनिवाय हो गया था। उसको मारता उसी 
ढंग से हो सकता था, जिस ढंग से राम ने मारा । अपनी प्रियतमा की एक 
साधारण इच्छा की पूति के लिए राम को माया-म्ृग के पीछे जाना पड़ा । 
उसके बाद राम को एक संकट के बाद दूसरे सकट का सामना करना 
पड़ा । 
मेरी अल्प-बुद्धि इस विषय पर इससे आगे कुछ नहीं सोच पाती है । 


4 आह पर 
तारा का विज्ञाप 


किप्किंघापुरी में जब लोगों ने सुता कि बालि एक धनुषधारी पुरुष 
द्वारा मारा गया तो सब बड़े भयभीत हो गये | इधर-उधर भागकर छिपने 
लगे। जब रानी तारा ने देखा तो वह लोगों को समझाने लगी, “तुम यह 
क्या कर रहे हो ? आज तक जब कभी लड़ने का अवसर आता था तो तुम 
लोग वालि के आगे-आगे जाते थे। आज इस प्रकार क्‍यों भाग रहे 
हो ? तुम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है। राम ने तो सुग्रीव को राजा बनाने 
के लिए वालि को मारा है। तुम लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ 
सकता | सब अपनी-अपनी जगह पर टिके रहो । 

अपने दुःख को दबाकर रानी ने प्रजा के दिल से आतंक हटाने के लिए 
शब्द कहे । और फिर वह अंतःपुर से निकलकर, बालि जहां चोट खाकर 
मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, वहां जाने लगी । वानरों ने अपनी रानी को 
रोककर कहा, “हम पहले कुमार अंगद का राज्याभिषेक करके उसे राजा 
घोषित करेंगे | गढ़ को सुरक्षित करेगे । वेरीसुग्रीव और उसके साथियों 
को दुगे के अंदर नहीं घुसने देंगे ।” 

कितु तारा ने वानरों को फिर समझाया, “मेरे स्वामी अब नहीं रहे । 
मुझे किसी पद का अब मोह नहीं रहा । मुझे उनके पास ले चलो ।* 

तारा सीधी बालि के पास पहुंची । अपने प्राणप्रिय की दीन अवस्था 
उससे देखी नहीं गई । बालि अभी निष्प्राण नहीं हो गया था । कुछ क्षण शेष 
थे। वह बिलकुल हिल-डुल नहीं रहा था। तारा चीख उठी, “हाय, मेरे 
श्रवीर स्वामी, कितनों को आज तक तुमने हराया था, पर आज तुम मुझे 
छोड़कर चल जा रहे हो ! मैं अब कैसे जिऊंगी ?” 


श्श्८ दद्रथ-नं दन श्रीराम 


वह बालि की देह से लिपटकर रोने लगी। उसका दिल फटा जा 
रहा था । 

उसके शोक में शामिल होने के लिए बालि का पुत्र अंगद भी आ 
पहुंचा । यह देखकर सुग्रीव के मत में अब सचमुच ही बड़ा पद्चात्ताप होने 
लगा । ह 


७0 0 


७ 

हम अपने अनुभवों से देखते हैं कि दुनिया में हेंष के कारण, बदला 
लेने के उद्देश्य से और लोभ के कारण जितने काय किये जाते हैं, उनका 
अंतिम परिणाम दुःख, क्लेश और निराज्या में ही रे जाकर पहुंचाता है । 
अपने संकुचित मतो भावों पर हमें बाद में दुःख होता है, कितु पहले हमें यह 
ज्ञान नहीं होता । 

५ 0 ७ 

तारा रोती ही गई, “हाय मेरे स्वस्व, तुम्हारे साथ मैं भी मर 
जाऊंगी । मेरा अंगद क्यों अनाथ हुआ ? ” 

हनुमान तारा को आश्वासन देने का प्रयत्त करता रहा। बोला, 
“महारानी, आप शोक करना बंद करें। बालि बड़ी ऊंची पदवी पानेवाला 
है। अब अंगद के युवराजाभिषेक की तेयारो होती चाहिए। बालि की 
अंतिम क्रियाएं उचित रूप से होनी चाहिएं। अपने मन को अब इन कासों 
में लगाइये ।' 

“अब मुझे किसी बात का उत्साह नहीं रहा । उत्तर-क्रिया करना और 
अंगद को सुरक्षा आदि सब काम अब सुग्रीव को देखने हैं। एक हजार 
अंगद भी मेरे प्रियतम के बराबर नहीं हो सकते । जिस किसी लोक में मेरा 
पति जायगा, मैं उसी के पीछे-पीछे वहां जाऊंगी। उसी में मेरी प्रसन्‍नता 
रहेगी । तारा ने दुखित स्वर में कहा । 

उस समय बालि ने जरा आंखें खोलीं और सुग्रीव को बुलाकर वड़ी 
क्षीण आवाज में बोला, “सुग्रीव, हम दोनों राज्य को भोगते हुए आराम से 
रह सकते थे, कितु दुर्भाग्य से वैसा हो न पाया । उसमें मेरा दोष अधिक 
था। उसको चर्चा से अब कोई लाभ नहीं | अंगद मेरे लिए और तारा के 
लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उसे मैं तुम्हें सौंपकर जा रहा हूं । तुम- 
जैसा ही वह भी बहादुर है । तुम मेरे स्थान में रहकर उसकी रक्षा करना । 
बस, में तुमसे और कुछ नहीं चाहता । 

“मेरी प्यारी तारा बहुत ही बुद्धिमान है। वह जो कुछ कहती है, वह 
सच निकलता है । बड़ी सृक्ष्म वृद्धिवाली है। राज-काज के विषय में तथा 
अन्य विषयों में उसकी सलाह हमेशा लिया करना । 


तारा का विलाप २१६ 


“बह लो मेरे गले की इंद्र की दी हुई माला। इसे मैं तुम्हें देता हूं । 
उसको पूरी शक्ति अब तुम्हें मिलती रहेगी। में अब चला। तुम्हारे प्रति 
अब मेरे मन में किसी प्रकार का द्व प नहीं रहा | तम्हारा मंगल हो ! 

“बेटा अंगद, मेरे पास तो आओ | सुग्रीव के साथ अच्छा व्यवहार 
करना । प्रेम और सहिष्णता न खोना ।” 

अपने पुत्र को बालि ने उपदेश दिया । 

जंगली पेड़ को काटकर गिराये जाने पर उसके ऊपर द्र म-लताएं जिस 
प्रकार लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार तारा बालि के शरीर के साथ लिपटी 
रही । 

नील ने वालि के वक्षस्थल में लगे हुए बाण को धीरे-से बाहर 
निकाला । पहाड़ से झरने की तरह बालि के घाव से रुधिर की धारा बहने 
लगी । वालि के प्राण उसी क्षण निकल गये । 

तारा के अंतर से एक करुण चीख निकल पड़ी | अंगद से बोली, 
“बेटा, अपने पिता को प्रणाम करके अंतिम विदा ले छो।” और फिर रो 
पड़ी, “क्या मैं सचमुच आज से विधवा हो गई ? मुझसे यह कैसे सहन 
होगा ? प्रियतम, देखो हमारा अंगद खड़ा है। अपना मुंह खोलकर उससे 
कछ न बोलोगे ? 

तारा का दुःख देखा नहीं जाता था। उसका विलाप सुना नहीं जाता था । 
यह सब देखकर सुग्रीव को बढुत ही दुःख हुआ । उसे लगा कि अपराधी 
बह स्वयं है। वह सोचने ऊछगा, मेरे मन के भीतर सदा लोभ बसा 
हुआ था| उससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ठीक तरह से सोचे बिना मैंने 
गफा का द्वार बंद कर दिया और बड़े भाई की सारी संपत्ति अपनाकर 
आराम से रहने रूग गया। मैंने ही उसके क्रोध को बड़ाने का काम किया 
था | तब भी बालि ने मुझे जान से नहीं मार डाला । केवल राज्य से भगा 
दिया था। मुझ छिपकर जीने दिया था । मैंने तो उसे मार डालने का षड्यंत्र 
करके अंत में मरवा ही डाला। मेरे-जैसा पापी दूसरा कोई भी नहीं 
गो सकता । मरते समय भी उसने मुझे अपना राज्य दे दिया। उससे बढ़- 
कर देवेंद्र की दी हुई शक्तिमाला मुझे अपने हाथों से दी । कैसा उद्धार 
हृदयवाला उच्चकोटि का था मेरा भाई ! मैं बड़ा नीच हूं। अपने भाई 
को मैंने मरवां डाला !' 
इस प्रकार सच्चे पश्चात्ताप से सुग्रीव प्रछ्लाप करने छूगा । 
में पता छगे बिना ही हमारे भीतर के काम अर्थात्‌ छोभ से हमारी 
चितनशक्ति का लोप हो जाता है। बुरे निर्णयों पर हम पहुंच जाते हैं । 
बालि के मरने के बाद सुग्रीव यह समझ पाया । अपने अंतःकरण के लछोभ 


२२० दशरथ-नंदन श्रीरास 


से यह सब हो गया, यह समझने में उसे देर न लगी । 
७9 छे ५3 
संस्कृत भाषा में काम' शब्द का हर प्रक्रार की इच्छा के लिए प्रयोग 
किया जाता है । वह हमारा बड़ा भारी शत्रु है। उसे जीते बिना हमें ज्ञान 
की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इयलिए गीता में तृतीय अध्याय के 
अंतिम सात इलोकों द्वारा भगवान्‌ कृष्ण समझाते हैं, “जहि शत्रु महा- 
बाहों कामरूपं दुरासदम्‌ ।” काम के कारण सुग्रीव की बुद्धि भ्रष्ट हुई । 
बालि ने अपनी विवेक-बुद्धि क्रोध के कारण खो डाली। क्रोध में आकर 
उसमे सोच लिया कि सुग्रीव ने जान-बूझकर गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर 
दिया और गद्दी पर बैठकर मौज करने लगा। बालि का क्रोध बढ़ता गया । 
सुग्रीव को राज्य से बाहर निकालकर भी उसका क्रोध शांत न हुआ। 
'भन्यु' अर्थात्‌ क्रोध के कारण उसने कई अनुचित काम किये। 
हमें चाहिए कि हम अपने मन-रूपी दुर्ग के अंदर इत काम और क्रोध- 
रूपी दुश्मनों को कभी प्रवेश न करने दे । तभी हमारी रक्षा हो सकती है। 
सनातनी लोग कम-से-कम साल में एक बार कामो5कार्षीत्‌, मन्यु5- 
कार्षीतू, नारायणाय नमः (काम: अकार्षीत्‌ृ--काम ने मुझे खींचकर धोखा 
देकर पाप कराया; मन्यु: अकार्षीतृ- क्रोध के द्वारा मैं बहक गया, मुझसे 
क्रोध ने पाप कराया ) इस प्रकार जप करते हैं और क्षमा के लिए प्रार्थना 
करते हैं। यह विधि सबके लिए अनुकरणीय है । 
0 0 ७0 
राम कुछ हिचकिचाहट के साथ विछाप करती हुई तारा के पास 
पहुंचे । मन में साहस लाकर वह ऐसा कर सके । 
तारा के मुख के भावों में कोई अंतर नहीं आया। बोली, “हे वीर, 
जिस बाण से मेरे पति को तुमने मारा, उसी से मुझे भी मार डालो, ताकि 
मैं भी अपने प्रियतम के पास पहुंच जाऊं। स्वर्ग में भी मेरा पति मेरे बिना 
सुखी नहीं होगा। स्त्री-हत्या के पाप से न डरो । एक वियोगिनी स्त्री को 
उसके पति के पास पहुंचाने का पुण्य ही तुम्हें मिलेगा । तुमने मेरे पति को 
जिस ढंग से मारा, वह धर्मयुकतत न था। उसके बदले में अब तुम मुझे 
अपने पति के पास पहुंचा दोगे तो वही तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त होगा। मैं 
अपने बालि के बिना कैसे जिऊंगी ? ” ये वचन शुर वानर की पटरानी के 
स्वथा योग्य थे । 
छ श ७ 
वाल्मीकि रामायण में यहां पर कहा गया है कि तारा राम की अवत्तार- 
महिमा को समझती थी। परंपरागत विश्वास यही है कि बालि की पत्नी 


तारा का विलाप २२१ 


तारा, लक्ष्मण की मां सुमित्रा की तरह, एक ज्ञानी स्त्री थी। अपने पति की 
हत्या करनेवाले पर प्रारंभ में तारा को घृणा और क्रोध हुआ था, कितु 
राम के जब उसे दर्बन हुए तो उसका मत साफ हो गया। 

हम इन वर्णनों को कहानी समझकर पड़ेंगे तो हमें कुछ रस नहीं 
मिलेगा। भक्ति-मार्गवालों को यह सब बहुत ही स्वाभाविक मालूम होता 
है। गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि शिवजी पार्वती से कहते हैं, “उमा 
दारु जोषित की नाईं। सर्वाहि नचावत राम गोसाई । हम असल में कठ- 
पुतली के समान ही हैं, हमें प्रभु अपने मत के अनुनार नचाता है । 

दुनियादारी के ढंग से सोचा जाय तो भी तारा ने बड़ी बृद्धिमानी से 
अपने क्रोब को रोका । जो काम अब संभालने को था, उसे संभाला | बड़ी 
तीक्ष्ण बुद्धिवाली, राजतीति समझनेवाली तारा ने देखा कि बालि तो अब 
रहा नहीं । किसी प्रकार से, दवेच्छा से ही सही, सुग्रीव को राम की मेत्री 
मिल चुकी है। अंगद के लिए सुग्रीव के साथ विरोध करना विनाश की 
ओर जाना है| नीनिशज्षास्त्र के चार उपायों में से तारा ने अब 'साम' का ही 
प्रयोग किया । भावावेश में आकर उसने नहिष्णुता नहीं खोई । राम को 
कट वचन नहीं सुताये। अंगद के लिए उसने मार्ग सुगम बताया । 

बालि की उत्त र-क्रियाएं बड़े सम्मान के साथ की गईं। मंगलस्नान 
कराकर किष्किधावासियों ने सुप्रीव को राजमुकुट पहनाया और अंगद को 
युवराज घोषित किया । 

हे ३ 0 

वर्षाकाल का प्रारंभ हुआ। सुत्रीव और उसके साथी किध्किधा में 
मौज से दिन बिताने लगे । राम और लक्ष्मण पर्वत की एक गुफा में रहने 
लगे। नदियों में बाद आ जाने के कारण जंगली मार्गों में आना-जाना 
असंनव-सा हो गया था, इसलिए सीता को ढंढने का काम कुछ समय के 
लिए रुक गया। करने के छिए कुछ भी काम न होने के कारण राम सीता 
की बहुत अधिक याद करने लगे और याद में दुखित होने छगे। लक्ष्मण बार- 
बार राम को समझाते रहे कि वर्षा ऋतु पूरी हो जाय तब तक धीरज रखें। 

चाहे जीवन में बड़ें-से-वड़े दुःख का भी सामना करना पढ़े तो भी 
समय एक ऐसा वरदान है, जिससे मनुप्य अपने दुःख को भूलकर अन्य 
कार्यो में प्रवृत्त हो जाता है। यदि हम दुःख को कभी न भूलते तो दुःख के 
ऊपर दुःख पहाड़ की तरह बढ़ता चला जाता और हम उसके नीचे दबकर 
नरक-यातना भोगते रहते। इसी नियम के अनुसार सुग्रीव और उसके 
साथी, तारा आदि सब-के-सब बालि के वियोग को भूलने लगे और आराम 
से किप्किधा में उनके दिन बीतने लगे। 


२२२ दशरथ-नंदन श्रीराम 


केवल हनुमान के मन में चिता लगी रही । राम के कार्य को वह नहीं 
भुला था। सुग्रीव को उचित समय पर याद दिलाने की राहु वह देख रहा था। 

वर्षा ऋतु बीत गई । आकाश अब शुश्र दिखाई देने लगा। बादल हट 
गये। पक्षीगण अपने-अपने आश्रय-स्थानों से बाहर आकर बोलने लगे। 
बुद्धिमान तथा धर्मंपथ में रहनेवाला मारुति सुग्रीव के पास पहुंचा । 

राज्य के सभी काये सुग्रीव ने मंत्रियों को सौंप दिये थे। वह निश्चित 
होकर अंतः:पुर में भोगों में लिप्त हो गया था। उसके पास जाकर हनुमान 
ने विनय से अपनी बात निवेदन की । वह जानता था कि प्राणी कितने भी 
बुद्धिमान और भले हों, ऐश-आराम में मस्त हो जाने पर अपना कतेंव्य 
भूल जाते हैं । द 


; परप् :; 
क्रोध का शमन 


हनुमान ने सुग्रीव से निवेदन किया, “आपको अपने पूर्वजों का राज्य 
मिल गया | अपपका अधिकार अब स्थायी रूप से स्थापित हो गया, पर 
एक काम अभी शेष है । वह यह कि मित्रों को प्रसन्‍त्र करके उनकी मैत्री 
को और सुदृढ़ बना लेता चाहिए। तभी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और 
राज्य का बल बढ़ेगा । मित्रों को आपने जो वचन दिये हैं, अपने आराम का 
त्याग करके भी उनका पालन करना आवश्यक है। तभी आपके प्रति उन 
लोगों का आदर-भाव हो सकता है। समय से पंहले ही मित्रों का काम करके 
आपको दिखा देना चाहिए। विलंब से काम बिगड़ता है। उसका आनंद 
चला जाता है। वे छोग आपके दिये हुए वचन की याद दिला दें, उससे 
पहले ही आप उनके कार्य में लग जाय॑, इसी में श्रेय है। बुद्धिमत्ता भी उसी 
में है। आप सब-कुछ समझते हैं । हमें यह कभी नहीं भूल जाना चाहिए कि 
राम ने हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया है। हमें चाहिए कि अब 
उनके काम में एकदम लग जाय॑ । इसकी प्रतीक्षा में न बैठे रहें कि वह खुद 
हमें याद दिलायें। वर्षा ऋतु बीत चुकी है। अब विलंब का हमारे पास 
कोई कारण नहीं रहा । सीता को ढंढने के कार्य में हम सबको अब रूग 
जाना चाहिए। राम ने काफी सहिष्णुता दिखाई है। अब हमें और देर न 
करनी चाहिए। राम ने आपके शत्रु को मारा था। उस काम में काफी 
खतरा था। उसमें उनको अपवाद का भी सामना करना पड़ा। फिर भी 
उन्होंने अपने वचन का पालन किया। हमें भी अपने दिये हुए वचन के अनु- 


क्रोध का शमन २२३ 


सार राम की पत्नी की खोज में निकछ पड़ना चाहिए ।” 

बड़े विनय के साथ सुग्रीव को हतुमान ने नीति समझाई। सुग्रीव को 
भी हनुमान की बात उचित लगी । ठीक समय पर याद दिलाने के लिए उसने 
मारुति को धन्यवाद दिया और सेना इकट्ठी करने की आज्ञा दी । 

फिर सुग्रीव ने नील को बुलाकर आदेश्ञ दिया, “सारी दुनिया में सीता 
की खोज करो । सीता मिलनी चाहिए। चतुर वानरों को एकदम बुला लो। 
जो एकदम नहीं आ जाते, उन्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा । ऐसा आदेश 
देकर सुप्रीव फिर अपने अंतः:पुर में चला गया। 

उधर राम और लक्ष्मण ने सोचा था कि वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही' 
सुग्रीव सीता को ढुंढने के लिए चारों दिज्ञाओं में अपने सैनिकों को भेज देगा । 
दोनों भाई आतुरता के साथ प्रतीक्षा में थे कि कब वर्षा ऋतु समाप्त होती 


है । 

वर्षाकाल निकल गया । सारा बन-प्रदेश फिर से खिल उठा। राम 
सीता की और भी याद करने लगे, “मालूम नहीं मेरी प्यारी सीता कहां 
पर है और कितने कप्ट में है । मेरे साथ रहकर उसने दंडका रण्य को एक 
उद्यान समझा था | कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की। यह वानर 
राजा तो अपने अंतःपुर में मदिरा और स्त्री के चंगुल में मस्त पड़ा है। मुझे 
तो बह बिलकुल भूछ ही गया लगता है। बड़ा वीच प्रकृति का मालूम होता 
है । लक्ष्मण, अभी किप्किंधरा जाओ और सुग्रीव से मिलो। उससे पूछो कि 


न 
_ 


मामला क्या है? बालि जहां पहुंचा है, वहीं उसे भी जाने की इच्छा हो रही 
है वथा ? उससे कहना कि मैंने यह पुछवाया है। कहना कि वह उपकार को 
भूल जाने से अधोगति पानेवाला है। यह भी उससे कहना कि वर्षा के चार 
महीने राम ने चार यूग की तरह बिताये हैं | तू और तेरे साथी भोगों में 
मस्त होकर राम के क्रोध को उत्तेजित कर रहे हैं। और इस प्रकार नाश 
की ओर जा रहे हैं।” इतना कहकर आवेश में राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव 
के पास भेजा । 

लक्ष्मण राम के शोक और क्रोध को लूकर सुग्रीव के पास जाने ही 
वाले थे कि राम ने कुछ विचार किया। लक्ष्मण के स्वभाव को वह अच्छी 
तरह जानते थे । इसलिए उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, “सुग्रीव के साथ 
बात करते हुए कट्ठु शब्दों का प्रयोग न करना। कुछ भी हो, हमने उसके 
साथ मित्रता की है । उसकी भूलों को उसे समझाओ | क्रोध को शांत रखकर 
बातचीत करना ।” 

लक्ष्मण ने मान तो लिया, कितु उनके मन में भी बड़ा युस्सा भरा हुआ 
था| वह किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे । 


२२४ ह दर रथ-नंदन श्रीराम 


सशस्त्र और कोपमुद्रा में लक्ष्मण को देखकर वानर भयभीत हुए । वह 
किले की रक्षा करने के लिए उद्यत हो गये | वानरों के इस व्यवहार से 
लक्ष्मण का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ वानर सुग्रीव के पास दोड़े गये और 
बोले, “राजन, लक्ष्मण बड़े गुस्से के साथ तीर-कमान लेकर आया हुआ 
है। हमारे रोकने पर भी रुका नहीं । नगर के अंदर आ गया है । 

वानरेंद्र सुग्रीव भोग में लिप्त था | वानरों ने उससे जो कहा, उसका 
मतलब वह समझ ही नहीं सका । 

इस बीच वानर सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्थाएं खूब जोरों से होने 
लगीं, जो लक्ष्मण की क्रोधाग्ति में घी का काम कर रही थीं। रुकावट की 
चिता न करके लक्ष्मण नगर के अंदर घुस गये। सदभाग्य से पहुले-पहल 
अंगद को उन्होंने देखा | उसे देखकर उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। बड़े 
प्यार से अंगद से उन्होंने बातें कीं, “वत्स, वानरराज सुग्रीव को बताना कि 
राम के दुःख से दुःखी उनका भाई लक्ष्मण राजा से भेंट करना चाहता है।” 

अंगद तत्काल सुग्रीव को संदेश सुनाने गया, पर नशे में चुर सुग्रीव 
को वह सचेत न कर पाया। मंत्रियों को बुलाकर वह सलाह करने लगा कि 
अब क्‍या किया जाय। हनुमान और दूसरे मंत्री फिर सुग्रीव को बार-बार 
समझाकर उसे होश में लाने का प्रयत्द करने लगे । 

सुग्रीव बोला, “मैंने क्या भूल की है ? राम-लक्ष्मण मुझसे क्यों नाराज 
हो गये हैं ? यह किसी शत्रु का काम है। अवश्य किसी ने मेरे विरुद्ध राम 
के कान भर दिये हैं । 

हनुमान ने सुग्रीव को समझाया कि गलती वानरों की तरफ से अवश्य 
हुई है। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर भी किसी ने राम के पास पहुंचकर 
यह नहीं पूछा कि वह कैसे हैं ? उनके किये हुए उपकार को हमने याद नहीं 
रखा। उनके दुःख में सहायता करने की वानरों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे 
हम भूले नहीं तो भी विलंब तो कर ही दिया। इसलिए उसके लिए राम 
से हमें क्षमा मांगनी चाहिए । 

सुग्रीव ने लक्ष्मण को महल में लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा । 
लक्ष्मण नगर के भीतर से होकर राजभवन के अंतः:पुर के द्वार तक पहुंचे । 
नगर की विशेषता और शोभा से लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए । अंतःपुर के 
द्वार पर खड़े होकर उन्होंने अंदर से आनेवाले बाजों और हँसी-विनोद 
की आवाजें सुनीं। उन्हें इससे बहुत चिढ़ हुई। स्त्रियों से भरी जगह में 
प्रवेश करने में उन्हें सहज ही संकोच' हुआ । अपने आगमन की सूचना देने 
के लिए उन्होंने धनष की प्रत्यंचा खींचकर टंकार की । | 


क्रोध का हमन २२४५ 


हिल गई । सुग्रीव घबरा गया। उसने तारा से कहा कि वह पहले जाकर 
लक्ष्मण से मिले । $ 

तारा लक्ष्मण के पास पहुंची | व्यवहार-कशलता, बात करने के ढंग 
तथा रूप-लावण्य में तारा की तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। वह 
लक्ष्मण के सामने आई और बोली, “सग्रीव ने गरीबी और झत्र के भय से 
आक्रांत होकर बरनों बिताये हैं । उसकी प्रतिक्रिया ही यह समझ लीजिये । 
वह अब सदिरा और अन्य भोगों में चूर पड़ा है। आप छोगों की सहायता 
से उसे सब-कुछ मिल गया है। गलती उसकी अवश्य है, कितु वह अक्षम्य 
नहीं । आप उस पर क़ोध न करें। अब उसकी बृद्धि-अ्रष्ट की-सी अवस्था 
है। प्रशावान होकर आप उसकी च्रटियों को सहन करे। वह आपको दिये 
हुए वचन को भूला नहीं है। चारों तरफ से सैनिकों को इसी काम के लिए 
वुल्ता भेजा है ! सीता को ढंढने का काम सफरूता से हो जायगा । इसमें आप 
तनिक भी शंका न करें । राजकुमार, आप अंदर पधारे और राजा से मिले । 

लक्ष्मण का क्रोच शांत हुआ | वह तारा के साथ अंदर गया । उसके 
सौम्य मुखमंडल को देखकर सुग्रीव बहुत प्रसन्‍त हुआ । अपने आसन से 
उतरकर सामने आया और लक्ष्मग का उचित रूप से स्वागत किया । हाथ 
जाइकर बाला, “रझस कोई अपराध हथ हो तो, राजकुमार, मझ क्षमा 
कर । राघधवंद्र की मेत्री और घरता के बिना मैं तो कहीं का न रहता | यह 
राजगदां मुझ राम के कारण ही मिली हुई है, यह में कभी भूल नहीं 
सकता। मैं जानता हूं कि मेरी सहायता के बिना ही राम रावण को हराने 
की शब्रित रखते हैं। में और मेरी सारी सेना राम के नेतृत्व में राम के पीछे 

छि जायगी | रावण अब बच नहीं सकता। मुझसे जो विलंब हो गया 

उसके लिए क्षमा चाहता हैं । 

सुग्रीव की बातों से लक्ष्मण बहुत प्रसन्‍न हुए। बोले, “सुग्रीव, तुम तो 

हादुरी में राम के बराबर हो। ऋष्यमृक चलो, राम से मिलकर उनके 

साथ छुछ ऐसी बातें करो, जिससे वह अयना दुःख भूल सकें ।/ 


0 


० । 


[७ । 
ग्रीव और लक्ष्मण एक ही पालकी में वेठकर राम के पास पहुंचे । 
सुप्रीव ने राम से कहा कि सीता को ढूंढने की सारी प्रारंभिक तैयारियां हे 
- गई हैं । राम को संतोप हुआ। संग्रीव से बोले, “तुम्हारे-जेसा मित्र पाना 
बड़ा दुर्लभ है। बादल जेसे पाती बरसाकर और सूर्य जैसे अंघेरी रात को 
टाकर लोगों के दिलों को आह्वादित करते हैं, उसी प्रकार मित्र प्रतिफल 
की अपेक्षा किये बिना, सहायता करता है । अब तम्हारी सहायता से हम 
रावण पर अवद्य विजय पायेंगे । 


२२६ दशरथ-मनंदन श्रीराम 


जव राम इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सुग्रीव की आज्ञा से वानर- 
समृह दूर के वन, पहाड़ और समुद्र-तटों से वहां पर आकर जमा होने लगे। 
उनसे उठी धूछ से आकाश छिप गया । अंघेरा-सा हो गया । 

बंदर तरह-तरह के रंगों के और भिन्न-भिन्न आकारों के थे। उनमें 
विभिन्‍न प्रकार के रीछ भी थे। असंख्य गिनती में सब आकर जमा होने 
लगे। सबके ठहराने की व्यवस्था सुग्रीव को करनी पड़ी । जिसको जो बताना 
था, वह भी सुग्रीव ने किया। सुग्रीव ने आठ सेनापतियों को चुना । उनके 
साथ सेनिकों को लगाकर आठों दिशाओं में सीता को ढूंढने की आज्ञा दी । 

0 | 0 

यहां पर एक बात समझाने को आवश्यकता है। पुराने समय में यह 
प्रथा थी कि कुछ राजकुलों में तथा अन्य कुछ जातियों में भाई के मरने के 
बाद उसकी पत्नी को, छोटा या बड़ा भाई, जो कुटुंब का मालिक हो, 
अपना लेता था । समय और आवश्यकताओं के अनुसार प्रथाएं चल पड़ती 
हैं। इसलिए हमें इन बातों को पढ़ते समय संकुचित मनोभाव नहीं रखना 
चाहिए । वाल्मीकि की कथा के अनुसार बालि की पटरानी तारा सुग्रीव 
की रानी बन गई थी। वानर-जाति की रूढ़ि के अनुसार और अंगद की 
भलाई के उद्दश्य से अथवा लोकापवाद से बचने के लिए तारा ने यह किया 
होगा। हम इस पर नाक-भौं क्‍यों सिकोड़ें ? विधुर कितनी ही बार विवाह 
कर ले, हम उममें आपत्ति नहीं देखते | वाल्मीकि के कथनानुसार बालि के 
मरने के बाद तारा सुग्रीव के अंत:पुर की रानी बन गई और सुग्रीव और 
अंगद दोनों की अपनी सुतीक्षण वृद्धि द्वारा भली प्रकार देखभाल करने 
लगी। 

कितु कंबन की रामायण में तारा का दूसरे प्रकार का चित्र है, जो हमें 
बहुत पसंद आ सकता है। वहां तो तारा वेबव्य-व्रत और नियमों को पालती 
हुई निर्मल चारित्रयवाली राजमाता के रूप में ही चित्रित की गई है। 

कंबन का यह चित्र एकदम निराधार नहीं है। वाल्मीकि रामायण में 
ही बाद में सूंदर-कांड (सर्ग १३, इलोक २८) में यह कहा गया है कि जब 
सारी जगह दूढने पर भी सीता नहीं मिलीं तो हनुमान की समझ में नहीं 
आया कि अब क्या किया जाय । यदि वह किष्किंधा पहुंचकर यह कह दे 
कि सीता नहीं मिली तब क्या-क्या हो सकता है, इसका विचार वह करने 
लगा। वाल्मीकि कहते हैं, “हनुमान सोचने लगा कि सीता को न ढूंढ पायेंगे 
तो सुग्रीव का मरना निश्चित है सुग्रीव मर गया तो उसकी पत्नी भी 
अवश्य मर जायगी। जब से बालि मरा है तब से दुःख से दिन-पर-दिन 
तारा भी क्षीण होती चली जा रही है, और जिंदगी से अब ऊब गई है। 


सीता की खोज प्रारंभ २२७ 
फिर कैसे जीयेगी ?” 
पीडिता भव शोकेव रूसा त्यक्ष्यति जीवितम । 


वालिजेन तु दुःखेन पीडिता जोक कशिता ॥ 
पंचत्वं च गते राज्ञषि तारा अपि न भविष्यति । 


भत्र है कि इस इलोक के आधार पर ही कंबन ने पटरानी प्राज्ञी तारा 
को वाल्मीकि से कुछ भिन्‍न रूप में चित्रित किया हो 


; प६ : 
सीता की खोज प्रारंभ 


“राम, यह लाखों-करोड़ों की सेना जो तुम देख रहे हो, समझ लो कि 
तुम्हारी ही है। अद्भुत बलवाले इन सेनिकों को अपने ही सेवक समझ- 

कर इनसे जो काम चाहो ले सकते हो। तुम्हारा काम करने की ये पूरी 
दक्ति और इच्छा रखते हैं। सुग्रीव ने कह 

आनंदमग्न होकर राम ने अपने मित्र को गले से छूगा लिया । बोले, 
'सुग्रीव, पहले तो हमें इस बात का पता रूगाना होगा कि सीता जीवित है 
या नहीं । यदि जीवित है तो रावण ने उसे कहां छिपाया है। रावण इस 
समय कहां पर है. यह भी हमें मालूम हो जाना चाहिए। जब इन बातों का 
हमें पता रंग जाय तब फिर सोचगे कि आगे क्या कर। सेना को जो कुछ 

दा देना होगा वह तुम दीगे, में या लक्ष्मण नहीं दे सकते, क्योंकि राजा 
तुम हो । इस काये में तुम निपुण भी हो | मेरा और लक्ष्मण का अहोभाग्य 
है कि तुम्हारे-जैसा मित्र मिल गया ! 

सुग्रीव ने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे कोई भी जगह बिना देखे 
तन छोड़े । अकग-अलछग सेनापति बड़ी सेता के साथ अलग-अछग दिशाओं में 
निकल परे और सफलता प्राप्त करके ही कौट। देर न लगायें। सभी 
सेनापतियों को इस प्रकार सीता को ढूंढने के काम में नियुक्त कर संग्रीव ने 
हनुमान को अछूग बुलाकर कहा, “हे पवनसुत, मैंने क्यों को सीता की 
खोज में भेज तो दिया है, किंतु मैं इस कार्य को सिद्धि के लिए केवल तुम्हारे 
ही ऊपर भरोसा रख रहा हूं। यह कार तुम्हारे सिवा और किसी से नह 
हो सकता । अपने पिता वायु भगवान्‌ से तुम्हें अति तीत्र गति प्राप्त हुई है । 
तुम अपने पिताजी के समान तेजस्वी भी हो। हे हनुमान, तुम्हारे समान 
दूसरा कोई नहीं। बल, पराक्रम, बुद्धि और ज्ञान, ये सभी गुण 


२ २ > दशरथ-नंदन श्रीराम 


तुममें विद्यमान हैं। बस, अब सीता को ढूंढने का यह काम तुम अपने ही 
ऊपर समझों । 

रामचंद्र की भी हनुमान पर विशेष आस्था थी। उन्होंने सोचा क्रि 
कसा भी विध्त आ पड़े, हनुमान किसी-त-किसी प्रकार से उसे दूर कर 
देगा। अंगुली से अपनी मुद्रिका उतारकर रामचंद्र ने हनुमान के हाथ में 
देते हुए कहा, “हे मारुति, मेरी यह अंयूठी अपने साथ ले जाओ। तुम इसे 
मेरी बंदेही को दिखाओगे तभी वह विश्वास कर सकेगी कि तुम मेरे 
द्त हो ।' 

विरह और शोक-संतप्त दशरथ-नंदन श्री राम को पूरा विश्वास था कि 
मारुति अवश्य सीता से मिलेगा और उससे सान्‍्त्वना के कुछ शब्द कहेगा । 
इसीलिए उन्होंने अपनी नामांकित अंगूठी हनुमान के हाथ में दे दी। उस 
दृश्य का वर्णव करता कठित है। पवनसुत ने बड़ी भक्ति के साथ उसे 
लिया। श्रीराम के चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया और उनसे आज्ञा 
लेकर चल पड़ा । 

सब सेनानायकों को सुग्रीव की कड़ी आज्ञा थी कि कहीं भी हो, सौता 
को अवश्य ही ढंढना होगा । एक महीने के अंदर ही राजा के पास सीता की 
खबर पहुंचनी चाहिए। छत्तों से जैसे मधुमक्खियां निकल पड़ती हैं, उसी 
प्रकार वानर उस प्रदेश से सभी दिशाओं में चल पड़े । 

दशतबली उत्तर दिश्ञा में गया, विनत पुरब की ओर अपनी सेनासहित 
कूदता हुआ चल पड़ा, सुपोण पश्चिम की तरफ और हनुमान, अंगद और 
तारक दक्षिण दिश्वा में। एक से बढ़कर दूसरे को राम के कार्य में उत्साह 
था। बड़े कोलाहल के साथ वे चल पड़े । जब इस प्रकार सब निकल गये 
तब राम ने सुग्रोव से पूछा, “मित्र सुग्रीव, जब्र तुम अपने सेनानायकों को 
दुनिया के सभी भागों का वर्णव करके वहां पहुंचने की आज्ञा सुना रहे थे, 
सुनकर में आश्चयं चकित रह गया। उससे पता लगा कि तुमने तो सारी 
दुनिया का भ्रमण किया है। तुमने यह सब कब किया था ? मुझे सुताओ ।” 
.. “राम, बालि मुझे एक भी जगह टिकने नहीं देता था । जहां भी जाकर 
छिप, वहीं जाकर वह सुझे मार भगाता था। इस प्रकार मुझे पृथ्वी के एक 
कोने से दूसरे कोने तक भागते रहना पड़ा। इसी कारण मैं सभी जगहों से 
परिचित हूं। आखिर में मुझे पता चला कि यहीं पास में मातंग ऋषि के 
आश्रम के आस-पास बालि नहीं पहुंच सकता था। इसलिए मैं यहां आकर 
रहने रूगा । 

हट 0 ७ 


जो वानर उत्तर, पूर्व और पर्चिम दिद्ञाओं में गये थे, एक महीने की 


सीता की खोज प्रारंभ .. २१२६ 


निष्फल खोज के बाद सुग्रीव के पास वापस आकर कह गये, “सीता हमें 
कहीं भी नहीं मिली | मालम होता है कि इसका यश हनुमान ही को 
मिलेगा। रावण सीता को दक्षिण की ओर ले गया लगता है। हनुमान अभी 


बम 


वापस नहीं आया । देखें, क्या खबर लाता है ।”' 


रामचंद्र और लक्ष्मण अब हनुमान के लोटने और उससे खबर सुन 
की आज्ञा में रहने लगे। 

सेनापंति तारक और उसकी सेना तथा अंगद और हनुमान दक्षिण का 
प्रदेश छानते हुए आगे गये। उन लोगों ने विध्याचल की प्रत्येक गुफा में 
घुसकर देखा । कोई वन न छोड़ा । आगे बढ़ते गये। एक रेगिस्तान में 
पहुंचे। एक ऋषि के ज्ञाप से वह स्थात एकदम उजड़ गया था। पेड़-पौधे, 
पशु-पक्षी कोई जीव वहां देखने में न आया । वहां से एक दूसरे विचित्र प्रदेश 
में पहुंचे । वहां एक महाकाय असुर वानरों को देखकर उन्हें पकड़कर खाने 
के लिए दौड़ा। वानरों ने सोचा कि वही रावण होगा । अंगद ने राक्षस के 
गाल में एक ऐसे जोर का घूंसा जमाया कि वह वहीं खतम हो गया । वानर 
बड़े खुश हुए कि रावण मर गया। सारे वन में सीता की खोज की, किंतु न 
सीता मिली, न उनका कोई चिह्न ही । 


कई बार वानर निराशा और थकान से उदास-चित्त होकर बैठ जाते 
थे। उन सबको अंगद और गंबभादन नामक वीर साहस दिछाते थे। फिर 
सब-के-सब खोज में जुट जाते थे। इस प्रकार कई दिन बीत गये। 'सीता 
तो मिली नहीं । न जाने हमें सुग्रीव किस प्रकार का दंड दे डालेगा । अब 
क्या किया जाय ?” सबके मन में चिता होने लगी । वे अब बहुत दूर दक्षिण 
में चले गये थे । 

भूख और प्यास से वेचारे बंदर बहुत थक गये थे । तब एकाएक उन 
लोगों की नजर एक गुफाद्वार पर पड़ी, जहां से नाना प्रकार के पानी के 
पक्षी बाहर आ रहे थे । उनके शरीर पर कमल का पराग लगा हुआ था ओर 
कमल की सुगंधि भी आ रही थी। उससे सबने यह निष्कर्ष निकाला कि 
गुफा के भीतर अवश्य कोई जलाशय होना चाहिए। प्यासे तो सब थे ही, 
अंदर घुस पड़े । गुफा के भीतर घोर अंबकार था। एक-दूसरे का हाथ 
पकड़कर वे भीतर काफी दूर तक चलते गये । उनमें से कई वानर 'हाय, बड़ी 
प्यास लगी है' कहकर अति दीन स्वर में पुकारने लगे । तभी एकदम कुछ 
प्रकाश-सा दिखाई दिया। प्रकाश बढता गया। कुछ और आगे जाने पर 
वहां पर एक बड़ा ही मनोहर उद्यान मिला । उसके बाद वहां पर आश्चये- 
चकित करनेवाले बड़े-बड़े भवन दिखाई दिये । सड़कें लंबी-चौड़ी थीं । वहां 


न ँ 


२३० दशरथ-नंदन श्रीराम 


बहुत ही अद्भुत्‌ एक नगर दिखाई दे रहा था। सोना, चांदी और धन-धान्य 
के ढेर लगे थ । 

वहीं एक जगह एक बहुत बूढ़ी तपस्विनी वल्कल धारण किये कृष्णा 
जिन पर समाधि लगाकर बैठी थी। उसे देखकर सबको कुछ डर-सा लगने 
लगा । 

हनुमान ने हिम्मत की । बोला, “मां, आपको नमस्कार करता हूं । आप 
अपना परिचय दे सकती हैं ? इस विचित्र गुफा और अपने बारे में हमें कुछ 
बताइये । हम बहुत ही भूखे और प्यासे हैं। पानी की आशा में इस गुफा 
के अंदर घुसकर आये हैं। यहां के सोने के मह॒ल्ों से हमें कुछ डर-सा लग 
रहा है।' 

तपस्विनी बोली, “हे वानर, इस गुफा में प्रवेश करके यहां पहुंचना 
आसान काम नहीं । तुम लोग कैसे आ गये? यहां पर अच्छा ठंडा पानी बहुत 
है। पी लो। स्वादिष्ट फल भी कई प्रकार के हैं। पेट भरकर खाओ। तुम 
लोगों की थकावट दूर हो जायगी। यह जो अद्भुत भवन तुम देख रहे 
हो, सब दानवों के विश्वकर्मा मय के बनाये हुए हैं। उसने यह कछा 
शुक्राचार्थ से सीखी । इस निर्माण-कला में वह बहुत निपुण है । यहां पर वह 
कई वर्ष रहा। बाद में इंद्र और मय के बीच युद्ध हुआ । उसमें मय मारा 
गया। इंद्र ने इस भवन को अपनी प्रेयसी हेमा नाम की अप्सरा को दे दिया । 
हेमा मेरी सखी है। इस भवन और बागों की वही मालकिन है। आजकल 
हेमा देवलोक गई हुई है। आप लोग कहां से आये हैं ? भूखे-प्यासे क्‍यों 
फिर रहे हैं ? पहले कुछ खा-पी लीजिये, फिर बताइये ।”” 

तपस्विनी वृद्धा ने वानर-समृह को खूब खिलाया-पिछाया। सबने 
पहले तो पानी पिया और फिर भरपेट फल खाये। खूब ताजगी आ गई । 
बाद में हनुमान ने तपस्विनी स्वयं प्रभा को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया । 

“महाराज दशरथ-नंदन श्रीराम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई के 
साथ किसी कारण से राज्य-पदवी को छोड़कर वववास कर रहे थे । एक 
दिन एक राक्षस सीता को उठाकर ले गया। उसको ढूंढते हुए राम और 
लक्ष्मण, हम जहां थे, वहां आये। बानरेंद्र सुग्रीव और राम के बीच में 
मित्रता हो गई। हम लोगों को सुग्रीव ने सीता को ढूंढने के काम में लगाया 
है। हमें उसके लिए जो समय दिया गया है वह अब पूरा होने को आ गया 
है। सुग्रीव बड़ा कठोर शासक है। अवधि के भीतर हम उसकी आज्ञा का 
पालन न करेंगे तो वह हमें मार डालेगा। हमें इधर से बाहर निकलने का 
मार्ग बताइये। यहीं पर हमारा काफी समय निकल गया है।” 

तपस्विनी ने उत्तर दिया, “बाहर से जो भी आदमी यहां भाता है, वह 


निराशा और निश्चय २३१ 


जिंदा वाहर नहीं निकलता । इस गुफा की यही विज्येषता है । फिर भी तुम 
लोगों के कार्य की मैं सफलता चाहती हूं। अपने तपोबल से तुम लोगों को 
यहां से बाहर निकाल दूंगी | सब आंखे बंद कर लो ।' 

सव वानरों ने आंखें मूंद छीं। खोलीं तो साध्वी के तपोबल से सबने 
अपने को दक्षिण सागर के किनारे पाया । 


+ ४७ : 
निराशा ओर निश्चय 


वानर-वीरों ने समुद्र-तट के चारों ओर निगाह डाली । उन्हें पता चला 
कि वर्षा के बाद, सर्दी का मौसम भी समाप्त हो रहा है । वर्संत का प्रारंभ 
था। इस विलंब से वे बड़े घबराये। अंगद बोला, “सुग्रीव ने जो समय 
दिया था वह तो कभी का खतम हो गया | अब हम क्या करें ? अब इतनी 
देर बाद सीता की भी कोई खबर लिये विना किष्किंधा पहुंचे तो सुत्रीव 
कम-से-कम मुझे तो मार ही डालेगा। मुझे वह दिल से तो चाहता नहीं है । 
राम के डर से उसने मुझे युवराज बना दिया है। वहां जाकर उसके हाथ से 
मैं क्यों मरूं ? मेरी तो यही राय है कि यहीं पर प्रायोपवेशन करके प्राण 
छोड़ द्‌ । 

कडयों को युवराज अंगद की यह बात पसंद आई, पर सेनापति तारक 
को यह ठीक न लगी । वह बोला, “नहीं, व्यर्थ हो हम क्‍यों मरें ? चलो, 
सब-कै-सब वापस तपस्विनी स्वयंप्रभा की गुफा में ही चलते हैं । वहां आराम 
से हमारे दिन कट जायंगे। किसी चीज को वहां कमी नहीं है । वहां पर 
सुग्रीव की भी पहुंच नहीं हो सकती । आगे की जिंदगी आराम में बितायेंगे । 

पर हनुमान को यह बात पसंद नहीं आई । वह बोला, “तारक, तुम्हारी 
बात अनुचित है। क्‍या अपने परिवार को किध्किधा में छोड़कर इतनी दूर 
गुफा में खा-पीकर मौज करोगे ? उसमें कौन-सा मानसिक आराम तुम्हें 
मिलेगा ? सुग्रीव को अंगद पर कोई रोष नहीं है । वास्तव में सुग्रीव बहुत 
ही भर् स्वभाव का है। उससे हम डरे नहीं । मान ले कि वह हमें प्राणदंड 
दे देगा । पर गुफा के भीतर भी तो राम-लक्ष्मण की सहायता से उसकी पहुंच 
हो सकती है । हम सबने लक्ष्मण को क्रोधावस्था में देखा है । मैं तो कहता 
हूं कि हम सुग्रीव के पास ही वोपस चले । उससे ही क्षमा-प्रार्थना करेगे। 

अंगद ने यह प्रस्ताव नहीं माना। बोला, “हनुमान का कहना ठीक 
नहीं । सुग्रीव मुझ पर तनिक भी दयाभाव नहीं दिखायेगा। मुझे तो मार- 


२३२ ' दशरथ-नंदन श्रीराम 


कर ही छोड़ेगा | सुग्रीव बड़े ही क्रर स्वभाव का है। मेरे पिता बालि को 
उसने जिस प्रकार मरवाया था उसी प्रकार कोई-न-कोई बहाना लेकर मुझे 
भी मारने का प्रयत्न करेगा, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाय । प्रतिज्ञा 
को भूल जाता उसका स्वभाव है। राम को दी हुई प्रतिज्ञा की उसे याद 
थी ? लक्ष्मण के धनुष के डर से उसका थिमाग दुरुस्त हुआ। मेरी मां तो 
बेचारी दुःखी हो गई। उसके डर के कारण और मेरे भविष्य की आज्ञा से 
वह सुग्रीव के दबाव में आ गई है। वह मुझे प्राणों से भी अधिक चाहती 
है। मेरे ही छिए वह जीवन धारण किये हुए है। हाथ, जब वह सुनेगी कि 
मैं भी मर गया तो उसका क्या हाल होगा ? लेकिन किष्किंधा जाकर मरूं, 
उससे तो यहीं मरना अच्छा है ।' 
ऐसा कहकर उसने भूमि पर दर्भ को फैछाया, देवताओं का स्मरण 
किया और प्राण त्यागने का संकल्प करके पूर्व दिशा की ओर मंह करके बैठ 
गया । 
.. युवराज अंगद को प्रायोपवेशन करते देखकर सभी वानर जोरों से 
रोने लगे और अंगद का अनुकरण करते हुए सब-के-सब उपवास का संकल्प 
लेकर बेठ गये । 
इन निराश वानरों के समूह को गिद्धों के सरदार संपाति ने पास की 
एक पहाड़ी की चोटी से देखा । संपाति बहुत बढ़ा हो गया था। उसमें अब 
उड़ने की शक्ति नहीं रह गई थी । आहार की खोज में न जा सकने के कारण 
वह भूखा था । वानरों की बातें उसने सुनीं। चीलों को तो मुर्दे का मांस 
बहुत ही भाता है। उसे बड़ी खुशी हुई कि इतने प्राणी एक साथ मर रहे 
हैं। बहुत समय तक के लिए उसे अब खाने की चिता नहीं रहेगी । 
उसी समय वानर भी आपस में वार्तालाप करने लगे, “ककेयी के 
कारण दशरथ मरा । राम को वनवास करना पड़ा । वनवास के कारण 
सीता को रावण उठा के गया। वीर जटायु ने सीता को बचाने के लिए 
अपने प्राण दे दिए। यदि थोड़ी देर और जटायु जीवित रहुकर रावण को 
युद्ध में जुटाये रहता तो राम-लक्ष्मण वहां पहुंच जाते और सीता को बचा 
लते | जटायु तो मर गया, पर उसका परिणाम यह हुआ कि हमें भी मरना 
पड़ रहा है।' 
इस बात को सुनकर संपाति चौंक पड़ा । बोला, “हैं, यह क्या कहा ! 
डर भाई जटायु कब मरा ?” इस विषय में और जानने की उसे इच्छा 
हुई । 
संपाति बहुत बूढ़ा था गरुड़ के छोटे भाई अरुण के दो पूत्र थे। एक 
का नाम था संपाति, दूसरे का जटायु । जवानी में दोनों भाइयों ने ऊपर की 


निराशा और निशचय २३३ 


ओर उड़ान की स्पर्धा की। उद्धते हुए सुर्य का ताप बढ़ने लगा। लगा कि 
जटायू उससे जलने ही वाला है। तब संपाति ने जटायू को बचाते हुए अपने 
पंखों को फेला दिया । इससे जटाय बच गया, लेकिन संपाति के पंल जल 
गये । वह नीचे पहाड़ी के ऊपर गिर पड़ा । फिर उड़ न सका । तभी से जैसे- 
तस उसका जीवन चल रहा था । 

“हे वानर, क्‍या तुम मेरे प्यारे भाई जटायु के बारे में बात कर रहे 

? तुम छोग कौन हो ? जटायु क्‍यों और कंस मरा ? दशरथ का लड़का 

वन में क्‍यों रहने लगा ? उसकी स्त्री को रावण क्‍यों ल गया ? मशझे सब वाले 
विस्तार से बताओ | संपाति ने पूरी ताकत छगाकर चिल्लाकर कहा । 

वानर प्राण त्याग करने बडे थे। गिद्ध उन्हें खाने की प्रतीक्षा में था । 
कितु हुआ कुछ और ही । 

वानर-समुह के कुछ लछोग संपाति की पुकार सुनकर उसके पास उछल- 
कर पहुंच गये | पक्षी को धीरे-बीरे चलाकर नीचे ले आये | उसे जटायु का 
सारा हाल सनाया। पक्षी ने अपनी भी कथा सनाई । अंगद ने किष्किया में 
जो कुछ हुआ, सब संपाति को बताया और पूछा कि श्रीराम के लिए अब 
क्या और कंसे किया जाय । संपाति की आंखों की शवित जेसी-की-तेसी 
थी। संकड़ों कोसों दर तक उसकी हृष्टि की पहुंच थी। उसने कहा, “मशझे 
जरा देखने दो |” 

संपाति ने दूर दक्षिण में छंकाद्वीपय तक निगाह दौड़ाई। उसने लूकापुरी 
देखी । वानरों को लंका का वर्णन सुनाया । रावण के वेभवों को देखकर 
उसका वर्णन किया । राक्षसियों के वीच जानकी को भी देखा और कहा कि 
सीता राक्षसियों के बीच घिरी बंटी हैं । 

वानर चिल्लाने लगे, “तब तो सीता की खबर हमें मिलू गई ! हमें 
अब अपनी जान खोने का डर नहीं रहा।” और सब-के-सब उछलू-कूद 
मचाने लगे । 

संपाति की वर्षों की वेदना दर हो गई। उसको यह वर मिला हआ 
था कि जब वह श्रीराम के कार्य में सहायता करेगा तो उसके नये पंख उग 
आयगे। वह सच निकला। जैसे-जैसे वह वानरों को बातें बताता गया, 
उसके अंग पर नये-नये पर उगते गये। उसका दूसरा ही रूप हो गया। 
पंखों को फिर से पाकर संपाति समुद्र के किनारे उड़कर जा पहुंचा। वहां 
जाकर उसने अपने मृत भाई जटायु के छिए उदक-क्रियाएं कीं और मन में 
संतोष प्राप्त किया । 


हट ५ है 


संपाति के कहने से वानरों को सीता के स्थान का, जो रावण की हंका- 


२३४ दशरथ-मंदन श्रीराम 


परी थी, पता चल गया । कितु वे सोचते लगे कि राजा सुग्रीव को इतने से 
संतोष नहीं हो सकता प्रत्यक्ष देखे बिना केवल कही-सुनी बातों से केसे 
विश्वास किया जा सकता है ? सीता को लंका सें जाकर देख आने पर ही 
संपाति की बताई बात के सच-झूठ का निर्णय हो सकता है । समुद्र को लांबे 
बिना यह काम अश्क्य था। अंगद सोच में पड़ गया कि अब क्‍या किया 
जाय | विशाल सागर को देखकर वानर घबराये कि इसे कैसे पार किया जा _ 
सकेगा ? 

युवराज अंगद बोछा, “चाहे कैसा भी कार्य हो, उसकी सिद्धि के लिए 
भले ही वड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो भी साहस को नहीं 
खोना चाहिए। अधे् विनादय का मूल है| 

फिर अंगद ने अपनी सेना के अग्रगण्य वानरों से कहा कि वे अपनी- 
अपनी शक्ति का वर्णन करे । वह बोला, हे वानर वी रो, आप लोगों की 
सामथ्य॑ मैंने राजा सुग्रीव के मंह से सुनी है। इसमें कोई शक नहीं कि 
आप सभी बहुत ही तेज और वीयं॑बान हैं। हमारा काम महत्त्वपूर्ण है। 
सीता से मिले बिना हम किष्किंधा लौट नहीं सक्रते। वसा करना बड़ी 
शरम की बात होगी | फिर इसमें जान खोने की भी संभावना है। आप 
सब एक-एक करके बताएं कि कौन कितनी ऊंचाई में और कितनी दूरी की 
छलांग म।र सकते हैं । 

सुन गज नामक वानर ने नम्रता से कहा, “मैं दस योजन कूद 

सकता हूं ।” गवाक्ष बोला, “मैं वीस योजन आसानी से जा सकता है । 
तीसरे सेनापति ने कहा, “मैं तीस योजन ।” इस प्रकार कई वानर बोलते 
गए। अंत में जो सबसे पराक्रमी माना जाता था, वह जांबुवान बोला, 
“अब तो मैं वृढ़ा होने लगा हूं। किसी जमाने में में बड़ा बलिष्ठ था। अब 
मुझमें जवानी की ताकत नहीं रही । फिर भी राजाज्ञा है। राज-काज है । 
इस बुढ़ापे में भी कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मैं तब्बे योजन तो अभी 
भी कूद सकता हूं। पर संभव है, लंका पहुंचने के लिए यह पर्याप्त न हो। _ 
मुझे इस बात का खेद हो रहा है कि मैं वृढ़ा क्यों हुआ । ह 

इस पर अंगद बोला, “मैं शत योजन लांघकर लंका अवश्य पहुंच 
जाऊगा। कितु मेरी शक्ति वापस आने तक समाप्त हो सकती है। इसी लिए 
डर रहा हूं।” | 

जांबुवान बोला, “युवराज, तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में शंका नहीं 
होनी चाहिए । अपने पिता बालि के समान तुम्हारा पराक्रम है। किंतु तुम 
राजा के स्थान के लिए नियुक्त हो गये हो । ऐसे कामों में उतरना जोखिम 
का काम है। उससे तुम्हें बचना चाहिए । तुम हम सबसे काम लो । इसी में 


निराशा और निश्चय २३५ 


कृशलता है। जो प्रजा की रक्षा में रहता है, उसे युद्ध में अथवा अन्य इसी 
प्रकार की परिस्थितियों में, सावधानी से कदम उठाना चाहिए । मेरे विचार 
में वायु-पुत्र हनुमान, जो मौत धारण किये दूर बैठा है, इस कार्य के लिए 
स्वंथा समर्थ है।' 

इतना कहकर जांबुवान ने हनुमान को पास आने के लिए संकेत किया । 
सभी चितित वानर आतुरता से जांबुवान की बातें सुनने छूगे । जांबुवान 
बोला, "हे वीर हनुमान, तुम सभी शास्त्रों को जानते हो। आगे आओ। 
हम सब तुम्हें राजा सुग्रीव के ही बराबर समझते हैं । हम सबमें अधिक वी 
तुम्हीं हो। पक्षियों के राजा गरुड़ को समुद्र पार करते हुए मैंने देखा है । 
विनता-सुत गरुड़ के पंखों में जो भक्ति है, वही तुम्हारी श्र॒जाओं में है। 
तीव्र गति में तुम गरुड़ से पीछे नहीं हो । तुम्हें शायद अपनी शक्ति की पह- 
चान अभी तक नहीं हुई । तुम्हारे-जेसा पराक्रमी ढुंढने पर भी नहीं मिल 
सकता । तुम्हारी मां अंजना देवलोक की अप्सरा थी। एक समय पर्वत की 
तराई में वह आनंद से विहार कर रही थी । अति रूपवती तुम्हारी मां को 
देखकर तुम्हारे पिता वायु भगवान्‌ उन पर मुग्ध हो गये थ। वायु के स्पर्श 
का अपने अंगों पर अनुभव करके तुम्हारी पतिब्रता मां ने डाटकर कहा था, 
'कौन हो तुम दुप्ट ? सेरा अपमान करना चाहते हो / तब वायु भगवान्‌ 
ने उमसे विनयपूर्वक कहा, 'दिवि, मैंने स्थूछ शरीर से तुम्हारा आलिगन 
नहीं किया । इस कारण तुम्हारी पवित्रता भंग नहीं हुई । अब भी दूर ही 
खड़ा हूं। हमारे मानस-संबंध से ही तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा। वह 
मेरे ही समान अतुल वीर, बली और वुद्धिमान होगा ।' यह कहकर वायु ने 
अंजना का समाधान किया । 

जांबुबान आगे वोला, 'हे हनुमान, जब तुम छोटे बालक ही थे, सूरज 
को तुम एक फल समझकर हाथ में पकड़ते के छिए ऊपर की ओर आकाण 
में लपके । तुम्हें इस प्रकार ऊपर की ओर जाते देखकर देवेंद्र को डर लगने 
लगा कि यह कहां जा रहा है। तुम्हारे ऊपर उसने अपना वज्ञायुध चला 
दिया। तुम उसकी चोट से नीचेगिर पड़े और उससे तुम्हारा दायां गारू 
दब गया । इससे तुम्हारे पिता वायु भगवान्‌ को बहुत गुस्सा आ गयो। 
उन्होंने अपनी गति रोक ली । समस्त जीव-जगत्‌ छटपटाने लगा । सबका 
दम घुटने लगा। तब देवों ने वायु से प्रार्थना की कि वह शांत हो जाय॑। 
तुम्हारे पिता का समाधान कराने के लिए ब्रह्मा और इंद्र दोनों ने मिलकर 
तुम्हें यह वरदान दिया कि तुम चिरंजीव बनो । किसी भी हथियार से 
तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती । केवल स्वेच्छा से शरीर-त्याग हो सकता है। 
इस प्रकार अंजना और वायु के तुम मानस-पुत्र हो। वायु के समान बली, 


२३६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


पराक्रमी, गतिवान और बुद्धिमान हो | तुम्हारे अंदर एक अनोखी विशेषता 
और है। हैं आंजनेय, वह यह कि अपने निरुपम बाहुबल का तुम कभी 
दृरुपयोग नहीं करते । राम-काज की सफलता तुम्हारे सिवाय और किसी से 
हो नहीं सकती । है विनयशील कपिवर, समुद्र को लांघना तुम्हारे लिए 
बाएं हाथ का खेल है। इस वानर-सेनां की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। 
तुम अब अपनी शक्ति को आजमाओ | तुम्हारी विभूति बढ़े | मारुति, जब 
में जवान था, मैंने इक्कीस बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। मैंने चारों 
दिशाओं से औषधियां लाकर सागर में मिलाई थीं। पर अब मैं बूढ़ा हो 
गया हू। तुम्हारे सिवाय वानरों की रक्षा और किसी से नहीं हो सकती। है 
पवनसुत, अपनी शक्ति तुमने पहचान ली होगी | अत: अब विलंब न करो। 
त्रिविक्रम की तरह एक छलांग में तुम समुद्र के उस पार पहुंच सकते हो । 
हमारी चिता मिटाना अब तुम्हारे ही हाथ है। तुम्हारी शक्ति एवं शरीर 
दोनों की वृद्धि हो |” 

इस प्रकार जांबुवान ने हनुमान को उसकी शक्ति का ज्ञान कराया। 
उससे हनुमान के अंदर सोया हुआ बल जागृत हो उठा । 

वर्षाकाल के समुद्र के समान हनुमान का शरीर बढ़ने लगा। वानरों 
के देखते-देखते हनुमान का आकार बेहद बढ़ गया | साथ ही असाधारण तेज 
भी उसमें आ गया। सचमुच अब मारुति त्रिविक्रम महाविष्णु के समान 
लगने लगा । वानर-समूह को बड़ा अचं भा हुआ । सब-के-सब खुशी से नाचने- 
कूदने लगे । 

इससे आगे अब रामायण की कथा का मुख्य नायक हनुमान ही है। 
प्रभु के लिए सर्वस्व छोड़कर सेवा में लीन हो जानेवालों में गरुड़ का नाम 
प्रथम है। वह कभी भी प्रभु से अलग नहीं होता । वैष्णव संत गरुड़ के बाद 
हनुमान को ही वह स्थान देते हैं। हनुमान किस प्रकार मां सीता की मनो- 
व्यथा को मिटाता है, लंकेश की पुरी को जला देता है, फिर अपने स्वामी 
को यह अमृततुल्य संदेश कि “मैंने सीता को देखा'', सुनाता है, इसका वर्णन 
हम भागे सू दर कांड में पढ़ेंगे । 


$ के ५: 
हनुमान का समुद्र-लंघन 


नम्र स्वभाव के कारण अब तक हनुमान को अपनी शक्ति का पता न 
था। जांबुवान के बताने से वह अब अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान 


हनुमान का समुद्र-लंघन २३७ 


पाया। राम के कार्य को सफलतापूर्वक कर दिखाने का उसने मन में संकल 
कर लिया। जांबुवान से बोला, “अच्छी बात है। अभी मैं उछलकर 
आकाश-माग से लंका में जाकर उतर पड़ गा। सीता को हुंढ॒ लंगा। उनसे 
मिलंगा। आप लोग झंका न करें। अपने परों से भूमि को जोर से 
दवाकर इस महेंद्र पर्वत से मैं उछलंगा। सोचता हू कि यह पर्वत मेरा 
दबाव सहन कर सक्रेगा। इतना कहकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर 
चढ़ा । 

वहां अपनी पूरी ताकत छगाकर, पैरों को जोर से दबाकर, कुछ देर 
तक चलता रहा । प्वतवासी प्राणी उसी से घबराने और भयभीत होकर 
पंत छो इकर भागने लगे। पहाड़ पर से हनुमान ने समुद्र का निरीक्षण 
किया, मन को एकाग्र किया और सोचने छगा, “रावण द्वारा अपहृत देवी 
सीता का दर्शन में अवश्य करूंगा । गगनपथ से इस समुद्र को अभी 
लांघंगा। इस प्रकार मन में हृढ़ संकल्प करके आंजनेय ने सूर्य, इंद्र, 
वायु, ब्रह्मा तथा भूतगणों का ध्यान किया, उनका अभिवादन' किया। पूर्वे 
की ओर मुंह करके एक बार फिर अपने पिता वायु भगवान्‌ का ध्यान करके 
प्रणाम किया और अपने शरीर को और भी बढ़ा लिया । 

हनुमान ने अपने हाथों से पहाड़ पर तीक् प्रहार किया । परों को जोर 
से दवाया । इससे पहाड़ पर के पेड़ों के फूल झड़कर नीचे गिर गये । मत्त 
- गज के गालों से जैसे मद-जल बहने लगता है, हनुमान के पेरों के दबाव सें 
के भीतर से पानी वाहर निकलकर बहने लगा । नाना रंग की धातुएं 

पहाड़ के चारों ओर बिखर गईं । गुफाओं के अंदर से जानवर बाहर निकल 
आये। विपषेले सांप अपने फन फंछाकर दांत पीसने छगे। सांपों के इस 
प्रकार दांत पीसने से आग की चिनगारियां निकलने लगीं । 

भावावेश से हनुमान के रोंगटे खड़े हो गये । खूब जोर से गरजकर, 
पूंछ को जमीन पर पटककर, उसके पृष्ठ भाग को बदन के साथ समेटकर 
' उसने इवास को रोका, कानों को मोड़कर, अपनी शक्ति को एकत्र किया, 
और जोर से छल्लांग लगाई | गरुड की-सी तीज गति से आकाद-मार्ग से 
पवनसुत जाने लगा । उसके इस प्रकार छलांग लगाने के वेग से पहाड़ के 
बड़े-बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ गये, पुष्प-वृष्टि करते हुए वे पेड़ हनुमान जिस 
रास्ते से गया था, उसी रास्ते कुछ दूर उड़कर गिर पड़े । ऐसा प्रतीत होता 
था, मानो अपने प्रियजन को, थोड़ी दूर तक साथ जाकर, वे विदा कर 
रहे हों । 

ऐसी कथा है कि पहले जमाने में पव॑तों के पंख होते थे । वे उड़ा करते 
थे। उनके गर्व को तोड़ने के लिए जब देवेंद्र ने उनके पंखों को काट डाला 


२३४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


तब वे जाकर समुद्र में गिरने लगे | इसी प्रकार महेंद्र गिरि के वृक्ष भी 
उखड़कर, समुद्र में जा गिरे । उनके रंग-बिरंगे फूलों से समुद्र तारागणों से 
आच्छादित आकाश के समान रूगने लगा। 

गगन में उड़ते हनुमान के पंजे पंचमुखी नाग की तरह दीखते थे । ऐसा 
लगता था, मानो वह आकाश को निगलूता हुआ जा रहा है। उसकी तेज 
आंखें दावानल की तरह दिखाई देती थीं। मारुति की रक्‍तवर्ण नाक 
संध्याकाल के सूर्य के समान थी । उसका दीघेकाय शरीर धृमकेतु की भांति 
लगता था। हनुमान के गमन के वेग से हवाएं परस्पर टकराई। उसकी 
छाया समुद्र में उसके साथ-साथ चलती हुई ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे कोई 
बड़ा भारी जहाज समुद्र पर जा रहा हो। बादलों के बीच छिपता और 
बाहर निकलता हुआ हनुमान चांद की तरह लगने अगा । गंधर्वों ने उस पर 
पुष्पवृष्टि की । देवषियों ने आशीर्वाद दिया । 

भगवान्‌ वाल्मीकि के हनुमान के पहाड़ पर से उछलऊकर आकाश में 
उड़ने के इस वर्णन से हमें प्रतीत होता है कि वह हृदय आजकल के बड़े 
भारी विमान के बादलों के ऊपर से उड़ने-जैसा रहा होगा। 

साहसी, चतुर और बुद्धिमान हनुमान को इस यात्रा में कई विघध्नों 
का सामना करना पड़ा। विध्तों का सफरूता के साथ सामना करते हुए 
वह उड़ता ही गया। एक बार उसने देखा कि समुद्र के भीतरु से अचानक 
एक भारी पर्वत ऊपर की ओर बढ़ता चला आ रहा है और उसका मार्ग 
रोकने लगा है। हनुमान के वक्षस्थल के साथ टकराने से हवा से जैसे बादल 
हिल जाता था वैसे ही वह पर्वत भी हिल गया। यह था मैनाक पर्वत । 
वह बोला, “हे वायु-पुत्र, मेरा नाम मैनाक है। समुद्रराज के आदेक्ष से 
रामदूत के स्वागत के लिए आया हूं । सगर-कुल में राम उत्पन्न हुआ है। 
सगरों के कारण ही समुद्र की वृद्धि हुई है। मेरे ऊपर उतर जाओ और 
कुछ विश्ञाम करो। आराम करने के बाद दुगुती शक्ति से फिर उड़ 
सकोगे । इंद्रदेव जब सारे पव॑तों के पंखों को काट गिराने लगा था तब मैं 
समुद्र में घुसकर छिपा रह गया था। अपने आश्रयदाता समुद्र के कहने से 
तुम्हारी मदद के लिए आया हूं । तुम्हारे पिता वायु ने मुझे समुद्र तक उड़- 
कर आने में मदद की थी । उसके लिए भी मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहता 
हूं । थोड़ी देर मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। उससे मुझे और समुद्रराज दोनों 
को बहुत ही आनंद होगा ।”” 

हनुमान ने कहा, “भेया, तुम्हारे प्रेमभरे बचनों से मुझे बड़ा संतोष 
. हो गया, पर मैं किसी भी कारण से बीच में रुक नहीं सकता। मैंने यही 

संकल्प कर लिया है। मुझे क्षमा करना ।” 


हनुमान का समुद्र-लंघन २३९६ 


इतना कहकर मैनाक के ऊपर हनुमान ने स्नेह से हाथ फेरा और रुके 
बिता ही आगे बढ़ चला । 

कुछ समय बाद एक बडी राक्षसी हनुमान के सामने आकर बोली, 
“महीनों से मैं भूखी हूं । तेरी ही राह देख रही थी। मेरे मुंह के अंदर 
प्रवेश कर जा।” यह कहकर उसने गशुफाद्वार के समान अपना मुंह फाड़ 
लिया । 

हनुमान बोला, “मैं राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे मत रोक । 

राक्षमी ने अपनी हुठ न छोड़ी । हनुमान ने झट एक उपाय सोच लिया । 

हैं अपना दरीर बढ़ाता गया । तदनुसार राक्षसी ने भी अपना मुंह बढ़ाया । 

क्षणभर में हनुमान ने अपने देह को अणु के परिमाग में छोटा कर लिया 
और उस असुर स्त्री के मुह में प्रवेश करके वाहर निकल आया और बोला, 
“मां, मैंने तुम्हारा कहता मान छिया. अब मूझे जानते दो । 

असल में बह स्त्री नाग-माता थी | बोली, “अवद्य जाओ। देवताओं 
के कहने से मैंने तुम्हारी परीक्षा छी थी कि तुम अपनी इच्छानुसार अपना 
रूप बदल सकते हो या नहीं । मैं प्रसन्‍त हूं | तुम जिस काय से जा रहे हो, 
उसमें सफलता पाओगे । 

हनुमान आगे बढ़ता ही गया । अब उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। 
किसी अज्ञात कारण से वह आगे न बढ़ पावथा। आंधी में फंसी नाव की 
तरह उसकी गति रक गई। उसे पता लगा कि कोई बाहरी शक्ति उसे 
अपनी ओर खींच रही है । वायु-पृत्र ने चारों ओर दृष्टि दौशई । नीचे एक 
विकराल रूप को उसने समुद्र भें दखा। वह राक्षसी हनुमान की छाया को 
खींचकर निगलने के प्रयत्न में थी। बोली, “आ जा, भूख के मारे मर रही 
थी, अब तुझे खाकर में खुश होछंगी।” तुरंत ही उसके पेट में पहुंचकर 
उसका घरीर चीरता हुआ हनुमान बाहर निकल आया। 

इस प्रकार अपने घारीरिक तथा वृद्धिबरल से हनुमान कई विपत्तियों 
को पार करके लंका-द्रीप के समीप आ गया । अब उसे होप का हरियाली, 
कदली और नारियल के पेड़ों से भरा प्रदेश साफ दिखाई देने लूगा। लंका- 
द्वीप के वाग-वगीचे, नदियां सब उस दिखाई पड़ने लगे | इसमें कोई शक 
न था कि बह प्रदेश बहुत ही समृद्ध था। अब नगर की शोभा भी सामने 
आई । उसे लगा, मानो वह देवेंद्र की पुरी अमरावती में आ गया है। वह 
सोचने लगा, जहां मुझे पहुंचता था वहां तो आ ही गया। अब राक्षसों 
की दृष्टि से अपने को बचाकर सीता की खोज में लगंगा।” यह विचार 
करके वायु-पुत्र ने अपने विशाल रूप को बदल लिया । बहुत ही सामान्य 
रूप में लंका के एक पहाड़ पर वह आकाश से उतर पड़ा । 


२४० दशरथ-तं दन श्रीराम 


४ ४६ :६ 
लंका में प्रवेश 


बड़े उत्साह के साथ हनुमान लंका-द्वीप पर उतरा और विचार करने 
लगा, समुद्र पार करके मैं यहां पहुंच तो गया हूं, पर इसी से मेरा काम पूरा 
नहीं हो जाता। त्रिकूट पर्वत पर बसी यह लंकापुरी अद्भुत मालूम हो 
रही है। ऐसा लग रहा है, मानो यह आसमान में लटक रही हो। ऐसी 
सुंदर नगरी की कल्पना भी भला किसे हो सकती है ? कितना धन, कितनी 
दोलत, कितना सौंदर्य और रक्षा के कैसे-कसे प्रबंध ! अमरावती या भोग- 
वी इससे बढ़कर नहीं हो सकती । मकान और उद्यान, दुर्ग और प्राचीर 
आदि को देखते हुए साफ दीखता है कि लंकेश को जीतना सरल काम नहीं 
है। मैंने तो यह समुद्र लांव लिया, कितु हमारी वानर-सेना से यह काम 
कैसे संभव होगा ? यदि मान लिया जाय कि सेना पहुंच भी गई तो भी 
इस किले पर आक्रमण किस प्रकार से हो सकेगा ? शस्त्रवारी राक्षसों से 
सुरक्षित लंका को साम, दाम, दंड, भेद आदि किसी भी तरकीब से जीतना 
असंभव-सा लग रहा है। पर पहल देख लू कि सीता अभी जीवित भी हैं 
या नहीं | बाद में और बातें सोची जा सकती हैं। नगर के अंदर किस 
प्रकार प्रवेश करूं ? मुझे तो यहां के कोने-कोने में खोज करनी होगी । कहीं 
भी कुछ गलती हो गई तो सारा काम बिगड़ जायगा। राम का काज कैसे 
बिगड़ने दिया जा सकता है ? 


दिन में अगर प्रवेश कहूंगा तो तुरंत राक्षस छोग देख लेगे। रात में 
ही अंदर जाना ठोक होगा । पर किस रूप में जाता उचित रहेगा ? अपने 
को बहुत ही मामूली और छोटे-से शरीर का बना लंगा, ताकि राक्षसों का 
ध्यान ही मेरी ओर न जाय ।' 


इस प्रकार भली-भांति सोच-विचा रकर हनुमान ने अपने शरीर को 
एक बिल्ली जितना छोटा बना लिया। छोटी आक्ृति को ही उसने नगर 
के मकानों, बाग-बगीचों आदि के अंदर और बाहर जाने के लिए उप- 
युक्त समझा । कुछ देर पहले जिस किसी ने महाकाय वायुपुत्र को देखा था, 
वह अब यदि इस छोटे से बंदर के रूप में उसे देखता तो आश्चर्य चकित ही 
रह जाता । 


सूर्य के अस्त होने पर हनुमान दुर्ग-द्वार की ओर बढ़ा। चांदनी रात 
थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो मारुति की सहायता करने के लिए चंद्रमा ने 


लंका में प्रवेदा २४१ 


प्रकाश फैला दिया था| हनुमान उत्साह से परिपूर्ण था। अब तक उसने 
नगर की खबी दूर से ही देखी थी। चारों ओर ऊंची-ऊंची और मजबूत 
दीवार थीं। नगर की लंबी-चोड़ी सड़क, ऊंचे विशाल भवन, सजावट के 
रण, ध्वजा इत्यादि सोने, चांदी और मणियों से चमक रहे थे। समुद्र की 
ठंडी-ठंडी सुहावनी हवा चल रही थी। लंका तो जेसे वंभव के शिखर पर 
थी। देवेंद्र की अमरावती या कुबेर की अलकापुरी से लंका किसी भी प्रकार 
कम नहीं दीख पड़ रही थी। उसे देखकर वायुपृत्र हनुमान को एक ओर 
विस्मय होता था तो दूसरी ओर चिता होती थी कि इस नगरी पर कंसे 
आक्रमण किया जायगा ? 
नुमान इस प्रकार चितामस्न हो रहे थे, उसी समय नगर की 
रक्षा करनेवाली एक शक्तिशाली राक्षसी ने भयंक्रर रूप से हनुमान को 
डांटकर रोका और बोली, “भरे बंदर, तू कौन है ? कहां से आया है ? सच- 
सच बता । 

“मैं एक मामूली बंदर हूं। इस सुंदर नगर को देखने की इच्छा से चला 
आया हूं | घुम-फिरकर वापस चला जाऊंगा । हनुमान ने नम्नता से उत्तर 
दिया । 

पर लंकादेवी ने गुस्से में आकर हनुमान के गारू पर कसकर एक 
तमाचा लगाया | आंजनेय चुप न रह सका । उसने नी राक्षसी के गाल पर 
अपनी ताकत जाजमा दी। लंकादेवी से वह पीडा न सही गई। नीचे गिर 
पड़ी और बोछी, “किसी ने मुझे बताया था कि जिस दित तुम एक बंदर से 
मार खाकर नीच गिरोगी, उसी दिन से रुका का पतन होने लगेगा | मालूम 

पता है कि वह समय आ गया है। अब रावण के अत्याचार भी बढ़ने लगे 
हैं। देवों ने जैसा बताया था, में सोचती हूं कि उसी के अनुत्तार अब लंका 
का विनाश होनेबाला है 

इतना कहकर लंकादेबी एक तरफ हट गई । वानर अब नगर-प्राचीर 
के ऊपर चढ़कर नगर के अंदर कूद गया। पुराने युद्ध-शास्त्र के अनसार 
जब शत्र किसी नगर में प्रवेश करते थ, तब सी वे १र को पहले अंदर न 
रखते थे | हनमान ने भी अपने बाएं पर को नगर में पहली बार रखा और 
लंका में प्रवद् किया । 

राजवीथि पुष्पों से सुसज्जित थी। हनुमान उधर से ही होता हुआ 
गया । एक छत से दूसरी छत पर कूदता हुआ वह आगे बढ़ने लगा | मकान 
सब एक-से-एक बढ़कर सुंदर थ। सड़क भी बहुत अच्छी थीं । सजावट खूब 
थी | आनंद से होनेवाला कोलाहल सुनाई दे रहा था। कहीं राक्षसों के घरों 
से वेदाध्ययन का स्वर आ रहा था, कहीं मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। 


२४२ दशरथ-संदन श्रीराश 


सड़कों पर गस्त्रधारी सनिकों का पहरा था। वहां धामिक वृत्तिवाले छोग 
भी थे। कइयों की शवल बड़ी डरावनी थीं। सिपाही योद्धाओं के हाथों में 
बड़े विचित्र प्रकार के अस्त्र थे। सबने कवच धारण किये हुए थे । कुछ छोग 
बहुत सदर थे। कुछ महाकुरूप । किसी का वर्ण गोरा था तो किसी का 
एकदम काला, कुछ का गेहुंआ । कुछ लोग बहुत ही ऊंचे थे, कुछ लोग 
बहुत ही नाटे, कुछ साधारण आकार के। 

स्त्रियों में कुछ बड़ी रूपवती थीं। वे अपने प्रियतमों के साथ आनंद में 
लीन थीं। कइयों का शरीर ऐसा लगता था, मानो तपा हुआ सोना हो । 
कुछ भवन में बंठी अपने नायकों से बातें कर रही थीं। कुछ युवतियां निद्रा- 
ग्रस्त थीं। कुछ तरुणियां मधुर कंठ से गा रही थीं, कुछ भांति-भांति के वाद्य 
बजा रही थीं। ऐसी सकड़ों नारियां हनुमान की दृष्टि में आई, कितु शोक- 
मग्ता, राम के ध्यात में डबी जानकी कहीं नहीं दिखाई दीं। इसलिए लंका 
की सुन्दरियों को देखकर हन॒मान के मन में उदासी छा गई । 

एक राक्षस के घर में हनुमान घुसा । देखा कि जानकी कहीं इधर-उधर 
न छिपाई गई हों। राजमहलों में उसे बहुत ही विशाल शस्त्र-शालाएं दिखाई 
दीं। वहां जंगी हाथी तथा उत्तम जाति के घोड़े देखने में आये। स्त्रियों और 
बाजे-गाजे से पूर्ण इन महलों को देखने के बाद हनमान-ने पर्वत के समान 
ऊंचा राजा का महल बाहर से देखा । महू के सामने हाथी-घोड़े खड़े थ । 
सेनिक चवकर लगा रहे थे। वहां जैसी सजावट थी वैसी और कहीं नहीं थी। 
हनुमान ने निश्चय किया कि यही रावण का निवास-स्थान तथा अंतःपुर 
होगा । वह विशाल भवन लंकापुरी के बीच एक जाज्वल्यमान आभूषण की 
तरह चमक रहा था। हनुमान चुपके-से उस भवन के अंदर घुस गया । 

भूस्वर्ग के समात उस भवन में कलापूर्ण चित्रों से मंडित कई मंडप थे । 
विहार करने के स्थान थे। राजभवन के उद्यान तो देखते ही बनते थे । यह 
सब देखकर हनुमान के आइचर्य की सीमा न रही । फिर सहसा उसे वेदेही 
का स्मरण हो आया । सोचने लगा कि इन वंभवों से मेरा क्या मतलब ? 
मुझे तो बंदेही अभी तक कहीं दिखाई नहीं दीं । ह 

अब वह रावण के महल के विशेष विभागों में पहुंचा। उसे देखकर क्षण- 
भर क्रे लिए संदेह हुआ कि कहीं भूल से वह देवलोक में तो नहीं आ पहुंचा 
है। वहां तो सोना-चांदी, रत्न-मणियों का कोई पार न था। अद्भुत चित्र 
और कला से परिपूर्ण स्तम्भ, बड़े-बड़े मंडपों को सहारा दिये खड़े थे 
बीच में रावण का पुष्पक विमान था। कुबेर को जीतकर रावण ने उस 
विमान को अपने पास लाकर रखा था। वह विमान वसिष्ठ की कामधेनु की 
भांति ही शक्तिशाली था । 


लंका में प्र वेद २४३ 


पुष्पलताओं से भरे उद्यान की तरह रावण का अंतःपुर रावण्यमयी 
युवतियों से भरा था | रावण के बल और शक्ति से आइवस्त होकर वे सब 
मस्त और संतुष्ट सोई हुई पड़ी थीं। हतमान सीता की तलाश में हरेक के 
चेहरे को ध्यान से देखता गया । सब-की-सब बड़ी प्रसन्‍न दिखाई दे रही 
थीं। हनुमात ने सोचा कि उनमें से कोई भी सीता नहीं हो सकती । सीता 
कभी रावण के वश में नहीं आई होगी । उसे यहां पर हद ढने का मेरा प्रयत्न 
मूखंतापूर्ण है। वहां से वह एक दूसरे बड़े कमरे में आया। वहां बड़ कीमती 
पलंग बिछे थे। कमरे के बीच में हीरें-मोती, हाथीदांत और सोने के काम 
का एक बहुत ही संदर मंच था। उस पर राक्षसेंद्र रावण मेरु-पर्बंत की 
तरह सोया हुआ था । उत्तका द्वगी र बहुत ही. गंभीर था। बड़ा संदर लगता 
था | हनुमान उसे देखकर एक क्षण को कांप गया । हटकर एक ओर को 
'खड़ा हआ और ध्यान से उसे देखने लगा। उसके हाथ हाथी की संड की 
तरह थे। ऐरावत हाथी के दांत, वज्ञायुध्र और विप्णु-चक्र से हुए घावों से 
उसका वक्षस्थल सशोभित हो रहा था। उसके थौय-भरे रूप से हनमान 
भी आकर्षित हुए बिना न रहा । 

रावण के आस-पास कई स्व्रियां निद्रा में पड़ी थीं। वाद्य उनके पास थे । 
रावण के पलंग के पासवाले उसी प्रकार के दूपरे पलंग पर सबसे अलग एक 
बहत ही लावण्यमयी स्त्री सो रही थी । हनुमान ने उसके चेहरे के उत्तम 
भावों को देखा। सोचा कि यही सीता होगी । सीता को आखिर दढ ही लिया, 
ऐसा सोचकर वह उछलने रूगा । कितु दूसरे ही क्षण उसने विचार किया 
'मैं कसा मूर्ख है । रामवल्लभा सीता रावण के कमरे में इस तरह की मीठो 
नींद छकर कस सो सकती है | यह सीता नहीं। मैंने एक क्षण के लिए भी 
इसे सीता समझा, यह कंसा अनुचित कार्य किया । उसे बड़ा दुःख हुआ कि 
अभी तक सीता क्‍यों नहीं मिलो ! 'राक्षसने उसे मार तो नहीं डाछा ? 
दायद मेरा यह सोचना बिलकुल व्यथ हो | 

अंतः:पुर की एक भी जगह हनुमान ने बिना देखे न छोड़ी । शयनकश 
भोजनशाला, मदह्यपानथाला, नृत्य-नाटक-मंडप , आदि सभी जगहों में उसने 
देखा। कहीं भी सीता न थी। उसे दःख. हुआ कि संकोच छोडकर स्त्रियों के 
कमरे में घसने पर भी सीता नहीं मिली । मद्यपानशाला से बाहर निकलकर 
वह बगीच में आया। वहां के मंडपों और लता-गहों में भी सीता नहीं 
दिखाई दी । 

अब तो मृझे कोई आशा नहीं रही । एक जगह भी मैंने नहीं छोड़ी । 
सीता का कोई पता नहीं छूग रहा । पर उसे ढढे बिना वापस कंसे जा 
बस, मैं यहीं प्राण छोड़ देता हूं" * 'पर नहीं, अधीर होना कायरों का काम 


२४४ । दशरथ-नंदन श्रीराम 


है। फिर एक बार दूंढता हूं। इस प्रकार सोचकर हनुमान फिर अपने 
काम में लग गया । एक अंगुल जगह भी उसने न छोड़ी । बंद किवाड़ों को 
खोलकर देखा। वहां अति कुरूपिनी और अति सुंदर राक्षस और मानव- 
स्त्रियों को देखा । सू दर मानव-स्त्रियों को रावण जगह-जगह से उठा लाया 
था, कितु जनकसुता नहीं मिली । हनुमान फिर सोच में पड़ा । 

“क्रिष्किधा लौटकर लोगों से क्‍या कहूगा ? यदि राम को रूगा कि 
सीता को फिर से पाने की आशा नहीं रही तो उनका क्या हाल होगा ? 
प्रयत्त में असफल होकर सुग्रीव के पास पहुंचे, उससे अच्छा तो यही है कि 
यहीं शेष जीवन विता दूं । उससे अच्छा तो यह है कि आत्महत्या ही क्‍यों 
नकरल ? संपाति ने तो कहा था कि सीता लंका में है। क्‍या वह झूठ हो 
सकता है ? या उसके बाद राक्षसों ने उसे मार डाला ? अब मैं क्‍या करूं ?' 

मारुति चितासागर में डूब गया। तभी उसने देखा कि वहां एक अछग- 
सा बना बड़ा बाग है जिसके चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवार है । उसमें बह 
अभी तक नहीं गया था। 

यह जगह मैंने अब तक नहीं देखी ! यहां पर सीता अवश्य होगी।' 
हनुमान ने सोचा। उसने राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का ध्यान किया और 
देवताओं को नमस्कार किया । 

हनमान के मन में एक प्रकार का निश्चय हो गया कि हो-त-हो, उस 
एकांत उपवन में ही सीता बंदी होगी । 

इंद्र, यम, वायू, सूर्य, चंद्र और मारुतगणों को हनुमान ने याद किया। 
फिर अशोक वाटिका की दीवार पर चढ़कर देखा। अंदर एक बड़ा ही 
मनोहर उपवन उसे दिखाई दिया। 


$ 6-5 
आखिर जानकी मिल गई 


वाटिका की चहारदीवारी पर चढ़े हनमान को एक असाधारण आनंद 
का अनुभव हुआ । हो सकता है, सीता के स्थान पर पहुंच जाने से उसका 
मन प्रसन्‍तता से खिल गया हो । अब हनुमान को लगा कि वैदेही उसे अवश्य 
मिल जायगी । 

वसंत ऋतु का प्रारंभ था। वाठिका के वृक्ष तथा द्र म-लताएं रंग-बिरंगे 
फूलों से लदी थीं । पुष्पों की महक हवा के साथ चारों ओर फैल रही थी। 
हनुमान दीवार से एक घने पत्तोंवाले पेड़ पर कद गया। वजन से वृक्ष हिला। 


आखिर जानकी सिल गईं ... रड१ 


डालों पर बैठे मोर, कोयल आदि पक्षी मधुर कंठ से बोल रहे थे। नीचे वृक्षों 
के आस-पास हिरण खेल रहे थे । पेड़ के हिलने से उसके फूल झरकर गिरे । 
हनुमान का शरीर उनसे ढंक गया । उपवन के प्राणियों ने जब पुष्पों से ढंके 
बंदर के समान एक नवीन आक्ृति को देखा तो सोचा कि वसंत देवता सवे रे- 
सवेरे उपवन में सर करने आ पहुंचे हैं । 


पेड़ पर से हनुमान ने वाटिका के सौंदय को निरखा । उसे बड़ा विस्मय 
हुआ | जगह-जगह कृत्रिम झरने थे । खिले कमलों से पूर्ण तालाब थे, जिनके 
किनारों पर कारीगरी किये हुए मूल्यवान पत्थर लगे थे । पहाड़ियों से पानी 
के झरने गिर रहे थे | झरनों का पानी नदी के रूप में बह रहा था, जिसके ' 
किनारे पक्षी कल्लोल कर रहे थे । पेड़ों के नीचे सोने के चबूतरे बने हुए थे। 
पेड़ों की डालियों में सोने-चांदी की छोटी-छोटी घंटियां बंधी हुई थीं। जब 
हवा से डालियां हिलती थीं, तव घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी । 
एक ऊंचे घने वृक्ष पर, जिसके नीचे सुनहरा चबूतरा था, हनुमान पत्तों में 
अपने दरीर को छिपाकर बैठ गया। सोचने लगा, यदि मेथिली जीवित 
होगी तो यहां पर एकांत में श्रीराम का ध्यान करने के लिए अवश्य आयेगी । 
मैंने राम-लक्ष्मण के मंह से कई बार सना है कि सीता को वन-उपवन में 
घूमना बहुत पसंद है । इसलिए सीता यहां पर आये बिना नहीं रह सकती । 
सवेर-सवबे रे संध्या-वंदन करने के लिए भी यहां इस झील-किनारे आ सकती 
है । ऐसा सोचते हुए हनमान ने चारों ओर निगाह दौड़ाई और नीचे की 
ओर देखा । अरे, यह क्या ? वहां तो एक मानपी बेटी है। उसकी कांति से 
आंखें चकाचोंब हो जाती हैं। उसके शरीर पर एक पराना पीछा वस्त्र था । 
धुएं से आच्छादित वह्चि की भांति उसका बदन दु:ख से घिरा हुआ था। 
वह बार-बार दीघं निःश्वास छोड़ती थी। उपवास के कारण उसको देह 
बहुत ही कृश हो गई थी । ऐसा लगता था, मानो झुक्छ-पक्ष की प्रथमा का 
चंद्रमा हो । चारों ओर उसे घेरकर राक्षस-स्त्रियां बठी थीं। अब हनुमान 
को संदेह न रहा कि यही देवी सीता हैं । 


देवी के कांतियुकत वदन पर शोक की रेखाएं थीं । अपने झंड से अलग 
शिकारियों से पीछा की गई हिरणी की तरह वह डरी हुई दिखाई दे रही 
थीं। काले लंबे केश खुले हुए थे । कलश और चितायुक्त, चिथड़े-जैसे कपड़ों 
में उपवास और दु:ख से दुर्वंल शरीरवाली उस मानुषी को राक्षसियों के 
बीच में देखकर हनुमान को पक्का भरोसा हो गया कि यही सीता हैं। 
आभूषण और अलंकार के बिना, शोकमग्ना सीता बादलों से ढंके चांद की 
भांति वहां बठी थीं। 


२४६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


राम की सहायता के विचार से वानरों ने सारे भूमंडल में सीता की 
खोज की थी। उस कार्य में आज हनुमात सफल हुआ । उसके संतोष और 
आनंद का ठिकाना न था, कितु उसकी सारी खुशी देवी की शोकातुर मान- 
सिक अवस्था को देखकर लुप्त हो गई | जसे-ज से आंजनेय सीता को देखता 
गया, वह उसे अधिकाधिक सुंदर लगने लगीं। मारुति सोचने लगा, अब 
में समझा कि राम इतने दुखी क्‍यों हैं ? ऐसी सुंदर पत्ती की खोकर कौन 
शांत रह सकता है ? मुझे तो यही आश्चयं लगता है कि राम अब तक जीवित 
कैसे हैं ? दोनों की कैसी अद्भुत जोड़ी है / हनुमान विरहातुर श्रीराम का 
स्मरण करने लगा। 


उसी समय झील में जैसे राजहंस तेरता आ रहा हो, निर्मल आकाश में 
चंद्रमा ऊपर चढ़ता हुआ, वायु-पुत्र की मदद को आ गया। तरु-पल्‍लवों में 
अपने को छिपाकर हनुमान बेठ रहा। सोचने लगा कि अब क्‍या करना 
चाहिए | सीता को उसने एक बार और देखा । बीच समुद्र में आंधी से डांवा- 
डोल नौका की तरह संकट में फंसी जानकी को देखा । फिर उन्हीं की पहरे-. 
दार राक्षसियों को देखा। उनकी कुरूपता देखी नहीं जाती थी । किसी की 
एक ही आंख थी, तो किसी का एक ही कान । किसी के एक भी कान न था, 
किसी के नाक नदारद । किसी के सिर में बाल ही न थे तो किसी-किसी के 
अनेक जटाएं लटक रही थीं। किसी के बड़े-बड़े ठटकते उदर थे । किसी करे होंठ 
ऊंटों के-से थे । कोई कुबड़ी थी, तो कोई ताड़ के पेड़ की तरह लंबी थी। 
किसी-किसी का चेहरा सूअरों का-सा था, तो किसी का शेर, भेंस, बकरी और 
गीदड़ों-जंसा। सबके हाथों में तरह-तरह के हथियार थे । उनके बीच में व देही 
बेठी थीं। उनका एकमात्र हथियार उनका शीरू था। मां सीता को इस 
प्रकार दीन दक्षा में देखकर पवनसुत बड़ा दुखी हुआ । उसने श्री राम-लक्ष्मण 
का ध्यान किया । 


अभी पूरी रात नहीं बीती थी। वेद-घोषों और सुप्रभात के गीतों से 
लंकेश को निद्रा से जगाया गया। उठते ही उसे सीता का ध्यान आया | 
वह सीधा उपवन की तरफ आया, जहां सीता बंदी थीं । 


उसके साथ उसकौ परिजन स्त्रियां भी आईं। कोई सुगंधित द्रव्य लिये 
खड़ी थी, कोई चमर झल रही थी, कोई छत्र पकड़ रही थी । कोई सुगंधित 
तेलवाले दीप हाथ में लिये खड़ी थी। रावण साफ-सुथरां सफेद उत्तरीय 
ओढ़े हुए था और सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। मन्मथ जैसा रूपवान वह 
लग रहा था। उसके आगे-पीछे स्त्रियां चली आ रही थीं । उनके नूपुरों की 
रुनझुन हनुमान के कानों में पड़ी । उसने देखा कि राक्षसों का राजा सीता के 


रावण की याचना : सीता का उत्तर २४७ 


पास चला आ रहा है। अपने शरीर को उसने पत्तों से अच्छी तरह ढंक 
लिया । 


बल, पराक्रम और तेजवाल राश्षसंद्र को अपनी ओर आते देखकर 
सीता हवा में हिलते केले के पत्तों की भांति भय के मारे कांप उटों। 


हक 5 
रावण की याचना : सीता का उत्तर 


दोकसागर में निमग्न सीता का एकमात्र आधार पति का सतत स्मरण 
और धर्म के प्रति उसकी निप्ठा थी । उसी के सहारे किसी तरह सीता के 
प्राण बचे हुए थ । 

रावण सीता के पास पहुंचा और उससे बोला, “हे सुंदरी, मुझसे क्यों 
दरमा रही हो ? क्‍या तुम नहीं जानतीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं ? मैं 
तुम्हारे प्रेम की भीख मांगने आया हूं । मुलसे डरो मत | तुम जब तक अपने 
हृदय से मुझे न चाहोंगी, में तुम्हें हाथ न ऊगाऊंगा | मेरी यह अधिलापा है 


| 


कि में तुम्हें जितना चाहता ३, उतना ही तुम भो मुझे चाहने छमो । दुखी 
क्यों होती हो ? तुम्हार समान रूपवती इस भुमंडल में दूसरी कोई नहीं । 
इस तरह आरूपणों का त्याग करके, मलिन वस्त्र धारण करके तथा केश्ञों 
को बिखरे-उलझे रखकर घरती पर लेटी रहना ठीक नहीं । अब ये ब्रत और 
उपवास छोड़ दो । है नारी-रत्न, अपने सौंदर्य और यौवन को यों व्यर्थ न 
गंबाओ | अब तो तुम मेरे घर आ गई हो । तुम्हें किसी प्रकार का कप्ट हो तो 
मुझसे सहन न होगा । ये सारी भोगादि की वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं। पूर्ण- 
चंद्र के समान तुम्हारे मुख पर से अपनी दृष्टि को में कहीं और हटा नहीं पा 
रहा हूं। तुम्हारे शरीर के जिस किसी भाग को देखता हूं तो मेरी निगाह 
वहीं टिक जाती है, वहां से हट नहीं पाती। तुम्हारी-जेसी सुदरी को यों 
क्लेश नहीं करना चाहिए। तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो और खूब 
आराम से रहो। डरो मत। चिता छोड़ों। तुम्हें में अपनी पटरानी 
बनाऊंगा । मेरा सारा अंत:पुर तुम्हारे आवीन रहेगा। मेरे तमाम ऐश्वर्यों 
ओर राज्य की तुम स्वामिनी बन जाओगी। मैं और सारे लंकावासी 
तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। यह सारा भूमंडल तुम्हारा हो जायगा। मेरे 
शो को देवासुर जानते हैं। वे सब मुझसे हारे हुए हैं और मेरे सामने सिर 
जुकाते हैं । 


२४८ दद्रथ-नंदन श्रीराम 


“तुम्हारे लिए उपयुक्त वस्त्र और आभूषण मैं अभी भिजवांता हूं। 
मेरे अंत:पुर की स्त्रियां तुम्हें सजा देंगी । तुम्हें खूब सजी हुई देखना चाहता 
हूं । सज-धजकर मनचाहा दान-धर्म करो । तुम्हें सत्-कुछ करने का अधिकार 
है। मेरी प्रजा और बंधु-बांधत्र तुम्हारे आश्रय में रहेंगे । जंगल में भटकने- 
वाले राम को भूछ जाओ। अब न उसके पास राज्य है, न घन है, न कोई 
पद है। उससे तुम्हें क्या' सुख मिलनेवाला है। उससे तो राज्यलक्ष्मी और 
विजयलक्ष्मी दोनों ही दूर हो गई हैं। पता नहीं, अब वह जिंदा भी हैया 
मर गया। उसे फिर से देखने की आशा छोड दो । 

“गरुड़ जैसे सांप को जोर से पकड़ लता है, वैसे ही तुमने मेरे हृदय 
को जकड़ लिया है। उससे मैं अपने को छड़ा नहीं पा रहा हूं। ऐसे मलिन 
वस्त्रों में और आभुषणों के बिना भी तुम इतनी सुन्दर लग रही हो कि मेरा 
मन अपनी स्त्रियों पर से हट गया है। मेरे अंतःपुर में हजारों युवतियां हैं 
कितु तुम्हें देवने के बाद मुझे वे बिलकुल अच्छी नहीं लगती हैं। उन सबसे 
तुम अपनी सेवा करवाओ, और मेरी रानी बन जाओ। तुम ही बताओ, 
राम किस प्रकार से मेरी बराबरी कर सकता है। तप में, बल में, कीति में 
ओर धन में मैं राम से कहीं अधिक हूं । भय छोड़ दो । हम दोनों दुनिया का 
चक्कर लगायेंगे। खूब आराम से रहेंगे । समुद्र-तट के वनों में हम दोनों मस्त 
होकर विचरेंगे । सीते, मान जाओ, मेरी प्रार्थना ठकराओ नहीं ।* 

इस प्रकार राक्षसेंद्र रावण रामवल्लभा सीता के सामने गिड़गिड़ाने 
लगा । 


रावण जब बोलना समाप्त कर चुका तो सीता ने एक तिनका उठाकर 
अपने और रावण के बीच में रख लिया। उसी की ओर देखा, तिरस्का रपूर्वक 
मुसकराते हुए वह बोलीं, “रावण, मेरे बारे में बुरे विचार करना छोड़ 
दो | तुम बड़ा अधर्म कर रहे हो । अपनी स्त्रियों पर ही मत लगाओ | तुम्हारा 
कहना मैं कभी नहीं मानूंगी। जानते हो कि मैं किस कुल में पैदा हुई हूं ? 
किस कुल में मेरा विवाह हुआ है ? मेरे सामने ऐसे बुरे विचार प्रकट मत 
करो । वे कभी सफल नहीं होंगे । अपने मन से इन दुविचारों को हटा दो ।” 


सीता ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखनेग्लगीं । 
थोड़ी देर बाद फिर बोलीं, “मैं दूसरे की पत्नी हूं, मैं कभी तुम्हारी पत्ती नहीं 
हो सकती। धर्म भ्रष्ट मत हो। अधर्म-मार्ग पर मत चलो। मैंने देखा है कि तुम 
अपनी पत्नियों की कैसी अच्छी तरह रक्षा कर रहे हो। कया दूसरे भी इसी 
तरह अपनी पत्नियों को बचाने की चेष्टा न करेंगे ? परस्त्री पर कभी बुरी 
हृष्टि न डालो । दूसरे की स्त्री को चाहने का अधिकार किसी को भी नहीं हो 


रावग की याचना : सीता का उत्तर २४६ 


सकता | तुम्हारे कई स्त्रियां हैं, जो तुम्हें खूब चाहती हैं। उनसे ही संतोष 
पाओ, अन्यथा अपमान और दुःख के पात्र बतोगे। इसमें कोई दक नहीं । 


“क्या तुम्हारे पास भले और अच्छे उपदेश देनेवाले कोई नहीं हैं? 
ऐसे बरे काम में तम क्‍यों लगे ? ऐसा करके तम अपने को और अपनी प्रजा 
दोनों को ड्रबों रह हो । तुम राजा हो | राजा के लिए अपने मन को अंकुदा 
में रखने की बड़ी आवद्यकता होती है; नहीं तो उसका देश, राजधानी, धन- 
दौलत, सब-कछ नप्ट हो जाता है। तम्हारे कारण सारो लंका मिट जाने- 

ली है, इसमें कोई शंका नहीं। अपने ऊपर जो उत्तरदायित्व है, उसे 
सोचकर मन से बरे विचारों को हटा लो। प्रजा की रक्षा करा । अपने को 
भी वचाओ, नहीं तो जब तुम मरोगे, तुम्हारी प्रजा खुश होकर कहँगी 
“चलो, अच्छा हुआ, दुराचारी राजा मर गया ।' तुम्हारा ऐदवर्य मुझे नहीं 
चाहिए। उससे मुझे ललचाने का प्रयत्न छोड़ दो, उससे कोई लाभ नहीं । 
मैंने राम के साथ पाणिग्रहण किया है। उन्हें कभी नहीं छोड गी । दूसरे के 
वश में कभी न होऊंगी। मैं दशरथ-नंदन की प्रिय भार्या हैं। उन्हीं की रहूंगी । 
जैसे संपूर्ण रूप से वेदाध्ययन कर लनेवाल, ब्रती ब्रह्मचारी के लिए ही वेद 
होता है, वसे ही मैं राम के आधीन हूं और रहंगी। किसी परपुरुष को में 
आंख उठाकर भी नहीं देखंगी । 

“मैं तुम्हें सीखे देती हूं। सुनो, अब भी मौका है। राम से क्षमा मांग छो। 
उनके क्रोध से बचने का प्रयत्न करो | शरण में आकर मांगनवालो की राम 

मेशा अभयदान देते हैं । उसी में तम्हारी भलाई है । मैं तो अब भी उनके 
धनुष की टंकार सुन रही हूं । उससे तुम बच नहीं सकोगे | तुम्हारे बगल में 
ही काल खड़ा है | राम-लक्ष्मण के नामांकित बाण अब शात्र ही लका म 
गिरकर इस नगर को भस्म कर देनेवाल हैं । तुम तो जानते ही हो कि जन- 
स्थान में राक्षसों का क्या हाल हो गया था। तभी तो डर के मारे छिपकर 
तुम मुझे उठा लाये । उन दो भाइयों के सामने तुम टिक नहीं सकते । व्यात्र 
के स्थान में कहीं कुत्ता खड़ा हो सकता है ? सूर्य जैसे मिट्टी से पानी को 
चूस लेता है, राम-लक्ष्मण तुम्हारे प्राणों को उसी प्रकार चूस लंगे। तुम 
उनसे अपने को कहीं भी छिपा नहीं पाओगे । बिजली के गिरने से जंसे पेड़ 
जल जाता है, राम के वाण से अपना मरण निश्चय समझी | 


सीता के इन तीखे वचनों से राबण को बड़ा गुस्सा आया । फिर भी 
क्रोध को रोककर वह बोला, “सीते, तुम्हारा पति एक ढोंगी तापस है। 
उस पर तम्हें इतना गर्व क्‍यों है ? तम पर मेरा प्रेम है, इस कारण तुम्हार 
कटु बचनों को क्षमा करता हूं | तुम्हें में अब भा चाहता हू । इसाी कारफ 


२५० दद्रथ-नंदन श्रीरास 


अपने क्रोध को दबाकर चुप हं, नहीं तो तुम अब तक जिंदा नहीं रहतीं। 
मैंने तम्हें जो अवधि दी है, उसमें अब दो ही महीने बाकी हैं । तब तक अपने 
विचार बदल लो और दो महीनों के बाद मेरी पत्नी बनकर मरे अंतःप्र में 
आा जाओ, नहीं तो मेरी पाकशाला में तुम्हें ले जाया जायगा । वहां मेरे लिए 
भोजन बनानेवाले तुम्हारे शरीर का सुस्वादु भोजन तेयार कर दंगे ।” 


मनुष्य का मांस राक्षसों की खुराक होती थी, इसलिए रावण की यह 
बात केवल धमकी न थी । उसके घर में प्रतिदिन जो बात होती थी, उसी की 
चेतावनी उसने सीता को दी थी । क्‍ 

तब भी सीता डरीं नहीं । रावण से बोलीं, “तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गई है । तुम्हें समझानेवाला कोई नहीं ग्रालूम होता है। राम के दंड से तुम 
वचनेवाले नहीं हो | जंगली हाथी के समान बलशाली राम' यहां अवद् 
आयेंगे, उनसे तुमने जान-बूझकर दुश्मनी मोल ली है । अपने को कुबेर का 
भाई बताते हो । अपनी गिनती झश्ूरों में करते हो। सेना भी तुम्हारी खूब 
बढ़ी-चढ़ी है। तब मुझे चोरी से उठा लाने का नीच कार्य तुमने क्‍यों किया 
ऐसा करते हुए तुम्हें शरम नहीं आई ? 


सीता के इन वचनों से रावण का गुस्सा बहुत बढ़ गया | लाल-छाल 
आंखों से उसने सीता को देखा । जब उसकी छोटी रानी धान्यमालिनी ने 
देखा क्रि रावण का पारा बहुत चढ़ रहा है तो प्यार से उसका आलिगन 
करके वोली, “नाथ, आप इस तुच्छ मानुषी के लिए क्‍यों परेशान हो 
हैं? इसका भाग्य ही खोटा है, तभी तो यह आपकी बातें मान नहीं रही 
है । कीडे-जेसी जरा-सी तो है। छोड़िये इसे । चलिये अपने अंतःपुर में । 

बड़े प्रेम के साथ वहां से वह रावण को अंदर ले गई। रावण भी 
हसता हुआ उसके साथ चला गया। उसके परों के भार से भूमि डोलने 
लगी। जाते-जाते रावण राक्षसियों को आदंश देता गया कि वे सीता को 
किसी-न-किसी प्रकार से राजी करके ही माने । 


रावण के जाने के बाद सभी राक्षसियां सीता को घेरकर वैठ गईं और 
उन्हें डराने-धमकाने लगीं। रावण के सामने तो सीता डरी न थीं, कितु 
इन भयंकर आकार की राक्षप्तियों को देखकर भय से कांप उठीं। एक ने 
सीता को घमकाया, “रावण को तूने क्या समझ रखा है ? वह बड़े ऊंचे 
कुल का है | उसके समान वीर दूसरा कोई नहीं । रावण जब तुझसे प्रेम की 
मांग करता है, तो तू कैसी मूर्ख है, कि उससे इन्कार करती है। वह स्वयं 
ब्रह्मा का प्रपोत्र है, बह्मा का पुत्र पुलस्त्य था। पुलस्त्य का पौत्र रावण है। 
रावण ज॑से साहसी के प्रति उदासीनता न दिखा ।' 


बुद्धिमततां वरिष्ठ २५१ 


दसरी ने भी रावण का गणगान ऋरके सीता को सलाह दी कि रावण 
की बाद मान छे। तीसरी ने कहा, “राक्षसद्र के सामने सार देवगण डर से 
कांपते रहते हैं। अरी पगली, जब्र बढ़ चाहता कि त्‌ उसकी पत्नी बने, तो 
उससे बच थाड़े ही सकेगी । 

चौथी ने कहा, “अपनी सभी रादियों का तिरस्क्रार करके रावण तझे 
अपनी पटरानी बनाना चाहता है | तह बह सबसे अधिक संदरी समझ र 
है । तो पागल मत बन । हां कह दे । 

यों एक के बाद एक, वे सीता के सामने रावण का गणगान करती 
रहीं। उन्होंने क अगर त्‌ रावण की भांग स्वीकार नहीं करेगी तो 

वश्य ही मार डालो जायगी। अंत में सब एक साथ बॉलों, हमे जो 

कुछ कहना था, क्रह दिया, अब तेरी मर्जी । जान-वुझकर मरना हो तो भले 
मर।” 


दर: 
बद्धिमरत्ता वरिष्ठ' 


सीता अकेली कद में थीं। वह बहत ही साहसी थीं। फिर भी कई 
सास कारावास में रहने तथा हमेशा डराये-धमक्राये जाने स अब वह 
कुछ हताझ-सी हो रही थीं। उन्होंने बडी प्रतीक्षा को कि राम-लछक्ष्मण उन 
हुं ढते हाए बहां पह्च जायंगे, पर ततो राम-लक्ष्मण ही आये, न कोई दसरा 
| वहां ऐसा था, जो उन्हें दो-चार आश्वासन के बोल सुनाकर थीरज 
दिलाने का प्रयत्त करता । ऐसी स्थिति में सीता का निराश हो जाना 
स्वाभाविक था। 
तेसियां उन्हें कुछ-त-कुछ कहकर सताती ही गई, “क्या अब भी 
हमारी बात नहीं मानेगी ? तू तो हद से ज्यादा मूर्ख है। मनुप्य-जाति के 
लोग ऐसे ही मुख होते हें। एक तुच्छ मनुष्य की याद में ऐसे बड़े भाग्य को 
ठुकरा रही है। रावण के अंतःपर का अधिकार भला किसी ऐसे-वर्स को 
मिल सकता है ! एक निकम्मे दरिद्र आदमी के ध्यान में पड़ी है । उस्त फिर 
से पाने की तेरी आशा व्यर्थ है। उसे छोड़ दे। रावण की बात सान जा । 
उसकी अतुल घन-दोलत का भोग कर । 
तृत्तियों की ये बातें सूनकर सीता बड़े जोर से रोने लगीं। वोलों, 
“ऐसे पाप-वचन मुझे मत सुनाओं। मैं कभी तुम छोगों की बात नहीं 
मानूंगी। राम को तुम लोग गरीब और देश से निकाला हुआ बताती हो | 
यह ठीक है, पर मनुष्य-जाति की स्त्रियां केवल इन्हीं कारणों से पति का 


२५२ दक्षरथ-नंदन श्रीराम 


त्याग नहीं कर देतीं । राक्षसेंद्र एक मानुष-स्त्री को क्‍यों चाहता है ? यह 
अनुचित बात है, असंभव है। जैसे सूये के साथ-साथ उसकी प्रभा चलती 
रहती है, व॑से ही मैं भी अपने पति श्रीराम से सदा संलग्न हुं। जैसे शची 
देवेंद्र कं साथ और अरु धती वसिष्ठ के साथ सदा रहती हैं, में भी सदा राम 
के ध्यान में रहंगी । 

राक्षस्तियों ने सोचा कि इस स्त्री के साथ प्यार से बोलने से कोई लाभ 
नहीं । इसे अब डराना चाहिए। एक बोली, “मुझे गर्भ है। मनुष्य-मांस 
खाने की कब से इच्छा हो रही है । मेरा तो इस मानुषी को चीरकर इसका 
कलजा चबा जाने को मन कर रहा है। 

दूसरी ने कहा, “चलो, इसका गला घोंटकर मार डालती हैं। महाराज 
रावण से कह देंगी कि वह दुःख के कारण मर गई। रावण इसे भूलकर 
जरा चेन तो पायेंगे। 

तीसरी ने कहा, “इसका कलेजा बहुत ही स्वादिष्ट होगा ।” 

चोथी ने कहा, “चलो, इसे अभी मार डालती हैं। सब मिलकर इसका 
मांस खायेंगी । देखो तो, कौन है उधर ! सुनो, यहां आओ । कुछ चटनी और 
अन्य व्यंजन ले आओ । साथ ही शराब का घड़ा भी लेती आना। इसका 
मांस खाकर फिर खूब दराब पियेंगी। फिर देवी निकुंभिला के मंदिर मैं 
जाकर नाचेंगी और गायेंगी ।” 

'राक्षसियों के ऋर रूप और डरावनी बातों से सीता बिलख-बिलखकर 
रोने छगीं। बड़ी धीरजवाली होने पर भी ऐसी असहाय स्थिति में अपने को 
पाकर वह एक बालक की तरह क्रंदन करने लगीं । तब भी राम का ध्यान 
उन्होंने एक क्षण के लिए भी न छोड़ा और अपनी बुद्धि को स्थिर रखा । 

'राम, तुमने चोदह हजार राक्षसों को जनस्थान में निर्मल कर दिया 
था। मुझे छुड़ाने अभी तक क्यों नहीं आये ? दंडकारण्य में भयंकर राक्षसों 
को तुम दोनों भाइयों ने मार डाछा था। अब क्यों चुप हो ? शायद तुम्हें 
मालम नहीं कि में कहां पर हूं ? मालूम होता तो अब तक यहां पहुंचे बिना 
कभी न रहते । गिद्धराज जटायु को रावण ने मार डाला । यदि वह जीवित 
होते तो अवश्य तुम लोगों को बता देते कि मुझे रावण उठा ले गया है। 
गरीब पक्षी मेरे कारण राक्षस के साथ घोर युद्ध करके मर गया। राम को 
अब तक पता भी न चला होगा कि मेरा क्‍या हुआ ? 

“कितु एक-न-एक दिन राम अवश्य आयेंगे। यह लंका और सारे 
राक्षस मर-मिटनेवाल हैं। इस नगरी के घर-घर में स्त्रियां विधवा होकर 
रोनेवाली हैं।' 

अपने मन में इस प्रकार से विचार करती हुई सीता कुछ शांत हुईं । 


बुद्धिमतां वरिष्ठ २५३२ 


तुरंत ही उनके मन में और विचार आने लगे, 'राम जश्ञायद मेरे विर 

मर न गये हों । यह भी बिलक्रलू संभव है, अन्यथा वह इतने दिनों तक छुप 
केसे रहते ? राम, तम बड़े भाग्यशाली हो | देवों के साथ रहने चल गये। 
मैं बडी पापित हूं, जो अभी तक जिंदा है । मेरा हृदय बहुत कठोर है, 
इसी से अभी तक मरी नहीं । 

राम ने कहीं संन्यास तो नहीं ले लिया ? हो सकता है, दोनों भाइयों 
ने मुझे याद करना ही छोड़ दिया हो । पर नहीं, वीर पुरुष अपने कतेव्य 
को पूरा किये बिना संन्यास-जीवन कभी नहीं ग्रहण करते । राम को अभी 
तक यह पता नहीं चला होगा कि मैं कहां पर है। राम का जो मुझ पर 
प्रेम था, वह कहीं समाप्त तो नहीं हो गया ? कहते हैं कि आंख के सामने 
न रहने पर वस्तु का स्मरण भी जाता रहता है । 

पर नहीं, मेरा यह सोचना भी ठीक नहीं । मेरे राम मझे कभी नहीं 
'भूलगे। मैंने क्या पाप किया जो बह मुझे भूल जाय॑ ? 
ही ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी छल-कपट से रावण ने दोनों राज- 
कुमारों को मरवा डाला हो ? ' 

जनकनंदिनी सीता इस प्रकार तरह-तरह की आशंकाएं करने लगीं । 
उन्हें अब जीवित रहने में कोई सार न लगा । शोक का भार सहना अब उन्हें 
असह्य लगने छगा। उन्होंने प्राण-त्याग करने का निश्चय कर छिया | उप- 
बन के शिशुपा-वक्ष की डाल पर अमने लंबे केशों की फांसी लगाने का 
नि३चय कर लिया। अपने विषाद से छटकारा पाने का दूसरा उपाय उन्हें 

दिखाई दिया। 
५ ७ ५ 

राक्षत्िियों की समझ में नहीं आया कि सीता के मन में परिवर्तन किस 
प्रकार लाया जाय । उनमें से कुछ तो रावण के पास यह कहने के लिए 
चली गई कि उनसे काम नहीं सथ सकता । कुछ वहां टिकी रहीं और सीता 
को धमकाती रहीं । 

तब उनमें से त्रिजटा नाम की राक्षसी ने दूसरी अन्य निशाचरियों 
को डांटकर कहा, “अरी बेवकूफ राक्षसियों, तुम लोग यह क्‍या कर रही 
हो ? मुझे तो लगता है कि राक्षस-कुल का नाश जल्दी ही होनेवाला है । 
आज मैंने एक भयानक सपना देखा है, उसे सुन छा । 

“मैंने देखा है कि सीता का पति राम सूर्य के समान चमकता हुआ 
लंका में आ पहुंचा है, और रावण को यमलोक पहुंचाकर सीता को हाथी 
पर बिठाकर वापस ले गया है । मैंने अपने सपने में रावण तथा सारे राक्षस- 
कुल को मैले-कुचेले कपड़े पहने यमदेव द्वारा खींचे जाते भी देखा है। 


२५४ दह्रथ-नंदत श्रीराम 


“अत: अब तुम लोग सीता को सताना छोड़ दो | यह बड़ी पतिक्रता 
है । इसके रोष के बजाय इससे आशीर्वाद की मांग करो। 

जब त्रिजठा राक्षसियों को अपने स्वप्न का हाल बता रही थी, सीता 
को, जो अपने प्राणत्याग करने का संकल्प कर रही थीं, अच्छे-अच्छे शकुन 
दिखाई देने लगे । उनके मंगल-सूचक अंग फड़कने लगे । 

0 क। कर 

, पेड़पर बैठा हुआ हनुमान यह सब देख-सुन रहा था। वह सोचने लगा 
कि अब आगे क्‍या किया जाय । पाठक कह सकते हैं कि वह लंका में तो 
पहुंच गया था| सीता को भी देख लिया था, तब फिर बहुत सो चने-विचा रने 
की क्या आवश्यकता रही होगी ? कितु उसका काम जितना हम लोग 
सोचते हैं, उतना सरल न था। अब आगे देखे कि हनुमान क्या करता है । 

मारुति सोचने लगा, सबसे कठिन काम समुद्र पार करने का था। 
वह तो मैंने कर डाला | सीता को भी ढूंढ निकाला। राक्षसों का नगर, 
उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आदि को भी अब मैं जान गया हूं। मैंने एक 
जासूस का काम तो कर डाला । यह सब मैं राम के पास जाकर तुरंत बता 
सकता हूं, कितु यहां का क्‍या हाल होगा ? राम-लक्ष्मण वानर-सेना के 
साथ यहां पहुंचे, उससे पहले सीता मर जायगी, तो सारा काम बिगड़ 
जायगा । मुझे सीता से मिलकर उनको आदव्वासन और धेये दिये बिता 
वापस नहीं जाना चाहिए। सीता से मिले बिना और उनसे बात किये 
बिना राम के पास जाऊंगा तो राम को भी संतोप नहीं होगा। तब यह 
सोचना चाहिए कि सीता से बात कैसे की जाय ?' 

आंजनेय स्तोत्रमाला में उसे 'बुद्धिमत्तां वरिष्ठ कहा गया है, यह 
बिलकुल ठीक है। । 

हनुमान सोचने लगा, वेदेही से किस भाषा में बात करूं ? कैसा रूप 
घरकर उनके सामने जाऊं ? मुझे देखकर सीता संदेह कर सकती हैं कि 
रावण ही बंदर-रूप में न आ गया हो । वह चिल्ला उठेंगी। सोती राक्ष- 
सियां आवाज सुनकर उठ पड़ेंगी और मुझे देख लेगी । मुझे दुश्मन का 
जानकर मरवाने के लिए राक्षसों को बुला छायेंगी। घोर युद्ध छिड़ 
जायगा। तब मैं भी चुप न रह सकंगा। बहुतों को मार डालंगा, कितु 
उससे सीता को छुड़ाने के काम में रुकावट पैदा हो जायगी। मुझे भी 
पकड़कर ये लोग कद में डाल देंगे तो राम के पास संदेश कौन ले जायगा ? 
वेसे मुझे केद करना आसान नहीं है, फिर भी मैं अधिक घायल हो गया 
तो शायद लौटने में समुद्र पार न कर पाऊंगा। इसलिए मुझे एक-एक 
कदम सोच-समझकर उठाना होगा । राम और सुमग्रीव मेरे ही भरोसे पर 


सोता को आइवासन २५५ 
हैं। मझ जल्दबाजी में कोई गलती न कर बैठनी चाहिए । सीता के मन में 
र॒ पैदा किये बिता मुझे उनके साथ बात करनी होगी। उनके मन में य 
संदेह न होना चाहिए कि में रावण हैं या उसका कोई सद्दायक है । उसके 
लिए क्या उपाय सोचा जाय ? 

में बहुत ही घीमी आवाज में, सीता ही सन सके, ऐसे स्व॒र में, राम 
के गुण और उनकी कथा सनाने लगंगा । उसे सनकर सीता के सन में आनंद 
पन्‍न होगा, वह मुझ पर विश्वास करेंगी और तब काय सफल होगा। 
यों दुद्धिमत्तां वरिप्ठ' हनुमान सोचकर पेड़ में छिपे-छिपे ही बहुत 
धीमी आवाज में राम-नाम का जय करने लगा । 


ह३: 
सीता को आश्वासन 


तरू-पललवों के बीच छिषा हआ हनुमाव अपने-आप ही बहुत धीमी 
आवाज में, जिसे सिवा सीता के ओर कोई सुन न सक्के, रामचंद्र के बार से 
कहने लगा, “राजा दब रथ कोशल देश के राजा थ। उनको चतुरंग सेना 
बहुत बड़ी थी। पृण्यशील दशरथ सत्य और धर्म की रक्षा में तत्पर, यथ्यस्वी 
तथा सभी राजाओं में अग्रगण्य थ। ऋषियों के समान नियमशील थे। 
देवेंद्र के समान पराक्रमी थे। वह किसी से न ठप करते थे, न किसी को 
उन्होंने कभी सताया था । इध्वाकु-कल-सिट्ठ चक्रवर्ती, सत्यपरायण दशरथ 
के चार पत्र में सबसे बढ़े राम हैं । दद्धिमान, घतिमान, धनवंद में पारंगत 
श्रीराम अयोध्या की प्रजा पर बहत स्नेह रखते थे । प्रजा भी राम को बहत 
हती थी । धर्मनिप्ठ राम राजगढद़ी के सभी हष्टि से अधिकारी थे । क्ितु 
उन्हें अपने पिता का वचन पालन करने के लिए अपना राज्य छोड़ देना 
पड़ा और जंगल में वास करना पड़ा। उनके साथ उनकी पतिक्ता पत्नी 
और छोटा भाई लक्ष्मण भी थे । वनवास के समय राम ने अनेक क्रूर 
राक्षसों को हराकर ऋषियों की रक्षा की । खर और दधण नाम के महाबली 
क्षसों का वध कर डाला | उनकी सेना में से शायद ही कोई बचा होगा । 
उसका बदला लेने के लिए रावण ने एक राक्षस को माया-मृंग के वेश में उन 
लोगों के पास भजा | सीता का मन लुभाया। जब राम और लक्ष्मण दोनों 
पर्णशाला छोड़कर चले गये, तब बलान सीता को वह उठा ले गया। राम 
और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए निकले । राम ने सुग्रीव नामक वानरराज 
से मित्रता की | बालि को हराकर सुग्रीव को राज्य दिलाया । सुग्रीव के 
आदेश से हजारों वानर-वीर सारे भूमंडल में सीता को खोजने लगे | वे 


२५६ दकरथ-नंदन श्रीरास 


बानर असाधारण शक्तिवाल, नाना प्रकार के रूप धर सकनेवाले थे | उनमें 
से एक मैं हूं। संपाति गिद्ध ने मुझे कुछ बातें बताई थीं। उससे यहां के बारे 
में जानकारी पाकर, मैं शतयोजन विस्तीण्ण समुद्र को लांघकर, यहां पहुंचा 
हूं । श्रीरामचंद्र ने देवी के जो रूप और रक्षण मुझे बताये थे, वे सब मैं 
आप में पा रहा हूं ।' 

इतना कहकर वायुपुत्र चुप हो गये । इन मधुर वचनों को सुनकर देवी 
सीता विस्मृत हुईं, अति प्रसन्‍्त हुईं, चारों तरफ देखा कि यह कौन बोल 
रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ । वह जानना चाहती थीं कि ऐसी शुद्ध संस्कृत 
भाषा में कौन बोल रहा है । वहां कोई मनुष्य. दिखाई न दिया। सीता ने 
एक छोटे-से बंदर को पेड़ की डाली में छिपा देखा | वानर बड़ा सुंदर था। 
उसके चेहरे पर बुद्धि का तेज था। हनुमान बाल-सूर्य की तरह तेजयुक्त 
था | उस पर जब जगदंबा सीता की शीतल दृष्टि पड़ी, तो वह आनंद से 
पुछकित हो उठा । 

उस हृइ्य की हम भी कल्पना करके कताथे होने का प्रयत्न करें। 
उससे हमारा हृदय पावन होकर हम भव-भय से मुक्त होंगे। क्षीरसागर 
छोड़कर भगवान नारायण हमारे हृदय में वास करने के लिए खुशी के साथ 
आ जायंगे। भक्तों का पावन हृदय ही वास्तव में क्षी रसागर है। 

0 0 ७ 

देवी जानकी ने हनुमान को देखा। वह विचार में पड़ गईं। सोचने 
लगीं, "मैंने जो सुता था, जो देख रही हूं, वह सब कहीं स्वप्न तो नहीं है। 
जिस वारे में सदा सोचती रहती हूं, उसी का मैं यह स्वप्त तो नहीं देखती 
हूं! मेरे प्राणनाथ श्रीराम की बातें ही सदा मेरे मन में आती रहती हैं। 
इसलिए मुझे भ्रम ही हुआ है या कोई मुझे उनकी कथा ही सुता रहा है ? 
इसमें कोई शक नहीं कि मैंने स्वप्न ही देखा । कहते हैं कि स्वप्न में बंदर को 
देखना अच्छा नहीं होता । बंधु-बांधवों की हानि होती है | मेरे राम, तुम 
कुशल से रहो + लक्ष्मण मंया, तुम अच्छे हो न ? मिथिला में मेरे माता-पिता 
सब कुशल से हों । पर नहीं, यह स्वप्न नहीं मालम होता। बंदर स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है और मैं सोई भी नहीं हूं । सो जाने पर ही तो स्वप्न की 
संभावना हो सकती है। यह सचम्‌च की बात है, स्वप्न नहीं। है देवगण, 
क्या सचम्‌च यह वानर मेरे राम के पास से आया है ? तुम छोग मुझ पर दया 
करो । ऐसा ही हो कि यह मेरे ताथ का दूत हो । हे वाचस्पति, हे अग्नि, है 
स्वयंभू, तुम सबको मेरा नमस्कार । मेरी रक्षा करो ।' 

इधर सीता के दर्शन से प्रफुल्लित हनुमान पेड़ से नीचे उतर आया। 
देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, “मां, आपका तेजोमय रूप 


सीता को आवइवासन २५७ 


खकर मज्े दंका हो रही है कि आप कोई देवकन्या दो नहीं हैं ? या आप 
कोई नागकन्या हैं ? आप चंद्रमा से बिछड़ी नाहिणी तो नहीं हैं ? वसिष्ठ से 
किसी कारण से विलग हुई अरू घती तो नहीं हैं ? ध्यान से देखने पर तो 
आप मानवी ही मालम होती हैं । अवदय ही आप एक राजकुमारी हैं। आप 
के तथन-कमलों से आंस क्‍यों निकल रहे हैं ? अत्यंत उदास एवं दखी होकर 
पेड़ के सहारे आप क्यों खट्दी हैं ? मझे अपना परिचय देने की कृपा कर । 
क्या आप ही राम-वल्लना सीता हैं, जिनका रावण ने अपहरण किया ? क्‍या 
मझे सचमच ही देवी सीता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ? सझे बताकर 
नुग्रहीत कर। हनुमान ने नश्रतापूर्वक् मधु रता से पूछा 
सीता के हे का ठिकाना न रहा । बोलीं, “भेया, में सीता ही है । विदेह 
राजा की पत्नी, राम की सहर्धामिणी । बारह वर्ष मैंने अयोध्या में अपने पति 
के साथ बढ़े आराम से बिताये। जब बारह वर्ष बीत गये. तब मेरे स्वसूर 
सम्राट दरथ ने मेरे पति के युवराजाभियेक की आयोजना की। सब 
तैयारियां हो चुकी थीं, पर राजा की सवस छोटी रानी ने हठ किया कि 
राज्य उसके बटे भरत को दिया जाय और मेरे पति की चौदह वर्ष वनवास 
की आज्ञा दी जाय | उसने अपनी मांग स्वीकार न किये जाने पर आत्म- 
हत्या कर डालने की धमकी दी । राजा ने कभी उसे दो वर मांगने का 
वचन दे रखा था । इसलिए उन्हें विवश होकर राम को वन भेजना पड़ा । 
मेरे पति ने बड़ी प्रसन्‍्तता के साथ पिता की आज्ञा मान ली । वह जब वन 
जाने की तैयारी करने लगे तब मैंने कहा कि, 'मैं भी आपके साथ चलंगी। 
में अपने पति से एक क्षण के लिए भी अलग क्यो रहे ? छोटा भाई लक्ष्मण 
तो मनसे भी पहले भाई के साथ चलने के लिए तेयार हो चुका था। हम 
तीनों बन के लिए रवाना हुए। बन में घम-फिरकर हम दंडकारण्य वन में 
रहने लगे। वहां आराम और झ्ञांति से हमारे दिन बीत रहे थे कि रावण 
ने एक दिन छल-कपट और जोर-जबद॑स्ती से मझे पर्णशाला से हर लिया 
और इस अज्योक-वाटिका म॑ कैद में डाल दिया । उसने मझ बारह मह्दीने की 
वधि दी है| उसमें अब दो महीने ही बाकी रह गये हैं । बस, समझ लो कि 
दो महीने से अधिक मेरे जीवित रहने की अब संभावना नहीं कहते 
हते सीता का गछा भर आया । 
हक कक दे 
इस प्रकार एक बार हनुमान के मंह से ओर दूसरी बार स्वयं सीता के 
मंह से दो छोटे अध्यायों में पवंकथा का वर्णत कवि ने कर दिया है। इसे 
हम संक्षिप्त रामायण कह सकते हैं । वायुपुत्र हनुमान और सीता माता के 
मुख से हमें रामायण सुनने का सौभाग्य कवि दिलाते हैं । जैसे त्रिविक्रम ने 


२भ्८ दशरथ-नंदन श्रीराम 


अपने छोटे-छोटे तीन चरणों में सारी दुनिया को नाप लिया था, और उससे 
महावली उद्धार पाया था, उसी प्रकार सारी रामायण की पूर्व-कथा को 
बहुत ही थोड़े इलोकों में संपुटित करके देवी जानकी ने हनुमान को बताया। 


हम उसे पढ़ें और अपने हृदय से अहंकारादि दुर्गुणों को दूर करके प्रभु की 


शरण ले । 
05 0 0 

जब वैदेही ने अपने मुंह से हनुमान को बताया कि अब दो महीने से 
अधिक समय मैं नहीं जी सकगी, तो मारुति देवी सीता को ढाढ़स देने लगे, 
“पुरुषोत्तम, वीरों में श्रेष्ठ, सम्राट के सुपुत्र श्रीराम ने आपको अपना कुशल 
समाचार भेजा है। आपकी स्थिति का ही सदा विचार करनेवाले दखी 
भाई लक्ष्मण ने आपको अपना प्रणाम भेजा है।” 

अपने पति और देवर के नाम और उनका संदेश सुनकर सीता का 
सारा शरीर पुलकायमान हो उठा। बोलीं, “मैं यह कैसी शांतिप्रद बातें 
सुन रही हूं | तभी तो लोग कहते हैं कि प्राण रहे तव तक आश्या नहीं छोड़नी 
चाहिए। कभी भी आशा सफल हो सकती है । आज मैं समझी कि यह बात 
बिलकुल सच है। ह 

हनुमान और सीता दोनों में, जो आज तक बिलकुल एक-दूसरे से अपरि- 
चित थे, परस्पर स्नेह और सद्भावना पेदा हो -गई। हनुमान बहुत ही 
प्रसन्‍न था । उसने सोचा कि जानकी के ओर पास जाकर उसे अच्छी तरह 
से आइवासन द्‌ । वह सीता के एकदम निकट जाने लूगा, लेकिन सीता को 
एक बार राक्षसों के माया-रूप का बड़ा बुरा अनुभव हो चुका था। इसलिए 
हनुमान को अपने पास आते देखकर वह चोंक पड़ीं। उन्हें फिर डर और 
संदेह होने लगा | अब तक वह पेड़ के सहारे खड़ी थीं। अब' वह दोनों हाथों 
से अपने चेहरे को ढंककर एक ओर बेठ गईं। यह देखे हनुमान विनय- 
पूर्वक अंजलिबद्ध होकर सामने खड़ा हो गया । 

सीता डरकर बोलीं, “ अब में समझी, तू रावण है। एक बार संन्‍्यासी 
के वेश में आकर मुझे बहकाया । अब दूसरे वेश में आया है । मैं कहती 
हूं, तेरा भला नहीं होनेवाला । तू मेरे सामने से हट जा | उपवास और दुःख 
से मेरा शरीर और मन दोनों बहुत ही दुबंल अवस्था में हैं। मुझे तंग करेगा 
तो तुझे बड़ा पाप लगेगा। चला जा यहां से !” 

सीता यों बोलीं तो पर जरा सोचने भी रूगीं, “यह प्राणी झात्र-पक्ष का 
दीखता नहीं, क्‍योंकि इसे देखकर मेरे मन में एक प्रकार का वात्सल्य और 
श्रद्धा का भाव पंद्ा होता है। शायद इस पर शंका करना उचित नहीं है।' 
यह सोचकर फिर बोलीं, “हे वानर, क्‍या तू सचमुच राम का दूत है ? अगर 


क 


सीता को आश्वासन २५६ 


39, 


यह सही है तो तेरा मंगड हो। राम के बारे में मुझे और भी बातें सुना । मेरा 
हृदय धांत कर ।! | 

सीता को फिर संदेह होने ूगा कि वह कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही 
हैं या पागल तो नहीं हो गई ? मन-ही-मन बो्ीं, नहीं, मैं अच्छी तरह देख 
रही हूं, सोचती भी हूं। पागल भी नहीं दीखनी, पर बह वानर दइतयोजन 
विस्तृत समुद्र पार करके यहां कैसे आया दोगा । जरूर झठ बोलता है । यह 
रावण ही है। यों सीता के सन में विचार आने लगे । उन्होंने हनुमान की ओर 
आंख उठाकर नहीं देखा । 

हनुमान ने देखा कि अब भी सीता के मन में भय और जंका है। यह 
स्वाभाविक ही था| वह विचार करने लगा कि सीता के मन में विश्वास लाने 
के लिए क्या किया जाय | पुनः राम की स्तुति करने का हनुमान ने निदचय 
किया। उसने देखा था कि राम का वर्ण न सुनने से सीता अपना दुःख घूछकर 
प्रसन्‍नचित्त हो गई थीं। वह फिर श्रीराम की स्तुति करने छगा[-- 

“श्रीराम आदित्य के समान तेजस्वी हैं। चंद्रमा के समात सर्वजनप्रिय 
हैं। देवताओं में कुचेर की तरह, पृथ्वी के राजाओं में अश्नगण्य समझे जाते 
हैं। महाविष्णु के समान यशस्‍्वी और पराक्रमी पुरुष हैं । वहस्पति के समान 
घीमान, सत्यवादी और मृदु बचन बोलनेवाल हैं। मन्मथ के समान 
'रूपवान हैं। जहां और जिस पर क्रोध करता उचित है, उस पर वह 
क़द्ध भी होते हैं। बड़े न्‍्यायी पुरुष हैं। मैं उन्हीं श्रीराम का दूत हूं 
रावण ने माया-प्रृग द्वारा बहकाकर आपको राम से अलग करवाया । जब 
आप अक्रेली पड़ गईं तो वह आपका हरण करके भाग निकछा। इस अत्याचार 
का फल रावण को अवध्य ही मिलनेबाला है। यह सब आप अपनी 
आंखों ने देखेंगी। राम-लक्ष्मण के बाणों से छंकापुरी के जलने में अब देर 
नहीं रही । राक्षम-समूह समूल नप्ट हो जानेवाला है। मैं राम के पास से 
आया हू। आपका संदेशा श्रीराम को सुनाऊंगा! राम की ओर से आपसे 
विनयपूर्वक मैं कुशल-प्रश्न कर रहा हूं । लक्ष्मण की ओर से मैं आपको प्रणाम 
कर रहा हु। वानरराज सुग्रीव का प्रतिनिधि बनकर आपको नमस्कार कर 
रहा हूं । राम-लक्ष्मण-सुग्रीव को सदा आपका ध्यान रहता है। मेरा अहो भाग्य 
है कि आपको मैंने जीवित पाया । अब गीत्र ही राम-लक्ष्मण और वानर- 
राज सुग्रीव सेना के साथ यहां आयेगे। सुग्रीव का मैं मुख्य मंत्री हूं। 
मेरा नाम हनुमान है। समुद्र को लांघकर मैंने रुका में जो पैर रखा है, बस 
यही समझ लीजिये कि वह रावण के सिर पर रखा है। देवि, मुझ पर शंका 
नकरें। मैंश्रीराम का दूत हुं।” इस प्रकार बोलते-बोलते भावावेश के 
कारण हनुमान की आंखें गीछी हो गई । 


श्न 


हनुमान की विदाई २६१ 
: दे :; 
हनमान की विदाई 
5 ५ 


सीता हनुमान से कहने लगीं, “प्रिय मारुति, तमसे सारी बातें सुन लेने 
पर मुझ हँसना और रोना एक साथ आ रहा है। समझ में नहीं आता है कि 
अब क्या करूं। ऐसा मालूम हो रहा है कि में विष और अमत दोनों एक 
साथ पी रही हूं। राम मुझे भूल नहीं गये, मुझे ढंढने में लगे हैं, यह सोच- 
कर आनंद का अनुभंव हो रहा है, कितु उनके दुःख से मेरा मन भी उसी 
प्रकार रो रहा है । 
अपने मन की बातें सही रूप में हनुमान को बताकर सीता को कुछ 
समाधान हुआ । हरेक मनुष्य जीवन में सुख ओर दु:ख का निरंतर अनुभव 
करता है। सीता बोलीं, “मित्र, मालम होता है कि दुनिया में हर कोई सुख 
और द्ःख के बंधन में कस जाता है। राम, लक्ष्मण और में अब इसका 
अनुभव कर रहे हैं। बवंडर में झोंके खानेवाली नाव की तरह मेरे प्राणनाथ 
आकुल-व्याकुल हो रहे होंगे। है प्रिय वानर, मेरे स्व्रामी यहां कब तक आ 
जायंगे ? कब इन सब क्र राक्षसों को हरायेंगे ? मुझे रावण ने जो समय 
दिया है, तब तक वह न आ पाये तो क्‍या होगा ? अब दो ही महीने बाकी 
रह गए हैं । रावण के विभीषण नाम का एक भाई है। उसने रावण को 
बहुतेरा समझाया | मुझे वापस राम के पास छोड़ आने का सद॒पदेश दिया । 
चेतावनी भी दी कि ऐसा न करने पर सारे राक्षस मारे जायंगे । पर उसका 
समझाना व्यर्थ हुआ। तुमसे मिलकर अब मेरी अंतरात्मा में साहस का 
अनुभव हो रहा है। मेरे मन में किसी प्रकार की भी बुरी कल्पना नहीं रही। 
मुझे तो साफ लगता है कि अब रावण के विनाश का समय समीप आ गया 
| 
सीता बोलती गईं, पर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी रुकती नहीं 
थी । हत्मान से यह देखा न गया । वह बोला, “मां जानकी, आप तनिक भी 
चिता न करें। में जल्दी ही श्रीराम को यहां लाऊंगा। वह बडी भारी सेना 
के साथ लंका में आयंगे। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं कहता हूं कि 
अभी मेरी पीठ पर बठ जाइए। मैं बड़ी आसानी से आपको समंद्र पार 
करा के राम के पास पहुंचा दंगा । उसके लिए पर्याप्त शक्ति मेरे अंदर है। 
जेसे अग्नि इंद्र को हुवि पहुंचाता है, मैं आपको ले जाकर श्रीरामचंद्र को 
समर्पित करूंगा । हे पुण्यशील, इसके लिए आप मजे आज्ञा दें तो मैं आज ही 
आपको श्रीराम के पास पहंचा सकता हूं । अनज-सहित श्रीराम के आज ही 


०2 8 


२६२ दहशरथ-नंदन श्रीराम 


आप दर्शन कर सकेगी । मेरे बल के बारे में शंका न करे। चाह तो मैं इस 
सारी लंका को हाथ से उठाकर राम के चरणों में रख सकता हूं। चलिए, 
मेरे कंधों पर बैठ जाइये। मैं अभी आपको ले चलता हूं। जैसे रोहिणी 
अपने कांत चंद्र के पास पहुंच जाती है, उसी प्रकार आप अपने नाथ के पास 
पहुंच जायंगी । यह आप स्वयं देखेंगी । 

हनमान बड़े उत्साह के साथ अपनी बात कहता गया। सीता के विस्मय 
का पार न रहा । उसने सोचा कि यह नन्‍्हा-सा वानर समुद्र को केसे लांच 
सका होगा। तब सीता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए हनुमान पेड़ के 
चबूतरे से, जहां पर वह इतनी देर से खड़ा था, नीचे उतरा और अपने 
शरीर को पर्वताकार बढ़ाता गया। सीता उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हु 
बोलीं, “अब मैंने तुम्हारी शक्ति पहचानी । फिर भी मैं सोचती हूं कि मेरा 
तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं रहेगा । रास्ते में राक्षस तुम्हें रोकेंगे। तुम्हारे 
ऊपर आक्रमण करेगे। शस्त्रों को तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे। तुम मेरी चिता करने 
लगोंगे। उन राक्षसों से युद्ध करने में तुम्हारा ध्यान बंट जायगा। चाहे 
कितना भी बल अपने में हो तो भी युद्ध में कौन जीतेगा, यह कहना मुश्किल 
है। यदि तुम्हें कुछ हो जाय तो मैं क्या करूंगी । जब तुम राक्षसों के साथ 
युद्ध कर रहे होगे तब मैं किस प्रकार निर्श्चित तुम्हारी पीठ पर बंठी रह 
सकती हूं ? में डर के मारे समुद्र में भी गिर सकती इन सब बातों को 
सोचकर मुझे तो यह ठीक नहीं लगता कियमैं तुम्हारे साथ इसी समय चल पड़ । 
तम चुपके-से मझे ले चलोगे तो श्रीराम के पराक्तम को कौन देख पायगा ? 
क्षत्रिय-कुल का गौरव तो इसी में है कि कझ्षत्रु का सामना करके लड़ और 
विजयी हों । रावण मुझे चोरी से ले आया है। मैं भी यहां से चोरी से 
निकल जाऊं, भैया, मुझे यह बात पसंद नहीं आ रही है। तुम राम-लक्ष्मण 
के पास अकेले ही जाओ। मेरे समाचार सुनाना और उन्हें यहां ले आना । 
अपनी वानर-सेना साथ में लाना। रावण के साथ भयंकर युद्ध होने दो । मुझे 
जरा भी शक नहीं कि हमारा ही पक्ष जीतेगा। पापी राक्षसराज और 
उसके साथी शीघ्र ही यमलोक पहुंचेंगे। मेरे स्वामी के बाण प्रछयय-काल 

के सूर्य के समान राक्षस-समुह्द को नष्ट करनेवाले हैं । 
। हनूमान सीता की बात मान गया । उसने सीता से पूछा, “मैं लौोटकर 
राम को आपका क्‍या संदेश सुनाऊं ? आप कोई ऐसी निश्ञानी राम के लिए 
दें, जिससे उनको विद्वास हो कि मैं आपसे मिला हूं तो अच्छा होगा ।” 
सुनकर सीता को पुरानी बातें याद आ गईं और उनके लिए आंसुओों 

को रोकना मुहिकिल हो गया । 

उन्होंने सोचा कि वह हनमान को कुछ ऐसे संस्मरण सुनायेंगी, जिनका 


हनुमान की विदाई. - २६३ 


पता अब तक केवल राम ही को है। उससे राम को विश्वास होगा कि हनु- 
मान उससे सचयत्त सिछा | बोलीं, “टनों दन मान, एक तार ऐसा हुआ कि 
में और राम चित्रदार में खेल -खल में घम-फिरकर बहुल थक्र गए थ। नेदा- 
तट पर गक जगद्न आराम करने बठे। राम भेरो गादी में सिर रखकर सा 
गए । तब एक कोवा कहीं से आया और मेरे शरीर पर चोंच मारकर सताने 
लगा । मैं उसे हटाती, पर वह बार-बार आकर मुझ तग करन लगा। मेने 
वहीं पास से एक पत्थर उठाकर उस पर फका । तब भी वह रहा माना 
मुझे चोंचों से बुरी तरह घायल करता गया। तब राम ने आंखें खोलीं। 
पहले तो बढ़ समझ नहीं पाए कि यह क्या हआ । सरी आंचाो मे आसू देख- 
कर मुसकराये। उन्होंने वही सोचा कि मैं रूडी हूं, पर जब उन्होंते देखा कि 
मेरा बरीर घायल हआ है और उसमें से खन टपक रहा है ता मर बतान 
पर बोल कि यह काम साधारण कौव का नहीं हा सकता । अवश्य द्वा व 
कौवा कोई असर होगा। उन्‍होंने उस पर अपना अस्त्र फका। अस्च्र ने 
काकासुर का ऐसा पीछा किया, ऐसा पीछा किया कि वह कोबा हताश् 
कर मेरे नाथ के चरणों में निर पदा और गिड़गिड़ाकर प्राथना करन 
लगा कि उसे क्षमा कर | यह संस्मरण तम राम को मेरी तरफ से सुताना 
और उनसे कट्ठना कि दीवघ्र-से-शी प्र यहां आय और मुल वहीं से मुक्त कर। 
कहते-कहते सीता राम को याद करके रोने लगीं आर बोला, एक 
दूसरी घटना और है । एक समय राम और में बन में घुमते-घुमत बहुत दूर 
निकल गए श्रम के कारण माये से पसीने की बंद टप॒कतले छूगाोी। उससे 
मेरा तिलक धलकर मिट गया। तब रास ने पसीना पॉछकर तथा चद्राना 
से छाल धातु चिसकर मेरे माथ पर नया तिलक लगा दिया था | उन्हें यह 
वात स्मरण है या नहीं, यह पूछना । 
इस प्रकार परानी बातों को याद ऋरते-करने सीता की आंखों से 
आंमओं की बारा बहने लगी। बह फिर बोली, हे वायपुत्र, म॑ राम का 
अधिक क्या समझाऊं । उन्हें सत्र-कछ मालम है | वह स्वयं सवज्ञ है । उनस 
बस यही कहना कि सीता ने आपको अपना प्रणाम भजा हैं | पास मे लक्ष्मण 
[। इस भूमंइल में उसका जैसा भाई दूसरा कौन हो सकता है ? वह 
अतुल सामर्थ्यवान है । उसका चेहरा देखकर राम अपने पिता के स्वावास 
के शोक को भूल सक्ते थे। लछक्ष्मण-जेसा निर्भीक कोई नहीं मिल सकता। 
बच्चों-जैसे निर्मल हृदयबाला है वह । अपनी मां को छोड़कर मुझे ही मां 
समझकर मेरे साथ वन आ, गया था। उससे कहना कि मरा सक्रट दुर 
करे। 
लक्ष्मण के बारे में बात करते-क रते सीता का गा भर आया । शायद 


२६४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


उन्हें खाद आ गया होगा कि उन्होंने बड़ी मूर्खेता से लक्ष्मण पर भयंकर 
आरोप लगाए थे । 

पर हनुमान ने जगांतिपूर्वक सीता को समझाया और लक्ष्मण की ओर 
से आश्वासन दिया। सीता चाहने लगीं कि वायुपुत्र अब शीघ्र श्रीराम के 
पास पहुंचे और उसके समाचार उन्हें सुनाए। पर साथ ही हनुमान को 
विदा करने का भी उनका मन न हुआ । हनुमान ने ही तो उन्हें आत्महत्या 
करने से बचा लिया था। वह बोलीं, “हनुमंत, यह लो मेरी चूड़ामणि। 
मेरी मां ने मुझे विवाह के समय दी थी। महाराज दशरथ ने वात्सल्य के 
साथ अपने हाथों से यह मुझे पहनाई थी । इसे राम को दिखाना । वह इसे 
तुरत पहचान लगे । ' 

ह कहकर अपनी चूड़ामणि उन्होंने हनुमान के हाथों में रख दी । उस 
आशभूपण पर देवी सीता की विशेष भावना और प्रीति थी । बड़े विनय के 
साथ हनुमान ते उसे ग्रहण किया। उसे पाकर हनुमान को ऐसा लगा, मानो 
वह श्रीराम के पास पहुंच गया है और बड़े उत्साह के साथ उनसे कह रहा 
है कि मैं सीता से मिल आया। उसका मन उस समय किष्किंधा पहुंच 
गया । केवल शरीर लंका में था। सीता ने उसको जागृत किया। बोलीं, 
“प्रिय हनुमान, राम को भली प्रकार यथायोग्य सलाहें देकर उनको विजय 
दिलाता तुम्हारा काम है | 

हनुमान देवी से विदा छेकर जाने छगा तो सीता फिर बोलीं, “हनुमान, 
दोनों राजकुमारों से कहना कि मैंने उन्हें बहुत-बहुत याद किया है। 
सुग्रीव और उसके सचिवों को मेरा सविनय नमस्कार कहना । उनसे कहना 
कि श्रीराम को वे हर्‌ प्रकार से सहायता दें, जिससे मैं इस शोकसागर से 
पार हो सक ।” 

हनुमान ने उत्तर दिया, “मां, आप बिलकुल निर्श्चित रहें। राम-लक्ष्मण 
के यहां आकर आपको वापस ले जाने में अब बहुत दिन नहीं हैं ।'” 

सीता बोलीं, “मित्र, आज यहीं-कहीं तुम ठहर जाओ । एक दिन 
विश्राम करो | तुम्हें देखकर मेरे गए प्राण लौट आए हैं। तुम यहां से चले 
जाओगे तो फिर मुझे ढाढ़स देनेवाला कौन रहेगा ? तुमने तो आसानी से 
९0 लांध लिया, कितु राम-लक्ष्मण से यह कैसे होगा ? तुम क्या सोचते 
ह्मीः । 

हनुमान ने कहा, “दिवि, सुग्रीव के सभी वानर एक-से-एक बढ़कर चतुर 
हैं। मेरे ही समान शक्तिशाली हैं। कई तो मुझसे भी बढ़कर हैं । अत: आप 
शंका न कर | वे सब राम की सहायता करेंगे। मैं तो उन वानरों के सामने 
अति साधारण हूं । इसीलिए मुझे सबने दूत चुना। सबसे बलिष्ठ को दूत 


हनुमान का पराक्रस् श्दश्‌ 


नहीं नियुक्त किया जाता है । आप तो यह जानती ही हैं। आप बिलकुल 
चिता न करें। अपने दोवों कंधों पर राय-लक्ष्मण को चढ़ाकर छे आऊंगा। 
यह नगरी अब नप्ट हुई समझ लीजिए । रावण के कुछ में कोई नहीं बचने 
वाला है । आपका दुःख मिटने के दित आ गए। आपका मंगल हो | झीघ्र 
ही बनुप-बाण लेकर लंका के द्वार पर लक्ष्मण के साथ राम को आप देखेंगी। 
वानरव्‌ द लंका में अश्यांति फैला देने वाले हैं। बस, मेरे वहां पहुंचनेभर 
की देर है। | 

देवी को प्रणाम करके हनुमान वहां से चलने लगा । 

सीता बोलीं, “वानर-वीर, राम से कहना कि मैं जीवित हूं। उनके 
यहां आने का काम जल्दी से कराना | तुम्हारा मंगल हो । 

वायुपृत्र आंजनेय को, सीता-दुख-हरण हनुमान को हमारा प्रणाम * 


: ६५: 
हनुमान का पराक्रम 


सीता से विदा लेकर हनुमान बाग की उत्तर दीवार पर बैठकर विचार 
करने लगा, मुझे अब कुछ ऐसा काम करके दिखाना चाहिए, जिससे देवी 
सीता के मन में मेरे बल के बारे में श्रद्धा पैदा हो, रावण तथा उसके संबंधी 
राक्षसों के मन में आतंक छा जाय, जिससे वे सीता को तंग करना छोड़ 
दें। जैसा आया बसा ही छुपके से वापस चला जाऊं, यह ठीक नहीं । रावण 
का गरव उससे कैसे मिटेगा ? राक्षसों के साथ सख्ती को छोड़ और दूसरा 
उपाय काम नहीं आता | दुरात्मा रावण के पास बहुत घन है । उसके कारण 
जितने राक्षस हैं, वे सभी अर्थलाभ से खूब खुश हैं और आपस में एक हूं । 
उनमें आपस में किसी प्रकार का मन-मुटाव नहीं दीखता । इस कारण साम, 
दाम और दंड, थे काम नहीं आयेंगे । उनमें भय पैदा करने से ही कुछ हो 
सकता है। तभी वे सीता के साथ दुव्यंवहार करने से डरेंगे। अतः यहां से 
लौटने से पहले मैं कुछ करके दिखा जाऊं, यही ठीक लगता है ।' 

यह सोचकर हनुमान ने अपना रूप खूब बढ़ा लिया और सुंदर अशोक- 
वाटिका का विध्वंस करने लगा । व॒जक्षों को जड़ से उखाड़कर नीचे गिराने 
लगा । पुष्पलताओं को तोड़ डाला । पहाड़ों को समतछ कर दिया । जितनी 
सजावट की चीजें थीं, सब नप्ट-अ्रष्ट कर डालीं। देखते-देखते सुंदर 
अशज्योक उपबन शो भाविहीन हो गया । उपवन के पश्ु-पक्षी डर के मारे भागने 


२६६ दशसरथ-नंदन श्रीराम 


लगे। राक्षसियों की नींद उचट गई। कच्ची नींद में रहने के कारण वे 
समझ ही नहीं पाईं कि यह सब हो क्या रहा है ? 

यह सब कर चुकने के बाद हनुमान फिर दीवार पर चढ़ गया। 
राक्षसियों की तिगाह उस पर पड़ी । हनुमान ने अपने शरीर को और भी 
बढ़ा लिया । उसे देखकर राक्षसियों के हृदय में डर का संचार हो गया । वे 
थर-धर कांपने छूगीं। उनमें से कुछ रावण को खबर देने के लिए दोड़ीं । 
कुछ राक्षसियां सीता से पूछने लगीं, “यह बंदर कौत है ? कहां से आया 
हैं? तुम्हें जरूर मालुम होगा। हमें सच-सच बता दो । उसने तुमसे कुछ 
बातें भी की हैं क्या ?'' 

सीता ने कहा, “तुम सब बड़ी मायावी हो। यह तुम छोगों की ही 
माया हो सकती है। यह तो तुम लोगों में से हो कोई हो सकता है। मैं क्या 
जान्‌ १ 27 

हम अब इस चर्चा में न उतरें कि सीता ने सच कहा या वह झूठ बोलीं । 
उन्होंने रावण को कई बार चेतावनी दे दी थी कि राम से दुश्मनी करने पर 
उसके प्रतिफलों के लिए वह तैयार रहे । अब युद्ध छिड़ गया था। राम का 
कार्य बिगड़े, ऐसा कोई भी काम सीता नहीं कर सकती थीं । 

अशोक-वाटिका से जो राक्षसियां डरकर भाग निकली थीं, वे रावण 
के पास पहुंचीं और बोलीं, “राजन, एक भयंकर रूप बाला बंदर वाटिका 
में पहुंच गया है। बाग का रूप ही उसने बदल डाछा । उसने बड़ा उपद्रव 
कर रखा है। हमें उस वानर को देखने में भी डर लगता है।” 

'उन राक्षस्ियों ने बड़ी चतुराई के साथ यह बात रावण से छिपाई कि 
वे सब खूब गाढ़ी नींद में सो गई थीं। बोलीं, “हमने सीता से कई बार पूछा 
कि बंदर कहां से आया, तुमसे उसने कुछ कहा क्या ?”' कितु वह भी कुछ 
ठीक से जवाब नहीं देती है । महाराज, किसी उपाय से उस बंदर को भगा 
देना चाहिए। वह बंदर भी कोई मामूछी नहीं मालूम पड़ता। बड़ा ही 
भयंकर है। इसलिए उसे पकड़ने के छिए शक्तिशाली सैनिकों को भेजें। 
इस बंदर ने सारे बाग का सत्यानाश कर डाछा है। कितु उस शिशुपा-वृक्ष 
को, जिसके नीचे सीता बेठी हैं, उसने छुआ तक नहीं। इसका जरूर ही 
कोई-त-कोई कारण मालम होता है। जब उसने अशोक-वाटिका की एक 
भी चीज साबुत नहीं छोड़ी तो उस एक स्थान का क्‍यों कुछ नहीं किया ? 
इसमें अवश्य कुछ-त-कुछ रहस्य है। हमें तो यह साधारण जानवर मारूम 
नहीं होता । आपके दुश्मन कुबेर ने अथवा देवेंद्र ने इसे भेजा हो, ऐसा हो 
सकता है। अथवा कहीं राम की आज्ञा से ही तो यह नहीं आया है ? तभी 
तो सीता के प्रति वह सहानुभूति प्रकट करता-सा दिखाई दे रहा है। हमें 


हनुमान का पराक्रम २६९७ 


तो ऐसा लगता है कि इसे राम ने ही भेजा होगा । आप तुरंत अपने वीरों 
को भिजवाकर वानर को पकड़वा लें |” 

रावण ने बड़े रत्न के साथ अपनी रानियों के लिए अशोक-वाटिका 
का निर्माण किया था। उसका जो बुरा हाल हुआ, उसका वर्णन सुनकर 
उसकी मशाल-जैसी छालरू-लाल आंखों में से गरम-गरम तेल की बंंदों-जैसे 
आंसू टपक पड़े । 

तत्काल उसने कई योद्धाओं को, जिनके पास गदा, सूसल, तलवार, 
शूल आदि शस्त्र थे, हनुमान को मार डालने अथवा संभव हो तो पकड़कर 
लाने के लिए भेजा । 

रावण द्वारा भेजे गए राक्षसों ने अशोक-वाटिका में पहुंचकर देखा कि 
एक वानर उपवन के द्वार के ऊपर बैठा हुआ है। उन्हें देखते ही हनुमान ने 
अपना रूप बढ़ा लिया और नीचे कूद पड़ा । लंबी पंछ को जमीन पर पटक- 
कर ऐसी गर्जना की कि उससे आठों दिशाएं कांप उटीं । उपवन के बड़े द्वार 
पर लोहे का एक बहुत भारी और मोटा डंडा था, जो चटखनी का काम देता 
था। उसे उखाड़कर हनुमान सबके ऊपर प्रह्मार करने लगा । उस लोहे ब 
डडे की मार से उसने सबका काम तमाम कर डाका और फिर अशोक- 
वाटिका के शिला-द्वार के ऊपर जा बैठा । बोला, “राम-लक्ष्मण की जय 
हो : राजा सुप्रीव की जय हो ! हे राक्षसों, तुम लोग अब बचने वाले नहीं । . 
मैं राम, लक्ष्मण और राजा सुग्रीव का दूत्त हूं । तुम लोगों के साथ युद्ध करने 
आया हूं। किसी में हिम्मत हो तो आ जाओ, लड़ लो मेरे साथ । मैंने मां 
सीता को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद पा लिया है। अब मैं तुम लोगों 
की राजधानी लंका को नष्ट करने वाला हूं ।” 

जब रावण ने यह सुना कि उसके सभी किकर मांरे गये तो उसके 
आइचये का ठिकाना न रहा। उसे विश्वास न हुआ कि कोई ऐसा भी 
गत्तिशाली हो सकता है, जो उसके उपवन का सत्यानाश करके उसके 
हाथी-जेसे किकरों का संहार कर डाले ! 

अब लड़ने में बहादुर प्रहस्त के लड़के जांबुमाली को रावण ने हनुमान 
का दमन करने के लिए भेजा । 

जब तक जांबुमाली कवच धारण करके शास्त्रों को लंकर लड़ने के 
लिए आया तब तक हनुमान से छुप न रहा गया । वह एक मंडप के ऊपर 
चढ़ गया। वहां वह दूसरे सूर्य की तरह चमक रहा था। मंडप के ऊपर 
चढ़कर उसने घोर गर्जना की। उसकी प्रतिध्वनि चारों दिशाओं में गूंज 
उठी | उससे राक्षसों के कलेजे दहल उठे । 


२६८ दद्व रथ-नंदन श्रीराम 


मंडप के पहरेदार ने हनुमान को भगाने का प्रयत्वन किया, पर हनुमान 
ने उनको डांट दिया और कहा, “मैं कोशल-राजेंद्र रामचंद्र का दूत हूं । 
रामचंद्रजी की जय हो ! महाबली लक्ष्मण की जय हो ! वानरेंद्र सुग्रीव की 
जय हो ! मैं वायु का पुत्र हूं । तुम छोगों का खात्मा करने और मां जानकी 
की सेवा करने यहां आया हूं। हजारों रावणों का मैं वध कर सकता हूं। 
बड़े-से-बड़े पहाड़ को उठाकर तुम लोगों के ऊपर फेंक सकता हूं । 

पहरेदार राक्षस हनुमान को हर प्रकार के हथियारों से मारने लगे। 
हनुमान ने मंडप के एक स्तंभ को, जिस पर सोने और रत्नों की कारी- 
गरी की गई थी, उखाड़ लिया । वह उसे घुमा-घुमाकर अपनी आत्मरक्षा 
भी करता गया और राक्षसों को मारता भी गया । राक्षसों के शस्त्र जब 
उस स्तंभ से टकराते थे तब उसकी रगड़ से आग की चिनगारियां निकलती 
थीं। हनुमान ने गरजकर कहा, “हमारी सेना में मुझसे भी अधिक बली 
योद्धा हैं। तुम लोगों के राजा ने नाहुक इक्ष्वाकु-कुल के राजा के साथ वर 
मोल लिया है। उसका फल यह अवद्य भोगेगा। तुम लोगों में से एक भी 
राक्षस अब बचने वाला नहीं है । 

उसी समय प्रहस्त का लड़का जांबुमाली आ पहुंचा । उसकी बड़ी-बड़ी 
आंखें थीं। विकराल दांत थे। उसने छाल वस्त्र पहन रखे थे। कानों में 
कंडल लटक रहे थे। हाथ में बड़ा भारी धनुष था। वक्षस्थल पर बड़े-बड़े 
हार थे, कमर में तलवार लटकी थी। उसके रथ के चलने की भावाज दूर 
तक सुताई देती थी । खच्चर उसके रथ को खींच रहे थे।' रथ पर से ही 
जांबुमाली ने हनुमान पर शर-वर्षा शुरू कर दी । शस्त्रों की चोट से मारुति 
के शरोर से खन की धारा बहने छगी। इससे उसके शरीर की शोभा 
दुगुनी हुई, पर घायल हो जाने के कारण वायुपुत्र का क्रोध भभक गया। 
एक बड़ा भारी पत्थर उठाकर उसने जांबुमाली के रथ पर फेंका । एक 
बड़े भारी वृक्ष को उखाड़कर और घुमाकर जांबुमाली के ऊपर दे मारा । 
उसके बाद लोहे के भारी डंडे से कभी तो रथ को और कभी जांबुमाली को 
मार-मारकर उन्हें चूर-चूर कर डाला । 

राबण के पास खबर पहुंची । वह बोला, “मैं यह क्‍या सुन रहा हूं ? 
यह कोई असली वानर नहीं लगता। मेरे पुराने दुश्मन देवों ने एक 
नई सृप्टि की मालूम होती है। उसे किसी तरह मेरे सामने पकड़कर ले 
आओ |” इसके बाद उसने बहुत बड़ी सेना के साथ बड़े-बड़े योद्धाओं को 
हनुमान को पकड़ लाने के लिए भेजा । 

सब राक्षस मिलकर एक साथ हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न करने 
लगे, कितु वायुपुत्र के देवी वज्ञगात्र का वे कुछ भी न बिगाड़ सके । जैसे- 


हनुमान की चालाको २६६ 


जैसे वह घायल होता गया, उसका क्रोध और उत्साह भी बढ़ता गया। शरीर 
को वह स्वेच्छा से बढ़ाता गया । पहाड़ों और वृक्षों को जमीन से उसाड़कर, 
आकाश में उछालकर वह राक्षसों के छपर फेंकता था और रथों पर चढ़- 
कर उन्हें कुचछ डालता था। देखते-देखते सारे राक्षस अपनी सेना-सहित 
मार डाले गये | कुछ डर के मारे भाग निकले। बीच-बीच में हनुमान को 
गरज तथा उसके डांटने की घोर आवाज से लंकापुरी के निशाचर कांप 
उठते थे। इस प्रकार सबको हराकर वह फिर द्वार पर आ बैठा । 


0 0 । 


अपने चुने हुए पांच सेतानायकों और राक्षस-योद्धाओं का वध सुनकर 
अब रावण के मन में कुछ आंतक पैदा हुआ | उसे निश्चय हो गया कि जरूर 
इसमें देवताओं की कोई चाल है। फिर भी उसने अपना भय व्यक्त नहीं 
किया । सबसे हसी-मजाक से ही बातचीत करता रहा। 

दरबार में जितने राक्षस थे, सवको उसने देखा । उसका पुत्र अक्ष भी 
वहीं पर था। कक्ष के चेहरे पर भय की जगह उत्साह था। युद्ध करने के 
लिए वह आतुर दिखाई दिया। रावण ने अपने पुत्र को ही अब हनुमान से 
लड़ने के लिए भेज दिया। 


: ६६: 
हनुमान की चालाको 


तरुण अक्षकुमार वीरता में देवों के समान था। वह रावण की आज्ञा 
पाकर आठ घोड़ोंवाले, कनबंकमय' रथ पर चढ़कर ह॒त्तुमान से लड़ने चला। 
कवि वाल्मीकि ने अद्वितीय ढंग से इस प्रसंग का मनोहर वर्णन किया है। 
उनका यह युद्ध-वर्णन अथवा प्राकृतिक सॉंदर्य-वर्णन पढ़ते हुए हमें ऐसा 
लगता है, मानो हम वह हृश्य स्व्रयं अपनी आंखों से देख रहे हों । युद्ध से 
संबंधित दोनों पक्षों की खूबियां मुनि वाल्मीकि अच्छी तरह बता देते हैं। 

जिस रथ पर बंठकर राक्षस-क्रुमार जा रहा था वह तप के बल से प्राप्त 
हुआ था और सोने का बना हुआ था। अक्ष' ने देखा कि उद्यान के शिला- 
तोरण के ऊपर हनुमान बड़ी शांति और निर्भीकता के साथ बेठा हुआ है। 
अपने बैरी को देखकर रावणकुमार को बड़ी खुशी हुई। हनुमान कालारित 


की तरह तेजयुक्त दीख रहा था। अक्ष ने भी अपने अंदर खूब शक्ति बढ़ा 
ली*। 


२७० दह्गरथ-नंदन श्रीराम 


युवक अक्ष ने हनुमान पर तीन बड़े ही तीज बाण छोड़े | वे बाण 
प्रभंजनसुत को जाकर लगे। उसके शरीर से खून की धारा बह निकली | 
हनुमान का मुखमंडल उससे और भी कांतियुक्त हो गया। अक्ष की शूरता 
देखकर मारुति भी खुश हुआ। 

दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया । शरों के एक के बाद एक छूटने 
के कारण हनुमान का शरीर उनमें छिप गया । वर्षाकाल की वर्षा की तरह 
अक्ष ने पवनसुत के ऊपर बाणों की झड़ी लगा:दी। उन शरों के बीच से 
हनुमान उछलकर ऊपर की ओर चला जाता था और राजकुमार के ऊपर 
आक्रमण कर देता था। जैसे वायु से बादल बिखर जाते हैं, अपनी गतिमान 
हलचलों से अक्ष के बाणों को हनुमान अपने ऊपर नहीं आने देता था । उन्हें 
तितर-बितर कर देता था। हनुमान को अक्षकुमार के शौरय पर बड़ा विस्मय 
हुआ । उसे बहुत दुःख भी हुआ कि ऐसे वीर का वध उसे करना पड़ रहा 
है। राक्षसकुमार का बल बढ़ता ही चला जा रहा था। हनुमान ने मन को 
हृढ करके उसे मार डालने का निश्चय किया । 

तीव्र गति से वह उसके रथ पर कूद पडा। रथ के टुकड़े-टुकड़े हो गये। 
पहिये दूर जाकर गिरे। आठों घोड़ों को हनुमान ने मार गिराया | राक्षस- 
कुमार अब जमीन पर खड़ा होकर लड़ने लगा। उसमें भी ऊपर उड़ने की 
ताकत थी। सो वह आकाश में उड़ गया और हनुमान और अक्ष दोनों 
आकाश में जोरों से युद्ध करने लगे। अंत में अक्ष हारा। उसकी हडडी- 
पसलियां हनुमान के प्रहारों से. चूर-चूर हो गईं । वह नीचे गिर गया और 
उसके प्राण निकल गये । 

रावण ने सुना कि वानर ने अक्ष को भी मार डाला तो पुत्र-शोक से 
उसका दिल तड़पने लगा, कितु उसने आवेश को रोका। देवेंद्र के समान 
पराक्रमी अपने पुत्र इंद्रजीत को उसने बुलाया । 

“इंद्रजीत, तुम बहुत-से अस्त्रों का प्रयोग करता जानते हो । कई बार 
देवों को युद्ध में तुमने हराया है। ब्रह्मा के पास से तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ' 
है। तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता | बुद्धिमान भी हो। तप करने 
के कारण दक्तिमान भी हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम्हारे लिए 
असाध्य हो। सदा सोच-समझकर किसी काये में प्रवेश करने का तुम्हारा 
स्वभाव है। अब तक उस वानर ने मेरे कई सेवकों का, जांबुमाली का, पांच 
सेनानायकों का और अब तुम्हारे छोटे भाई अक्ष का काम तमाम कर डाला 
है। उसे अब तुम हराकर बदला लो। मुझे रूगता है कि सैन्य-बल से इस 
वानर को नहीं जीत सकते । पास जाकर उसके साथ ढूंद्व करना भी नहीं हो 
सकता। किसी प्रकार उसे पकड़कर मेरे सामने छाओ। बुद्धि से काम रूता 


| 


हनुमान की चालाकी २७१ 


होगा। शास्त्रों से तो काम नहीं बचा | अव तुम्हें अस्त्रों का प्रयोग करता 
गगा । तुम्हारी विजय हो ।” 
पिता को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर इंद्रजित .बड़े 
उत्साह के साथ अशोक-वाटिका की ओर चला । 
उसके रथ को चार विकराल सिह खींच रहे थे । अपनी प्रत्यंचा खींच- 
कर टंकार करता हुआ वह हन मान के पास पहुंचा । वर्षा-काल के बादलों 
की तरह उसके रथ से आवाज निकली। इंद्रजित के कमलपत्राक्षों से बिजये- 
प्रभा निकल रही थी । 
नुमान इंद्रजित को अपनी ओर आते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । 
इंद्रजित ने बड़े तेज बाणों को निकालकर आक्रमणके लिए तैयार रख लिया 
था। आकाश में नाग, यक्ष, सिद्ध आदि हनमान-इंद्रजित के बीच होने 
वाले युद्ध को देखने के लिए कौतृहल से जमा हो गये । इंद्रजीत को देखने के 
बाद हनुमान ने अपने सहाकाय को और भी पर्च्रताकार बना छिया । राक्षस- 
वीर कुछ बोला नहीं । आते ही चछुपच्राप उसने हनुमान पर बाण छोड़ना शुरू 
कर दिया। देवासुर-युद्ध ही था वह । हनमान बिजली की गति से आकाश 
में ऊपर तथा इधर-उधर हटकर इंद्रजित के सभी शरों को व्यर्थ करने लगा | 
[द्रजित धनपष की प्रत्यंचा से टंकार निकालता था तो मारुति अपनी गर्जना 
से दसों दिशाओं को गुंजा देता था। दर्शक इस युद्ध को देखकर आश्चर्य चकित 
रह गये। दोनों योद्धा हर प्रकार से समान शक्ततिवाले निकले | 
इंद्रजित ने हनमान के ऊपर बाणों की वर्षा की । अब उसने अन भव 
किया कि रावण ने ठीक ही कहा था कि वह वानर शास्त्रों से नहीं हराया 
जा सकता, अब इसे ब्रह्मास्त्र से बांधने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं 
है। 
- उसने मारुति पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मारुति ने अपने को 
असहाय पाया । उसे यह समझते देर न लगी कि वह॒ पितामह के अस्चत्र से 
ब्रद्ध हो गया । 
ब्रह्मा ने हनूमान को यह वरदान दिया था कि ब्रह्मास्त्र से वह एक 
मुह्॒ते के लिए ही बंधन में रहेगा । यह बात उसे याद थी। इसलिए बह 
घबराया नहीं | सोचा कि चलो, यह अच्छा अवसर है। देखें ये लोग क्‍या 
करते हैं। इनके भेदों को भी थोड़ा-बहुत समझ लगा । यह सोचकर प्रसन्नता 
से ब्रह्मास्त्र के बंधन में वह चुपचाप पड़ा रहा। पितामह से चिरंजीव-ब्रत 
उसे प्राप्त था ही, इसलिए उसे उस महास्त्र से प्राणभय नहीं था । 
सभी राक्षस, जो डर के मारे दूर खड़े थे, हनमान को निशचल देखकर 
अब हिम्मत करके पास आये और उसे घेरकर खड़े होकर तरह-तरह के 


२७२ दश्रथ-नंदन श्रीराम 


अपशब्द कहने लगे, इंद्रजित की स्तुति करने छंगे तथा नाचने-कूदने लगे। 
बोले, “इस बंदर को टुकड़े-टुकड़े करके खा जायंगे। अभी इसे खींचकर 
रावण के पास ले चलते हैं।” किसी ने कहा, “यह ढोंग भी कर सकता है। 
एकदम पलूटकर यह हमें मार डाल सकता है। इस कारण पहल इसे रस्से 
से खूब कसकर बांध देना चाहिए ।' 

उसी क्षण उन लोगों ने मोटे-मोटे रस्से लाकर हनुमान को कस दिया । 
इंद्रजित को कुछ बोलने या करने का अवकाश ही नहीं दिया । खूब शोर 
मचाने लगे कि हमने दुष्ट वानर को कैद कर लिया। 

इंद्रजित दुखी हुआ। उसे ब्रह्मास्त्र की महिमा के बारे में सब मालम 
था। ब्रह्मास्त्र यदि बाहर की अपवित्र वस्तुओं के संपर्क में आ जाय तो वह 
अपनी दंवी शवित खो देता है। उसे लगा कि अब ब्रह्मास्त्र की शक्ति क्षीण 
हो जायगी और हनुमान बंघनमुक्त हो जायगा । 

मारुति चालाक तिकलछा। यद्यपि वह पहचान गया कि उसे फिर से 
उसकी स्वाभाविक शक्ति मिल गई है, फिर भी वह निश्चल ही पड़ा रहा । 
चाहता था कि राक्षस उसे रावण के पास छे चलें। उसने रावण से बात 
करने का यह अच्छा मौका समझा । 


* ६७: 
लंका-दहन 


हनुमान जान-बूझकर राक्षसों का अपमान सहन करता गया। राक्षस 
उसे घसीटकर रावण की सभा में ले गये। रावण को देखते ही हनुमान 
के मन में सीता के प्रति किये गये दुव्यंहार का स्मरण ताजा हो उठा । वह 
बहुत उत्तेजित हो गया । दिव्य माल्यांवर तथा दिव्य आभूषण और मणिमय 
मुकुट धारण करके रावण सिंहासन पर बैठा था। काले पहाड़ की तरह 
उसका दरीर सभी राज-लक्षणों से पूर्ण था। उसके आशभूषणों में जड़े हुए 
हीरे-माणिकों की कांति से मंडप प्रकाशमान हो रहा था | 

हनमान के मन में विचार आया कि यह वैभवशाली राजा यदि 
सन्‍्मार्गी होता तो कितना अच्छा होता ! तब इसके पास से धन-लक्ष्मी और 
राज्य लक्ष्मी कभी न हटती ! आह ! कैसा रूपवान है ! कैसा बली है ! 
देवेंद्र से भी बढ़-चढ़कर दीखता है। अपने कठिन तप से प्राप्त असाधारण 


लका-दहन २७३ 


वरदानों के द्वारा यह सूर्ख घमंड में आकर सारी संपत्ति नष्ठ कर देनेवाला 
है * द 

जब हनुमान इस प्रकार विचारमग्न था, तभी रावण ने अपने मंत्रियों 
से पूछा, “कौन है यह दुष्ट ? कहां से आया है ? पूछो कि किसने इसे यहां 
भेजा है ? इससे कहो कि मुझे विस्तार से सब-कुछ ठीक-ठीक बताये । 


रावण से आज्ञा पाकर मंत्री प्रहस्त ने हनुमान से कहा, “हे वानर, 
डरो मत | सच-सच सब-कुछ बता दोगे तो तुम्हें क्षणा मिल जायगी | तुम्हें 
हां पर इंद्र ने भेजा है या कुबेर ने ? या तुम और किसी तीसरे व्यक्ति के 
अनुचर हो ? तुमने यह वानर का वेश क्यों बना रखा है ? हमें सही वात 
बतानी होगी। 
प्रहस्त ने हनुमान से अच्छी तरह से पूछा, पर हनुमान ने उसे जवाब 
न दिया । सीथे रावण से ही कहने लगा, मुझे यहां पर न इंद्र ने भेजा हैं, न 
बुबेर ते। मैं सचमुच ही वानर हूं। राक्षसेंद्र रावण को देखने की मेरी इच्छा 
हुई | उसी उद्देश्य से मैंने अशोक-वाटिका का विध्वंस किया । आपके कर्म- 
चारियों ने मुझे मार डालने की चेष्टा की। आत्मरक्षा करने के लिए मुझे 
उन लोगों का वध करना पड़ा। मैं वानरों के राजा सुग्राव का भेजा हुआ 
दूत हूं। हे राक्षसेंद्र, सुग्रीव ने मेत्री-भाव से आपका कुशल पुछवाया है। 
अयोध्यापति श्री रामचंद्र और सुग्रीव के बीच में बंधुत्व का संबंध स्थापित 
हुआ है। सुग्रीव के कहते से राम ने बालि को मार डाला है। सुग्रीव ने 
फिर से राजपद प्राप्त कर लिया है। पितृवाक्य का पालन करते हुए श्रीराम 
दंडकारण्य में निवास करते थे । तभी वहां से उनकी पत्नी को कोई उठाकर 
ले गया । उसे ढूंढते-ढूंढते वे हमारे प्रदेश में आये । राम ने सुग्रीव से मित्रता 
करके उनकी सहायता मांगी । सुग्रीव ने मारे भूमंडल में सीता की खोज कराते 
के निमित्त वानरों को भेजा । उसी कार्य से मैं छूका में आ पहुंचा | पुण्य- 
शीला बदेही सीता का दर्शन यहां मैंने कर लिया। आप राक्षमों के राजा हैं। 
वानरों के राजा सुग्रीव का मैं दूत हूं । सूग्रीव की ओर से तथा सम्राट्‌ दश रथ 
के पुत्र राम की ओर से मेरा यह नम्र निवेदन है कि देवी सीता को उठा हे 
आकर आपने ठीक नहीं किया । आप तो समझते ही होंगे कि आपसे यह 
धर्म-विरुद्ध काम हुआ है। इससे आपकी तथा आपके कुलकी क्षति हो जायगी। 
राम से आपकी क्‍यों शत्रुता हो ? अब भी अवसर है। देंवी सीता को राम के 
पास वापस छोड़ आएं और श्रीराम से क्षमा मांग ले | सीता को आप अपना 
काल ही समझें । विष को अमृत न मानें । बुद्धिमान लोग धर्म-विरुद्ध कामों 
में फंसकर विनाश की ओर नहीं जाया करते। परस्त्री की इच्छा करना बड़ा 


२७४ दशरप-संदन श्रीराम 


भारी पाप है। आपका किया हुआ सारा सत्कर्म इस पाप से व्यर्थ हो जायगा | 
गलती तो आपने कर डाली। उससे मुक्त होने का यही एक माग है कि प्रश्न 
रामचंद्र से क्षमा-याचना करें । राम से बेर करना आपके लिए बहुत बुरा 
होगा । मेरी वात मान लीजिये | आपको जो अति दुर्लभ वर प्राप्त हैं वे राम 
के सामने निष्प्रयोजन सिद्ध होंगे। सुग्रीव आपके-जैसा ही एक राजा है। 
मैं उसका दूत हूं । आपके कल्याण के लिए मैंन आपसे ये बातें कही हैं ।'' 

धेर्ये के अवतार हनुमान ने साफ-साफ, पर अति मधुर ढंग से रावण 
को उपर्यक्त बातें कहीं, कितु रावण के कानों में विप-जैसी लगीं । रावण 
का क्रोध अपनी सीमा पर पहुंच गया। रोष के साथ उसने आदेंश दिया, 
“इसे मार कर खत्म कर डालो ! ” 

विभीषण भी सभा में उपस्थित था। उसने रावण को समझाया कि 
दूत की हत्या नहीं की जाती । यह राजथम के विरुद्ध है। आप दूत को अपंग 
कर सकते हैं, चादुक से मार सकते हैं, कितु उसके प्राण नहीं ले सकते । 

रावण ने पूछा, “जिसने हमारी इतनी क्षति कर डाली है, उसे मार 
डालने में क्‍या दोप है ? * 

विभीपण ने फिर समझाया, “इसने जो कुछ भी किया अपने स्वामी के 
कहने से किया है । अपने लिए या स्वयं निर्णय करके नहीं किया है। हमारे 
साथ जो लड़ना चाहते हैं, उन्होंने इसे अपना साधन बनाया है| जो कोई 
मालिक हों, उन्हें दंड दीजिये | यदि यह वावर हमारी कौद में रहे तो इसके 
मालिक इसे दंढते हुए आयेंगे ही । तब आप उन्हें भली प्रकार दंड दे सकते 
हैं। इसे वापस जाने दें तो भी हमारा कोई नकसान नहीं होगा । इसके स्वामी 
हमारे साथ लड़ने के लिए अवश्य आयेंगे । तब हम उन्हें बुरी तरह हरा सकते 
हैं। इसे जान से मार देने से कोई लाभ नहीं, उल्टे हम बदनाम होंगे ।' 

रावण को विभीषण की बात ठीक छगी। बोला, “बंदरों के दहरीर 
की सबसे प्रधान वस्तु उनकी पूछ होती है। सो इसकी पूंछ जला दी जाय 
और उसके वाद इसे यहां से भगा दिया जाय ।” 

राजा की आज्ञा पाकर उसके नौकरों ने ढेर-के-ढेर पुराने कपड़ों को 
तेल में भिगोकर हनुमान की बढ़ती हुई पूछ में रपेटा | उस पर खूब तेल 
गिराया और आग लगा दी। आग जोरों से भक उठी | हनुमान अब भी 
रस्से में बंधा हुआ था। उसे पकड़कर लोग लंकापुरी की गलियों में खींचकर 
ले गये। राक्षस-प्रजा वानर को देखने के लिए घर से बाहर दौड़ आई। 
स्त्रियां और बच्चे चिढ़ाने लगे । 

इधर सीता के पास भी राक्षसियां खबर. लेकर दौड़ीं । बोलीं, “तुम्हें 


लंका-दहन २७५ 


पता चला कि नहीं ? उस वानर का, जो तुमसे बातचीत करने आया था, 
बुरा हाल हो गया है। रावण की आज्ञा से उसकी पंछ जलाई जा रही है।' 
राक्षसियां बड़ीं खुश थीं । 

सीता को चिता हो गई। उन्होंने तुरंत अग्नि प्रज्वलित की और उससे 
प्रार्थना करने लगीं, “हे अग्निदेव, मझसे यदि कोई भी पृण्य-कर्म हुए हों, 
यदि मैं सच्ची पतिब्रता होऊं, तो हनुमान के शरीर को तुम जलाओ नहीं।” 

उधर हनुमान ने अपने पर होने वाले अनाचारों का कोई विरोध नहीं 
किया। नगर की गलियों में राक्षस उसे ले गये। हनुमान को इस बहाने 
नगर के एक-एक कोने का अच्छी तरह निरीक्षण करने का मौका मिल 
गया। किले के अंदर के रहस्यों को भी वह जान गया। वह सोचने रूगा कि 
इस प्रकार सब-कुछ अच्छी तरह देख लेने से मेरे स्वामी का काम बन जायगा । 

सहसा हनुमान का ध्यान अपनी पुंछ की ओर गया । क्या: ही आइचये 
, की बात थी ! आग की लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं, कितु हनुमान 
को अग्नि का स्पर्श एकदम शीतल लगा । उसकी पंछ को गरमी लग ही नहीं 
रही थी, जलने की तो बात ही दूर। हनुमान के मन में विचार आया कि 
पंचभूत भी इस समय श्रीराम की सहायता करना चाहते हैं । तभी तो अग्नि 
का स्पर्श मेरे लिए शीतल हो गया है । बीच समुद्र में से पर्वत ऊपर उठकर 
मेरा अतिथि-सत्कार जो करने लगा था। संभव है, अग्ति देवता भी अपने 
मित्र मेरे पिता वायु के प्रति प्रेम के कारण मेरा अनिष्ट न कर रहे 
हों । इन राक्षसों ने तो मेरी पूंछ जलाने की पूरी-पूरी कोशिश की । अब मैं 
उसका ठीक-ठीक बदला लगा । 

तुरंत हनुमान ने अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और बंधन 
में से बड़ी आसानी से बाहर निकल आया। उसके बाद फिर पहले जेसा 
वरीर बढ़ा लिया । उसकी प्‌छ को आग की गरमी नहीं छग रही थी, कितु 
उसमें से आग की बडी-बड़ी छूपटे निकल रही थीं | अपनी जलती हुई पंछ 
के साथ हनुमान लपककर एक बड़े महल की छत पर जा बेठा। वहां से एक 
बड़े-से खंभे को उखाड़ लिया और उसे घुमाकर सबको डराने लगा । उसके 
बाद एक महल से दूसरे महल पर छलांग मारता हुआ वह चारों ओर घृमने 
लगा और इस प्रकार उसने सभी मकानों में आग छगा दी। थोड़ी देर में 
वायु भी जोर से चलने लगी | बस, फिर क्या था :! सारे नगर में चारों ओर 
आग की लपटें निकलने लगीं। छोग घर के वाहर चीखते-चिल्लाते निकल 
गये । स्त्रियां और बच्चे रोने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। “यह 
बंदर नहीं, स्वयं कालदेव है। अग्निदेवता है।” यों चिल्लाते हुए वे सब 


२७६ दशरथ-मंदन श्रीराम 


इधर-उधर दोड़कर अपने-अपने प्राण बचाने का प्रयत्त करने लगे । 
नमान को अपने ऊपर किये गये अनाचार का इस प्रकार बदला 
लेने से कुछ संतोष हुआ। त्रिकूट पर्वत के एक ऊंचे स्थान पर वह प 
गया और वहां से जलती हुई लंका को देखने लूगा। थोड़ी देर के बाद 
उसने समुद्र में डुबकी लगाई और अपनी पूंछ की अग्नि-ज्वाला को बुझा 
डाला । 
 । ७ | 

त्रिकूट पवेत पर अकेले खड़े हुनमान को एकाएक विचार आया, भैंने 
भी यह कसी मूर्खता की * क्रोध में आकर मैंने विवेक बिलकुल भुला दिया । 
कितना भी वल हो, चतुराई हो, धन-संपत्ति हो, पर जब तक कोई क्रोध 
को दबाना नहीं जानता, सब-कुछ व्यर्थ है। मैंने जो सारी नगरी में आग 
लगाई वह अशोक-वाटिका में भी अवश्य ही फेली होगी। देवी सीता भी 
अब तक राख हो गई होंगी। मेरे-जेसा मर्ख दूसरा कौन हो सकता है ! 
राक्षसों पर मैंने जो क्रोध दिखाया उससे अब तक देवी सीता भी भस्म हो गईं 
होंगी। इससे बुरी और लज्जा की बात मेरे लिए कया हो सकती है ! 
अब मैं किसी को मंह दिखाने लायक न रहा। मैं यहीं पर मर जाऊं इसके 
अछावा मेरे लिए दसरा कोई रास्ता नहीं है । 


तभी हनुमान के कानों में आकाश में यक्षों की बातचीत सुनाई दी । 
वे आपस में कह रहे थे, “कसी आइचय की बात है ! जय हो हनुमान की ' 
जहां पर सीता कंद है, उस जगह को छोड़कर बाकी सारी लंका जल रही 
है |। 7 

यह सुनकर हनतृमान की जान-में-जान आईं। उसे तब स्मरण आया 
कि उसकी पूंछ भी जलछी नहीं थी। शायद सीता के आशीवोंद से ही अग्नि- 
देवता मेरे लिए शीतल रहे हों। महा पतिक्षता देवी को अग्निदेव भरलां 
कंसे हानि पहुंचा सकते थे ! उन्होंने भी मंवाक पर्वत की तरह श्रीराम के 


काय में सहायता दी है। यों विचार करके हनमान वहां से अशोक-वाटिका 
की ओर चला। 


शिश्ुपा-व॒क्ष के नीचे जनकसुता बैठी थीं। दोड़कर हन॒मान जानकी के 
पास पहुंचा और उनके चरण छूकर प्रणाम किया और बोला, “मां, आप 
टीक हैं व ? आप कल्पना नहीं कर सकेगी कि यह देखकर मैं कितना खश 
हु कि आपको आग से कोई हानि नहीं पहंची । आपकी अपनी दक्ति से यह 
हुआ। अब मुझे श्रीराम के पास जाने की आज्ञा दें ।” 


जानको ने उत्तर दिया, “हे हनुमान, तुम सच्चे वीर हो। ऐसा कौन- 


वानरों का उल्लास २७७ 


सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता ! तुम्हारी सहायता लेकर मेरे राम 
यहां शीघत्र आयंगे और रावण को हराकर सुझे वापस ले जायंगे, इसमें अब 
मुझे जरा भी शक नहीं रहा। यह काम तुम अकेले भी कर सकते हो । आज 
मैंने यह देख लिया । 

हनुमान बोला, “मां, सुग्रीव की सेना करोड़ों की संख्या में है। उसे 
लेकर श्रीरामचंद्र यहां पर जल्दी ही आयंगे । रावण और उसके दुष्ट साथी 
सब मरनेवाले हैं। आप बिलकुल निर्दिचत रहें। आपका मंगल हो । मंझे 
अब विदा दीजिये ।” 

सीता को इस प्रकार आइवासन देकर हनुमान अरिष्ट नामक पर्वत 
पर चढ़कर वहां से आकाश में वापस उड़ा। वापसी में भी मैनाक ने समुद्र 
से ऊपर उठकर वायुपुत्र का स्वागत किया । हनुमान ने उस पर प्रेम से हाथ 
फेरा, प्र वहां रुका नहीं । जेसे धनुष से तीर चल पड़ता है, वह सीधे चलता 
ही गया। महेंद्र पवेत का शिखर दिखाई देने लगा तो हनुमान समझ गया 
कि वह समुद्र के दूसरे किनारे पर आ गया है | उसने बड़े जोर से गर्जना 
की । वहां ठहरे हुए वानर राह देख ही रहे थे । गरड़ के समान आसमान 
में हनुमान को देखकर सभी वानर चिल्लाने लगे, “आ गया : वहु आ 
गया !” इससे पहले तक वानरों को हनुमान के बारे में बड़ी चिता 
थी। प्रयत्त की असफलता के विचार से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, 
किंतु हनुमान को कुशलपूर्वक प्रसनन्‍्त-मुद्रा में देखकर सब-के-सब खुशी के 
मारे उछलने लगे । हि 

सामने के पहाड़ों पर, वृक्षों पर, सव जगह वानर-वु्‌ द कतार बंध 
खड़े थे । उन्हें देखकर हनुमान को बहुत हर्ष हुआ । वह महेंद्र पर्वत पर 
उतरा। वानरों ने उसका बड़ा ही भव्य स्वागत किया । 


+ दि 4 
वानरों का उल्लास 


हनुमान के सकुशलू वापस पहुंच जाने पर सभी वानर बड़े आनंदित 
हुए। सब दोड़कर महेंद्र पर्वत के ऊपर हनुमान से मिलने और उसका स्वागत 
करने पहुंच गये | वृद्ध जांबुवान बड़े प्रेम से हनुमान से मिला । उसने कहा, 
“हनुमान, हमें अपनी यात्रा का सारा हाल बताओ। हमें बड़ा आनंद 
मिलगा । तुम देवी सीता से कैसे मिले ? वहां क्या-वया हुआ ? वह कैसी 
हैं?! उनकी मानसिक स्थिति कैसी है ? उस सबका वर्णन करो । रावण उन के 


र्छ्८ दक्ष रथ-नंदन भीराम 


साथ किस प्रकार व्यवहार करता है ? है प्रिय, हमें विस्तार से सब-कुछ 
बताओ । तभी हम कुछ निर्णय कर पायेंगे कि आगे क्‍या करना चाहिए ।” 

हनुमान ने सीता का ध्यान किया, सत-ही-मत नमस्कार किया और 
फिर अपने अनुभव सुनाने लगा[-- 

“आप छोगों ने मुझे महेंद्र पर्वत के ऊपर से तो उड़ते देखा ही था। 
फिर मैं समुद्र को लांघता गया। आगे चलकर बीच रास्ते में समुद्र के भीतर 
से एक पहाड़ निकल पड़ा । वह मेरे सामने ऊपर तक बढ़ता हुआ आ 
पहुंचा । मैंने उसे रकावट समझकर तोड़ डालता चाहा। वह मैनाक पर्वत 
था। मैंने उस पर अपनी पूंछ पटकी | पर्वत ने उस प्रह्दार को विनय से 
स्वीकार किया और बोला, 'मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम्हारे पिता ने मेरा 
उपकार किया था। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता । मुझे देवेंद्र के वज्ञायूघ 
से तुम्हारे पिता वायु ने बचाया था। तब से समुद्र के भीतर छिपकर बचा 
हुआ हूं । पहले जमाने में पर्वतों के पंख होते थे । उस कारण वे आकाज्ष में 
इधर-उधर उड़ा करते थे । उससे लोगों में बड़ा आतंक फैल गया था | उसे 
दूर करने के लिए देवेंद्र ने पब॑तों के परों को काट दिया था । तुम्हारे पिता 
की सहायता से मैं बच गया । तुम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो | कुछ 
देर ठहर जाओ। थोड़ा विश्वाम करके फिर चले जाना / मैंने उसके प्रति 
उसके स्नेह के लिए कृदज्ञता प्रकट की और उससे कह दिया कि मैं कहीं 
रुक नहीं सकता | फिर आगे बढ़ गया । 

इस प्रकार हनुमान ने समुद्र को लांधघते समय जो-जो घटनाएं हुई, 
उनका विस्तार से वर्णव किया । फिर रूका में प्रविष्ट होने, सीता को नगर 
के कोने-कोने में, रावण के प्रासाद में ढंढने, अशोक-वाटिका में सीता के 
मिलने, रावण की मिन्‍्नतें और सीता द्वारा उसका तिरस्कार, रावण द्वारा 
सीता को घमकाये जाने, सीता की आत्महत्या करने की चेष्टा करने, सीता 
के साथ अपनी बातचीत, आदि का सारा विवरण हनुमान ने वानरों को 
विस्तार से सुनाया । 

सीता ने जो संदेश भेजा, उसका वर्णन करते हुए हनुमान की आंख 
गीली हो आईं। अश्योक-वाटिका का उसने किस प्रकार नाश किया, उसका 
हाल सुनाया । राक्षसों के वध के बारे में बातें बताई । इंद्रजित का अपने 
ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तथा रावण के सम्मुख उपस्थित किये जाने और 
अंत में लंका-दहुन आदि के विवरण उपस्थित किये । 

ऐसे स्थानों में वाल्मीकि-रामायण में एक विशेष चीज यह है कि पुरानी 
घटनाओं का वर्णन अरूग-अलग पात्रों के मुंह से हम बार-बार सुनते हैं । 
दोहराने के समय एक भी बात छूटती नहीं, फिर भी उसे पढ़कर हम ऊबते 


बानरों का उल्लास २छ७& 


नहीं । आजकल के लोगों में एक ही चीज को बार-बार पढ़ने की सहिष्णुता 
अथवा रुचि कम है, इसलिए हम उन बातों को संक्षेप में ही कहेंगे । 

दक्षिण भारत में संकटों से मुक्त होने तथा कार्य सिद्धि के लिए वाल्मीकि 
रामायण के सुंद र-कांड का पारायण किया जाता है। हनुमान के मुंह से 
समुद्र के लांचने से लेकर आगे की सभी घटनाओं का वर्णन इस अध्याय में 
हम सुनते है। इसे संक्षिप्त सं दर-कांड समझकर इस अध्याय का पारायण 
किया जा सकता है। 

सारी बातें बताकर अंत में हनुमान ने कहा, हमारा खोज का काम 
बहुत सफल हुआ। मात्ता सीता की महिमा से सब-कुछ हो गया । सीता 
मां का जब-जब स्मरण करता हूं तो उनके शील का बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ता है। मेरे हाथ अपने-आप उनको नमस्कार करने लग जाते हैं । रावण 
का भी तपोंबल बहुत बड़ा है, नहीं तो वह कभी का नष्ट हो गया होता । 
वेसे सीता चाहतीं तो उसे एक क्षण में अपनी कोप-हृष्टि से जला डालतीं । 
कितु वह यह काम स्वयं नहीं करता चाहतीं, श्री रामचंद्रजी द्वारा ही कराना 
चाहती हैं। तभी चुप हैं। अब आप लोग क्या सलाह देते हैं ? क्‍या हु 
सब यहीं से लूंका चले चलें और राक्षसों को हराकर हम छोग ही सीता 
को छुड़ाकर रे आयें ? आप लोग यह न सोचे कि यह काम हमसे न हो 
सकेगा। मैं अकेला ही राक्षसों को मार सकता हूं। तब जांबुवान और 
अंगद से भला कौन-सा काम अशक्य हो सकता है ? पनस, मैंद, ट्विविद 
आदि हमारे योद्धा सब-कुछ कर सकते हैं। रावण को भी ये मारकर और 
विजयी होकर लौट सकते हैं। इन्हें पितामह से दुर्लभ वर प्राप्त हैं। हमारी 
सेना में वीरों की कोई कमी नहीं । रावण को मैं खूब धमकी दे आया हूं । 

“माता सीता दुष्ट रावण की कद में शिशुपा-वृक्ष के चीचे बैठी हुई 
हैं। उनका मुखमंडल बादलों से आच्छादित चंद्र के समान कभी साफ 
दीखता है, कभी दुख से आवृत्त हो जाता है। वह सदा इसी प्रतीक्षा और 
आशा में हैं कि राम अभी आये जाते हैं। वह सदा राम के ही ध्यान में खोई 
रहती हैं। राक्षसियां उन्हें किस प्रकार तंग करती हैं, यह मैंने अपनी आंखों 
से देखा है। हिरणी की भांति वैदेही उनके वीच' भयभीत रहती. हैं। मैंने 
सीता माता को सान्‍्त्वना दी है। बारंबार कह आया हूं कि राम-लक्ष्मण 
अवश्य आयेंगे, रावण का वध करके उन्हें बंदीवास से छुड़ाकर ले जाय॑ंगे । 
इसलिए आप लोग सोचकर निर्णय करें कि हमें आगे क्‍या करना 
चाहिए ।” 

अंगद हनुमान की बात सुनकर बड़े उत्साह में आ गया । गुस्से से 
उत्तेजित हो उठा। बोला, “मैं अकेला ही रावण को मारकर सीता को 


र्‌८० दशरथ-नंदनल ओीरास 


छुड़ा सकता हूं। हम तो इतने अधिक हैं। फिर चिता किस बात की ? हमने 
काफी समय निकाल दिया | अब खाली हाथ राम के पास क्‍यों चले ? 
चलिये, सव-के-सब लंका पर धावा बोल दें और रावण तथा उसके कुछ के 
सारे लोगों को हराकर किष्किंधा लौटे ।/ 

बूढ़ा जांदुवान युवराज अंगद की बातें चुपचाप सुनता रहा | फिर 
धीरे-से बोला, “मेरे प्यारे राजकुमार, तुम्हारा विचार ठीक नहीं। हमें 
श्रीराम और लक्ष्मण को सारी बातें पहले बता देनी चाहिएं। बाद में वे 
जैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे । यही उचित होगा ।” 


हनुमान और अंगद दोनों बुद्धिमान जांवुवान की बात मान गये । दूसरे 
वानर भो इससे सहमत हुए। सब ने वहां से निकलकर आकाश-मार्गम से 
तेजी से किप्कित्रा की ओर प्रस्थान किया। 

वहां से चलकर वावर-व्‌ द राजा सुग्रीव के उद्यान मधुवन के समीप 
उतरे। कार्य में सफल होकर अपने राज्य में पहुंचने के कारण वे खुशी से 
पागल हो रहे थे। मधुबन के अंदर घुस गये । वहां उद्यान के रक्षक दधि- 
मुख की आज्ञा के बिना, उसके रोकने की भी परवाह न करके, मनमाने ढंग 
से फल तोड़कर खाने लगे। द्हद के छत्तों से शहद निकालकर पीने लगे । 
उन्हें जब रक्षक रोकने आये तो उन्हें मारकर भगा दिया । रक्षक दधिमुख 
वानरों के उत्पात से बहुत तंग आ गया। रोते-रोते सुग्रीव के पास पहुंचा 
ओर बोला, “हे राजा, हमारे सुंदर मधुवन का सत्यावाश हो रहा है। यहां 
से दक्षिण की ओर सीताजी की खोज में जो वानर गये थे, वे सब-के-सब 
वापस आ गये हैं। उन्होंने मधुवन में घुसकर बाग का भारी नुकसान कर 
डाला है। उनके उत्पातों का वर्णन करना कठिन है । मेरा कहना बिलकुल 
नहीं मान रहे हैं। मार-पीट करके मेरा बुरा हाठ कर दिया। शहद पी- 
पीकर वेसुध पड़े हैं। सारे पेड़ तथा बेले हूटी पड़ी हैं। आप इन उहंड' 
वानरों को उचित दंड दें।” 

सुग्रीव समझ गया कि हनुमान, जांबुवान और अंग्द कार्य में सफलता 
प्राप्त करके लोटे हैं। उसी विजय के नशे में उन्होंने इस प्रकार से उहंड 
व्यवहार का प्रदर्शन किया है | उसने लक्ष्मण से भी यही बात कही । 

राजा सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, “अब शीघ्र ही उन सबको यहां 
आने के लिए कहो ।” 


द्िमुख तेजी से मधुवन पहुंचः और नश्षे में चुर वानरों को राजा 
की आज्ञा सुनाई । 


हनुमान ने सब हाल सुनाया र्८१ 
: ६६ : 
हलमान ने सव हाल सुनाया 


वानरों की वेफिक्री का सुग्रीव ने जो अनुमान लगाया था उससे 
श्रीराम बहुत खुश हुए। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव आतुरता के साथ 
वानरों से समाचार सुनने की प्रतीक्षा करने लगे । इतने में ही बड़े शो रगुलल 
के साथ वानरवु द वहां आा पहुंचा। हनुमान सबके आगे थे। अंगद और 
अन्य वानर पीछे थे। सब राजा सुग्रीव के पास पहुंचे । हनुमान जानता था 
कि राम सबसे पहले यही सुनना चाहेंगे कि सीता मिली या नहीं। इस- 
लिए रामचंद्रजी को प्रणाम करते ही उसने कहा, “सीता मिल गई । फिर 
तुरंत ही बोला, “सीता जीवित हैं, और मैं उदसे मिल आया हूं। ' 


यह सुनते ही राम, लक्ष्मण और सुग्रीव हनुमान से लिपट गये । 


राम से अब रहा न गया । बोले, “मुझे जल्दी से बताओ। सीता कहां 
है, कसी है ? उसने क्या कुछ कहा है ? 

सब वानरों ने हनुमान से कहा कि तुम्हीं श्रीरामचंद्र को सारा हाल 
सुनाओं । हन्‌मान ने दक्षिण की ओर मुइकर वेदेही का स्मरण करके उन्हें 
प्रणाम क्रिया । फिर अपना अनुभव सुनाने छगा । 

हनुमान से हम कई चीजें सीख सकते हैं। वह ऐसा काम करके आया 
' था, जिसे दूसरा कोई नहीं कर सका था, फिर भो वह विनय का अवतार 

था। अपने राजा सुग्रीव के सामने, जब तक युवराज अंगद और वयोवृद्ध 

जांबुवान ने उससे बोलने का अनुरोध महीं किया, उसने अपने प्रतापों के 
बारे में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला । महायुरुषों के इस स्वभाव को 
वाल्मीकि बताना भूल नहीं । ५ 

एक और भी बात थी । उस समय हनमान सीता के ध्यान में तन्‍्मय 
हो गया था। उस समय मां पर की उसकी भक्ति, प्रश्नु पर की भक्ति से भी 
अधिक हो गई थी । परमात्मा को मां समझकर पुकारनेवाले सभी भक्तों का 
यही हाल हो जाता है। 

हनुमान ने सुनाया, “सौ योजन लंबे समुद्र को लांघकर मैं लंकापुरी 
पहुंचा । अंतःपुर के साथ लगे हुए उपवन में कारावास में रखी गई देवी 
सीता को मैंने देखा। जानकीजी सतत श्रीराम का ध्यान करती हुईं, राम 
का ही नाम जपती हुई, किसी तरह प्राण घारण किये हुए बेटी थीं । अत्यंत 


श्ष२ दद्रथ-नंदत अआीराम 


कुरूपिणी राक्षसियां उन्हें चेरे हुए थीं। जानकी के केश बिखरे थे। नीचे 
पड़े रहने के कारण उनका शरीर और उनके कपड़े धूल से भरे थे । शीत- 
काल के कमल-तड़ाग की तरह शोभा से रहित थे। राक्षत्तियों ने उन्हें 
बहुत ही डरा दिया था। उससे बचने के लिए सीता आत्महत्या करने को 
तैयार हो गई थीं। तब मैंने आपके गुणों को गाकर उनका ध्यान आकर्षित 
किया। बातचीत करके उनके मन में विश्वास बैठाया। मुझे सीता ने 
पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरी बातों पर भरोसा करता उतके 
लिए आसान नहीं था। आपकी बातें सुनकर उनके मत को बहुत ही आनंद 
पहुंचा । उन्होंने आपके लिए अपनी चूड़ामणि दी है, और दो संस्मरण 
सुनानें के लिए कहा है। एक बार जब एक असुर कौवे ने उन्हें तंग किया था 
तो उससे आपको बहुत दुःख पहुंचा था। यह बात याद दिलाने को कहा 
है। दूसरे, उनके माथे की बिंदी जब पसीने से मिट गई थी तब आपने 
लाल पत्थर को विसकर अपने हाथों से उनके बिंदी लगाई थी, यह भी 
आपको याद कराने को कहा है। वानरराज को स्नेह-स्मरण भेजा है। 
वह इसी प्रतीक्षा में हैं कि हम सब कब वहां पहुँचें और रावण का वध 
करके उन्हें वापस छायें।” इस तरह सारी कथा सुवाकर हनुमान ने 
श्रीरामचंद्रजी के हाथों में देवी सीता की दी हुई चूड़ामण रख दी । 

चूड़ामणि हाथ में लेकर श्रीरामचंद्र थोड़ी देर तक अवाक्‌ रह गये। 
कुछ क्षणों के बाद उस आभूषण को हृदय से लगाकर जोर से रो पड़े । फिर 
बोले, “हे वीर, हे वायुपुत्र हनुमान, मैंने भी तुम्हारी ही तरह अब सीता 
को देख लिया। मेरे मित्र, मुझे फिर सारी बातें सुनाओं । सीता ने क्या- 
कुछ कहां, मुझे विस्तार से दुबारा सुनाओ 

हनुमान ने दुबारा रामचंद्रजी को सीता की हरेक बात मधुर ढंग से 
बताई, जिससे राम का मन द्ववित हो गया। हनुमान ते कहा, “सीता कहती 
थीं कि राम, जिन्होंने हजारों राक्षयों को मार डाला है, अभी तक यहाँ 
क्यों नहीं आये ? मेरी विपदाएं उन्हें मालूम हैं कि नहीं ? अभी तक उन्होंने 
रावण को मार डालने के लिए लक्ष्मण को क्यों नहीं भेजा ? मेरी उपेक्षा 
क्यों कर रहे हैं ? मैंने कोई गलती की है क्या ? इस प्रकार सीता कह रही 
थीं। तब मैंने उन्हें आश्वासन दिया। बताया कि आप दिन-रात उन्हीं के 
ध्यान में रहते हैं। एक क्षण के लिए भी भूले नहीं । अवर्णनीय दु:ख में हे 
हैं। मेरा संदेशा पहुंचते ही आप और लक्ष्मण विलंब किये बिना लंका पहुंच 
जायेंगे। लंका भस्मीभूत होनेवाली है। राक्षस-कुल का एक भी व्यक्ति बचने 
वाला नहीं है। अयोध्या आप सब एक साथ खुशी से लोटेंगे। मैंने देवी से 
कहा कि मुझे कोई स्मरण का चिह्न दो, जिससे श्रीरामचंद्रजी को विश्वास 


लंका की ओर कूच श्परे 


हो जाय कि मैं आपसे मिला। ततब्र उन्होंने अपने केझों में से यह चूडामणि 
मिकालकर दी। इसे मैं भावना के साथ लेकर वापस चलने लगा तो वेदेही 
ने कहा, 'हतुमात ! वीर राजकुमार राम और लक्ष्मण तथा राजा सुग्रीव 
से मेरी कुशछ कहना । उनके मंत्रियों को मेरा अभिवादन कहना । श्रीराम 
को मेरे पास आने का रास्ता बता देना । मेरी आज्ञा तुम पर ही कंद्रित है । 
तुम्हारा मंगल हो । तुम सुख से वापस पहुंचो | हें प्रभु, आप दुखी न हों। 
अब काम में मन लगाएं। सीता ने चिता व्यक्त करते हुए मुझसे पूछा था 
कि राम-लक्ष्मण मनुष्य हैं । विशाल सागर को वे कसे पार करेंगे ? वानरों 
की सेना भी यह कोम कंसे कर पायगी ? तब मैंने उन्हें साहस दिलाया। 
कहा कि मैं सुग्रीव का दृत्त हूं। वानरों में कई ऐसे हैं, जिनके सामने मैं बहुत 
तुच्छ हूं। वानरों के पराक्रमों पर जरा भी शंका न करें। वे सारे भूमं इल 
का एक बार भी धरती पर पर रखे बिना चक्कर लगाने में समर्थ हैं। चाहें 
तो वे श्रीराम और लक्ष्मण को कंबे पर बिठाकर ला सकते हैं। मैं स्वयं यह 
काम कर सकता हूं। चिता बिलूकुछ न करें। राम को धनुप-बाण के साथ 
आप शीघ्र ही देखेंगी । मेरी बातों से मां जानकी शांत हुई ।” 


+ 30 +£ 
लंका की ओर कूच 


राम विचार करने रूगे, हनुमान ने मेरे छिए जो किया वह और कौन 
कर सकता था ? उसके द्वारा किये गये कामों की कल्पना करना भी दूसरों 
की शक्ति से बाहर है। इसके लिए मैं किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूं ? ” 
उनकी आंखों से आनंदाश्रु निकछ पड़े । मारुति को उन्होंने हृदय से लगा 
लिया । 

राम सोचने लगे कि अब आगे के काम किस ढंग से शुरू किये जाये । 
कुछ देर सोचने के बाद सुग्रीव से बोले, 'सुग्रीव, हनुमान ने तो कई चमत्कार 
कर दिखाये। राक्षसों से सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वह सीता से मिलकर, 
उसे आश्वासन दे आया। जब सौता आत्महत्या करने जा रही थी तो उसके 
प्राण बचाये। सीता के कुशल-समाचार सुनाकर मुझे भी बचाया। कितु 
अब समस्या यह है कि हम समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे ? तुम्हारी सेना 
उस पार कंसे पहुंचेगी ? हमारे बिना वहां पहुंचे रावण की तगरी तथा 
उसकी सेना पर आक्रमण कसे संभव हो सकता है ? इसका उपाय क्या है ? 


श्दड दशरथ-नंदन श्रीराम 


मुझे अब यही चिता सताने लगी है। हनुमान की कार्य सिद्धि से जो खुशी हुई 
थी, वह अब इस चिता से कम होने लगी है । 
यह सुनकर सुग्रीव राम को धीरज देने लगा । बोला, “आयें श्रीराम, 
इस प्रकार निराश होना आपको शोभा नहीं देता। आपको किस बात का 
डर है ? मेरे ये वानर-योद्धा खड़े हैं। आपके लिए ये अपना स्वस्व त्याग 
करने के लिए तैयार हैं। ये खुशी-खुशी अपने प्राण तक दे देंगे। इन्हें मैं 
खूब जानता-पहचानता हूं। आप चिता करना बिलकुल छोड़ दें । चिता से 
धर्य नष्ट होता है। आपको तथा भाई लक्ष्मण को लंका में पहुंचाना मेरा 
काम है। इसमें किसी भी प्रकार आप शंका न करें। छवत्रु को मारकर आप 
सीता को अवश्य छुड़ाकर लायेंगे। मुझे तो इसमें जरा भी शंका नहीं मालूम 
देती । हनुमान ने जब लूुंकापुरी देख ली है तो यही समझ ली जिये कि रावण 
का किला टूट ही गया । आप शोक और चिता एकदम छोड़ दें। शोक वीर 
पुरुषों का महा रिपु है। फिर आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं भला आपको क्या सम- 
झाऊं ? मैं आपका पूरी तरह साथ दंगा। मेरे सैनिक आपकी आज्ञा में तत्पर 
रहेंगे। धनुष लेकर आप जब लड़ने के लिए खड़े हो जायंगे तो आपके सामने 
कौन टिक सकेगा ? फिर शोक करना तो कायरों का काम है। आप शोक 
को मन से हटा दीजिये और क्षत्रियोचित रोष मन में छाइये। आपकी बुद्धि 
तीक्ष्ण है । कुछ ऐसा उपाय सोचिये, जिससे हम समुद्र को पार कर सकें। 
हमारे बानरों में कई असाधारण शक्तिवाले हैं। उन्हें काम में छाइये। मेरे 
मन में तो बड़े ही उत्साह का अनुभव हो रहा है। यह अच्छा शकुन है। मैं 
तो निश्चयपुर्वक कहता हूं कि हमारी विजय अवश्य होगी।”' 
सुग्रीव की इस प्रकार की घैये दिलानेवाली बातें सुनकर राम को बड़ा 
च्छा लगा। उन्होंने हनुमान से लंका, रावण के राजमहल और किले 
*आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इनुमान ने श्रीराम को 
बताया, “रावण के राज्य में अन्त और धन की तनिक भी कमी नहीं है । 
उसे प्रजा खूब चाहती है। रावण का सैन्य-बल भी बहुत अधिक है। महल 
और किल अत्यंत सुरक्षित हैं। कई प्रकार के यंत्र और तंत्रों से राक्षस लोग 
किले और राजमहल की रक्षा कर रहे हैं। किले के चारों ओर गहरे पानी 
की खादयां हैं। उस पर आने-जाने के लिए खुलने और बंद होनेवाले लकड़ी 
के पुल हैं। समुद्र-तट की बड़े ध्यान से रक्षा की जाती है। शत्रुओं के जहाज 
वहां किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सकते । त्रिकूट पर्वत, छंकापुरी और नगर 
के दुगे के पास तक कोई फटक भी नहीं सकता। सेना का अपना निजी 
बल भी असाधारण है, परंतु यह सब होते हुए भी हमारी वानर-सेना 
रावण की सेना को हरा सकतीं है। हमारे वीर अंगद, द्विविद, मैंद, 


लंका की ओर कुूच श्प्श्‌ 


जांबुबान, पतस, नल और नील के होते हुए हम क्‍यों किसी से डरे ? हमारी 
सेना की गिनती नहीं की जा सकती। जमीन को छए बिना ही हम समुद्र 
के उस पार पहंंच सकते हैं। लंका द्वीप के पहाड़ और जंगलों की हमें कोई 
परवाह नही । हम युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। द्युभ मुहूर्त में हम सबको 
निकल पड़ना चाहिए ।” 


छ छ छ 


उत्तरा फाल्युनी के मध्याह्न का घुभ मुहतें। वानर-सेना ने दक्षिण की 
ओर कूच कर दिया। चलते हुए अच्छे शकुन होने लगे। श्रीराम और 
सुग्रीव आपस में बातें करते हुए चलने लगे, “यदि सीता को पता रूम जाय 
कि हम यहां से निकल पड़े हैं तो उसे कितनी खुशी होगी ! उसे कितना 
धीरज मिलेगा :” राम ने सुग्रीव से कहा । 

रास्ता जाननेवाले वानर आगे-आगे चले | चलते हुए वे देखते जाते थे 
कि कहीं पेड़ों की आड़ में दुश्मन तो छिपकर नहीं बैठ हैं। वे ऐसे मार्ग से 
गये, जहां इतनी बड़ी सेना को खाने-पीने की पूरी सुविधा मिलती रहे। 
सेना वड़ी तेजी से जंगलों और पर्वतों को पार करके आगे बढ़ती गई। 
उन्होंने राम-लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया । 

वानरों में असाधारण उत्साह था। वे जोर-से चिल्लाते, गाते, ग रजते, 
खेलते, मस्ती से आगे बढ़ते चल जा रहे थे। आपस में प्रतिस्पर्धा की बातें 
करते जाते थे, “राबण को मैं मारूंगा।' दूसरा कहता, “नहीं, मैं मारूंगा 
राम को उनकी इन बातों से बड़ा प्रोत्साहन मिलता था । नील और कुमुद 
आगे-अगे मार्ग देखते और बताते चल रहे थे। आगे-पीछे रक्षक दल चल 
रहा था। मध्य में राम, लक्ष्मण, सुप्रीव आदि थे । 

श्रीराम ने वानरों को कड़ा आदेश दिया था कि रास्ते में आनेवाल 
नगरों और गांवों आदि को किसी प्रकार हानि न पहुँचाई जाय । वानर- 
सेना के शोर से आठों दिशाएं गूंज उठीं । उनके पैरों से उठी धुल आसमान 
में छा गई । 

इस प्रकार चलते-चलते सारी सेना दक्षिण समुद्र-तट के महेंद्र पर्वत पर 
पहुंच गई। श्रीराम ने पर्वत के ऊपर से समुद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने 
सुग्रीव से कहा, “अब हमें यह सोचना है कि समुद्र को किस प्रकार लछांघा जाय । 
इस बीच हमारी सेना यहां के वनों में अच्छी तरह डेरा डाल सकती है ।” 

सुग्रीव ने अपने सेनानायकों को उसी प्रकार की आज्ञा दे दी । 


समुद्र-तट के वन में वानर-सेना ने पड़ाव डाला । पहरेदार बड़े ध्यान 
से देखते रहे कि कहीं शत्र-पक्ष के लोग छिपकर उनके हाल-चाल न देख रहे 


श्८द दद् रथ-नंदन श्रीराम 


हों और उनके मार्ग में कोई रुकावट न पैदा कर रहे हों। राम ने लक्ष्मण 
और सुग्रीव के साथ सैनिकों की सारी व्यवस्था स्वयं देखी और बड़े संतुष्ट 
हुए कि सब सैनिक आराम से ठहरे हैं। जब सब विश्राम करने चले गये तो 
एकांत में राम लक्ष्मण से बोले, “लक्ष्मण, कहते हैं कि कसा भी दुःख हो, 
समय बीतने पर वह हल्का हो जाता है; कितु सीता के वियोग का दुःख 
बिलकुल कभ नहीं हो रहा है। 

“बार-बार यही विचार मन में आता रहता है कि वंदेही रावण के फंदे 
में फंन्‍कर असहाय होकर हे राम, हे लक्ष्मण” पुकार रही होगी। हम 
उसे क्‍यों उसी क्षण बचा नहीं पाये? उसके दुःख को सोचकर मेरा शोक इस 
समुद्र के समान ही उमड़ रहा है। विषपान से जैसे शरीर का प्रत्येक अंग 
जलने लगता है, उसी प्रकार मेरा सारा शरीर जल रहा है। राजा जनक 
की कन्या, सम्राट दशरथ की पुत्रवधू, मेरी प्रियतमा, राक्षसियों के बीच 
सताई जा रही है ! मेरे मत से ये विचार दूर ही नहीं हो पाते ।” 

लक्ष्मण बड़े भाई को बड़े प्रेम और आदर से आइवासन देने लगे, “भैया, 
घबराओ नहीं। अब तो थोड़े ही दिन बाकी हैं। रावण का वध करके हम 
सब ज्ञीघत्र ही अयोध्या वापस छोटनेवाले हैं। अयोध्या में देवकन्या की तरह 
भाभी प्रवेश करेंगी । आप मन में घर्य लाइये । चिता छोड़ दीजिये ।” 


: 9१: 
लंका में मंत्रणाएं 


अब हम रावण के पास चलते हैं। महाकवियों में कई विशेषताएं होती 
हैं। उनमें एक यह भी है कि वे कथा के पात्रों में खलनायक का वर्णन करते 
हुए उसकी बुरी बातों के साथ-साथ उसके स्वभाव की अच्छी बातों का भी 
बड़ी रोचकता से विस्तृत वर्णन करते हैं । | 

लोगों के मन में सात्विक भावना पैदा करने के लिए कविजन राजस 
तथा तामस स्वभावों को बड़ी खूबी के साथ काम में छाते हैं। साधारण 
लोगों में इन दो गुणों का प्रभाव अधिक रहता है । इस कारण उन्हें राजस, 
तामस-प्रघान पात्रों के प्रति विशेष सहानुभूति होती है। निम्न कोटि के 
स्वभाववालों के बारे में कुछ कहने की क्या आवश्यकता है ? वे तो तमोगुण- 
प्रधान पात्रों को अपने भाई-बंधु समझने रंग जाते हैं और सात्विक-गुण- 
प्रधान कथानायक को एक कल्पित व्यक्ति समझकर उसे दूर ही रहने देते हैं। 


लंका सें मंत्रणाएं २८७ 


मिल्टत अंग्रेजी भाषा के एक महान्‌ कवि हो गये हैं | ईसाई धर्म-पुराण 
'पैरेडाइज लास्ट' उन्हीं की कृति है। उस ग्रंथ की दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि 
है। उसमें भगवान का, भगवान के मानस-पुत्र प्रभु ईसा का और देवताओं 
का वर्णन अवश्य है, कितु उस ग्रंथ का मुख्य पात्र शंतान है, जो भगवान के 
साथ लड़ता है और संसार में पाप और मरण का कारण होता है। शंतान 
से मिल्टन ने बड़े रोचक ढंग से काम लिया है । इसी प्रकार प्रसिद्ध नाटक- 
कार शेक्सपियर ने अपने नाटक 'मरचेंट ऑफ वेनिस' में लोभी बनियरे शाय- 
लाक की मनोदज्ञा का बड़ा ही आकर्षक वर्णव किया है। दूरे पात्रों के 
अबगुणों के साथ-साथ उनकी चालाकी, घीरज और बुद्धि का भी सुंदर परि- 
चय कवि हमें देते रहते हैं। रामायण महाग्रंथ में भी इसी प्रकार वाल्मीकि 
ने रावण तथा कुंभकर्ण की अच्छाइयों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाछा है। 
अच्छे भोजन में सभी प्रकार की रुचियों में कुछ कड़ आ भी झामिलछ होना 
आवश्यक समझा जाता हूँ। काव्यों के पात्रों में इसी प्रकार मनुप्य-स्वभाव 
के विभिन्‍न रूप दिखाये जाते हैं । 


हनुमान ने लंका में जो पराक्रम दिखाया था, उससे रावण को पहली 
बार कुछ लज्जित होना पड़ा। उसके मन में कुछ आतंक का अनुभव 
होने लगा। अपने मंत्रियों को उसने बुलाया और सबने मिलकर मंत्रणा 
की । 

रावण की वाणी से उसका गे कुछ चूर हुआ लगता था । वह बोला, 
“हमने आज तक किसी बाहरी व्यक्ति को अपने नगर के अंदर घुसते नहीं 
देखा था। एक वंदर ने वह काम कर लिया। कारागार में रखी गई सीता से 
भी वह मिल गया। और हमारी नगरी में आग रूगाकर काफी नुकसान 
कर गया। हमारे बहादुर समझे जाने वाले अनेक वीर राक्षसों का उसने 
वध कर डाला । हमारी प्रजा को डर से कंपा दिया । अब वह यहीं तक थोड़े 
ही रुकने वाला है ? वह जरूर कुछ-न-कुछ और उपद्रव करेगा। इसलिए 
अब हमें अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए। आगे हमें क्या करना होगा, 
यह भी सोच लेना चाहिए । 

“राजा होने पर भी मैं आप लोगों की सलाह के बिना कोई कदम उठा 
नहीं सकता । इसीलिए मैंने यह सभा बुलाई है। राम अब हमारा दुश्मन है। 
उसे दबाने के लिए क्‍या किया जाय, यह आप लोग सोच-विचार करके मुझे 
बतायें। किसी भी राजा को केवल अपनी वृद्धि और होशियारी पर ही 
भरोसा नहीं कर लेना चाहिए । अपने हित्चितक मंत्रियों से सलाह लेकर 
उसे चलना चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि नीतिशञास्त्र की पूर्ण जानकारी 


श्घ्य दद्रथ-मनंदन आओरीरासम 


रखें, घतिवान्‌ हों और साहस के साथ राजा को समय-समय पर सलाह देते 
रहें । अनिश्चित वुद्धिवाले और अस्पष्ट बोलने वाल मंत्री निकम्मे होते हैं । 


“हमारे सामने अब एक गंभीर समस्या है। राम बड़ा पराक्रमी है। 
उसकी सेना भी असाधारण शक्तिशाली है। वे लोग हमारे द्वीप पर अवद्य' 
आक्रमण करंगे । बसे हमारा दुर्ग भी बहुत दुर्गम है, कितु इससे ही संतुष्ट 
होकर हम चुप नहीं बंठ सकते । नगर की सुरक्षा और फोज की ताकत 
बढ़ाने की ओर अब हमें विशेष ध्यान देता चाहिए । उसके लिए हमें क्या- 
क्या करना चाहिए, यह आप लोग भछी प्रकार सोच लें और मुझे बतायें।' 


राक्षसेंद्र के सभी सचिव एकमत होकर बोल, “हे राजनू, आप वथा 
चिता करते हैं। सारे ब्रह्मांड में हमारे जोड़ की फोज है भी ? कौन दुश्मन 
है जो हमारे किले तक आने की हिम्मत कर सके ? आपके बल से कौन 
अपरिचित है ? ज््या आपने एक बार भोगवती नगरी पर हमला करके 
नागराज को नहीं हराया था ? कुबेर को हराकर, उसके यक्षों को बुरी 
तरह से मारकर, उसके पुष्पक विमान और छंका नगरी को आपने नहीं 
जीत लिया था ? दानवराज भी आपसे डर गया था और आपसे मित्रता 
करके अपनी अनुपम सुंदरी कन्या मन्दोदरी की शादी आपसे कर दी थी 
पाताल के कितने ही राजाओं पर आपने विजय प्राप्त की है। वरुण के 
पुत्रों तथा यम ने आपसे गिड़गिड़ाकर अभयदान मांगा था। इंस राम को 
भला हम क्या समझेंगे ? अक्रेछा राजक्रुमार इंद्रजित राम और उसकी 
सारी वानर-सेना को हराने के लिए काफी है। क्‍या आप भूल गये कि 
राजकुमार ने एक बार देवेंद्र को ही कंद कर लिया था। आप इंद्र जित 
को बुलाकर कहें कि वह जाय और राम और उसकी सेवा को नष्ट कर दें ।/” 

इस प्रकार रावण के मंत्रियों ने अपने राजा के सामने उसका गुणगान 
किया । 


महाशूरवीर, बादल के समान काछा प्रहस्त बोला, “हे राजा, देव 
दानव और गंधरवों को आपने पराजित किया। इस तुच्छ मनुष्य राम से 
आप क्‍यों घबरा रहे हैं? हम लोगों की असावधानी से वह वानर किसी 
प्रकार यहां पहुंच गया था। उसने हमारी असावधानी का छाभ अवश्य उठाया 
और कुछ उत्पात भी किये, पर अब हम वेसा थोड़े ही होने देंगे ! एक बार 
उसे फिर यहां आने दीजिये और देखिये कि मैं क्या करता हूं। वानर-जाति 
के एक भी वानर को जिंदा नहीं छोड़ गा । एक बार गछरूती हो गई तो क्या 
हमेशा ही ऐसा होता रहेगा? मुझे आज्ञा दीजिये, मैं उन्हें हटाकर जाता हूं। 


दुर्मुख बोला, “उस बंदर ने हम सबका अपमान किया है। हम' उसे 


लंका में मंत्रणाएं श्द६ 


नहीं छोड़ेंगे । मैं अभी जाकर उन सवको खत्म करके आ सकता हूं । आपकी 
आज्ञाभर की देर है । 
हाथ में भयंकर मूसछ लिए वज्चद॑प्ट्र खड़ा हुआ ओर बोला, “यह रहा 
मेरा मुसछ । इस पर दुश्मनों का मांस और खन सदा चिपका रहता है | 
इसे कभी साफ नहीं करता। आप नाहक बंदरों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे 
दुश्मन असल में राम और लक्ष्मण हैं। यदि राजा की आज्ञा हो तो मैं पहले 
उन दोनों भाइयों की हत्या करके, बाद में वानर-सेना को मारकर लौट 
आऊंगा ।” 
वज्दंष्ट्र आगे बोला, “मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । कुछ राक्षसों 
को मनुष्य के वेच्य में राम के पास भेजा जाय । हम उससे कहेंगे कि भरत ने 
हमें तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हारी मदद के लिए बड़ी भारी सेना भेज 
हा है। इस झूठ भरोसे में आकर राम से गफलत हो जायगी। तब हम 
सब आकाश से उन पर टूट पड़ेंगे और सबको मार डालेंगे ।” 
कूभकर्ण का लड़का निकृभ, जो अब तक चुप था, बोछा, “आप सब 
| रहें। मैं अक़रैला जाकर शत्रुओं को हराकर छोटता हूँ ।” 
इस प्रकार रावण के मंत्री हाथ ऊंचा उठा-उठाकर रावण की स्तुति 
करते और अपनी-अपनी बहादुरी की डींग मारते गये । 


रावण के भाई विभीषण ने सबको चुप किया और अपने-अपने आसनों 
पर बठ जाने को कहा। फिर बोला, “क्या आप लोगों को धर्म की बातें 
बिलकुल नहीं सोचनी चाहिएं ? भैया, इन लोगों की बातें कानों को मीठी 
ऊगने पर भी वास्तव में आपके लिए अहितकारी हैं। धर्म के विरुद्ध काम 
करने से हमेशा दुःख मिलता है। इनके कहने के अनुसार बुरी युक्तित से हम 
'राम से युद्ध छेड़ देते हैं तो उसके परिणामस्वरूप लंका का नामोंनिशान 
नहीं रहेगा और हम भी मर-मिदेंगे । 

“बया यह ठीक था कि आप सीता को चुराकर ले आयें ? वह निदचय 
ही पाप-कर्म था। उस पाप से मुक्त होने के लिए हम क्‍यों न कोई कदम 
उठायें ? राम ने कौन-सा अन्याय किया ? दंडकारण्य में यदि उसने राक्षसों 
को मारा तो वह आत्मरक्षा के लिए था। हमारे लोग उसका पीछा नहीं 
छोड़ते थे। हमने उसे ज्ञांति से कहां रहने दिया ? उसे मारने के लिए जो 
जाते थे उन्हें वह मारता था। राम की पत्नी को चुराने के लिए हमारे पास 
कोई कारण या बहाना नहीं है। राम से हमें बदला लेना था तो उससे हम 
लड़े क्यों नहीं ? चोरी से उम्चकी पत्ती को क्‍यों ले आये ? 

“गलती जब हमारी है तब उसे दंड देने के लिए कुछ करना नीति- 


२९० दशरथ-भंदन श्रीराम 


विरुद्ध है। हमें पहल पता लगाना चाहिए कि राम की शक्ति कितनी है, 
उसमें कौन-सी विशेषताएं हैं। उसकी सेना के बारे में भी हम अनभिन्न हैं। 
हमने देखा कि हनुमान कितना अद्भुत वीर है। हममें कितनी भी ताकत 
क्यों न हो, तो भी हमें दुश्मन की ताकत के बारे में अंदाज कर लेता 
चाहिए। संधि करने में लाभ हो सकता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए । 
मैं तो कहता हूं कि सीता को राम के पास वापस पहुंचा दीजिये। राम 
हमारे ऊपर आक्रमण करें, उससे पहले यहु काम हो जाना चाहिए। भाई 
रावण, मैं आपके हित के लिए ही कह रहा हूं । आप मुझ पर क्रोध न करें । 
हमसे भूल हुई हैं | उन्हें क्यों व ठीक कर रू ? 

दूसरे मंत्रियों के प्रोत्साहन से रावण खुश था। विभीषण की बातों से 
कुछ चिंतित हो गया । वह तुरंत कुछ निर्णय न कर पाया । उसने सभा को 
दूसरे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया और अपने महझू की ओर चला 
गया । 


: छ२ : 
रावण की अशांति 


रावण का सदा हित चाहने वाला विभीषण दूसरे दिन सुबह उठते ही 
अपने भाई रावण के पीस गया। उसने खूब सोच-विचार कर लिया था 
और किसी प्रकार से भी अपने भाई के विचारों में परिवर्तत कराकर उसे 
बचाने का निश्चय कर लिया था| 

रावण का राजमहल सदा की भांति सुशोभित था। मूल्यवान वस्तुओं 
से सुसज्जित और मंगल-चिह्नों से अंकित राजभवन में पूजा-विधियां हो 
रही थीं। जगह-जगह पर सेविकाएं राजा के शस्त्रादि उसे देने के लिए 
हाथ में लिए खड़ी थीं। राक्षस-ब्राह्मण वेदों का पाठ कर रहे थे। वाद्य-व दों 
के साथ गायक लोग “प्रभाती गा रहे थे । ऐसे वातावरण में चिताकुछ 
विभीषण ने महल में प्रवेश किया । 

राजा को उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। रावण ने अपने प्रधान 
मंत्री के अतिरिक्त अन्य सबको अलग चले जाने को कहा और अपने छोटे 
भाई से बोला, “कहो, क्या बात है ? | 

विभीषण बोला, “भैया, अपने स्वार्थ के लिए मैं आपसे कुछ नहीं कह 
रहा हूं। आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूं । मेरे कहने में यदि कोई 
त्रुटि हो तो क्षमा करें। मेरी बात पर ध्यान दें । 


रावण की अज्ञांति २६१ 


“जब से आप यहां सीता को हे आये हैं, अपशकुन-ही-अपशकुन दिखाई 
दे रहे हैं। होमार्ति ठीक तरह से प्रज्वलित नहीं हो रही । मंत्रोच्चार के 
साथ ढंग से आहुति.डालने पर भी अग्नि नहीं जलती । पूजा-स्थलों में सांप 
पाये जाते हैं। नवेद्यों में चींटियां आ रही हैं। गायों के थनों में दूध सूख 
गया है। हाथी, ऊंट, घोड़े तथा खच्चर बीमार-से हो गये हैं। खुराक ठीक 
तरह से नहीं ले रहे हैं। चिकित्साएं निष्फल हो रही हैं। कौवे प्रासादों पर 
बेठकर विचित्र प्रकार की आवाजें कर रहे हैं। चीलों के मंडराने से 
ज्योतिपी चिंतित हो रहे हैं। लोमड़ियां असमय ही -चिल्ला रही हैं। जंगली 
जानवर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ये सभी चिह्न अशुभ-सूचक हैं। हमें इन 
अपज्कुनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि सीता 
को आप वापस छोड़ आइये । जब से वह यहां आई है, तभी से ये अपहकुन' 
दिखाई देने लगे हैं। आप अन्य लोगों से भी पूछ सकते हैं कि मैं जो कु 
कह रहा हूं वह सच है या झुठ । यदि आप मेरी बातों से सहमत नहीं हों तो 
भी मुझ पर नाराज नहों। मैं फिर आपसे अनुरोध करता चाहता हूं कि 
सीता को छोटा आइये । इसी में हम सबका कल्याण है ! 


रावण ने कहा, “नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । सीता को लौटाने 
की बात मेरे सामने मत कहो। राम को में अजेय नहीं समझता । न समझे 
किसी बात का डर ही मालम होता है। तुम अब जा सकते हो ।” 


इतना कहकर विभीषण को उसने वापस भेज दिया। 


यद्यपि रावण ने अपना हुठ नहीं छोड़ा, फिर भी सीता की हृढ़ता 
और अपने प्रिय भाई विभीषण के असहयोग से रावण के मन की शांति भंग 
हो चुकी थी । कितु इस अज्ञांति को उसने अपने मन ही में रखा। दूसरे दित 
उसने फिर मंत्रि-परिषद बुलाई। काम-वासना तथा क्रोवथ के कारण वह 
चित्त को स्वस्थ और स्थिर न रख सका। इस बाल का अनुभव रावण ने 
स्वयं किया । इसीलिए मंत्रियों से वह बार-बार सलाह लता गया, उससे 
उसे कुछ शांति का अनुभव हुआ । 


अपने सोने के रथ पर बैठकर राजवीथि से होता हुआ रावण सभा में 
जाने लगा। अत्युत्तम घोड़े रथ को खींच रहे थे। खड़ग और कवचादि से 
सुसज्जित चित्त को लगाने वाले वस्त्र धारण किये उसके अंगरक्षक रथ के 
आगे-पीछे चल रहे थे । कुछ सेनिक भयंकर वस्त्रों के साथ हाथी और घोड़ों 
पर चढ़कर राजा के साथ-साथ जा रहे थे। शंख और भेरी की ध्वनि गंज 
रही थी | राजवीधयि पर जब रावण इस प्रकार ज्ञान से जाने लगा तो दोनों 
ओर पंक्तिबद्ध लोग खड़े हो गये और उसका जय-जयकार करने लगे । जय- 


२६२ दशरथ-नंदन श्रीराम 


घोष से दिशाएं गंज उठीं। रावण ने मंत्रणा-परिषद्‌ में प्रवेश किया । 

सभा-मंडप बड़ा विद्ञाल था। उसके स्तंभ सोने और चांदी के थे । 
नीचे बहुमूल्य कालीन बिछे थे। मयासुर की अद्भुत शिल्प-कला का वहां 
प्रदर्शन हो रहा था। अपने रत्न-जड़ित सिंहासन पर रावण बंठ गया । 
सैकड़ों राक्षस सभा की पहरेदारी कर रहे थे। रावण की आज्ञा से हजारों 
राक्षस परिषद्‌ में आये थे। सब यथोचित आसनों पर बैठ गये । पुरोहित 
और धार्मिक लोग भी काफी संख्या में आ गये थे । 


विभीषण, शुक्र और प्रहस्त राजा को नमस्कार करके अपने-अपने 
आसनों पर बंठ गये। रावण के कई कर्मचारियों ने, जो कार्यों में बड़े ही 
निपुण, राजभकत तथा वीर थे, सभा में भाग लिया । 

धूप का सुगंधित धुआं मंडप में फेल रहा था । परिषद्‌ के लिए एकत्र 
लोग आपस में बात नहीं कर पा रहें थे । बड़ी शांति थी। प्रकांड विद्वान, 
शरवीर और बली लोगों से भरी हुई वह परिषद्‌ देवेंद्र की सभा के समान 
अत्यंत गंभीर थी । | 

रावण सदा ही अपनी प्रजा का कल्याण चाहने वाला था। फिर भी 
वासना के आवेग में आकर उसने अपनी सहजता खो डाली थी। अहंकार 
और काम के वश में आकर उसकी विवेक-बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। उसने 
परिषद्‌ में इकट्ठ राक्षसों को संबोधित करके कहा, “मेरे मित्रो, आप लोग 
सभी समझदार हैं। कसी भी समस्या हो, अपने बुद्धि-चातुर्य से हुल कर 
सकते हैं । हमेशा आप लोगों की सलाह से मुझे लाभ ही हुआ है । अब भी 
इसी कारण से आपकी मदद चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं सीता को 
दंडकारण्य से उठा लाया हूं। मैं आप सबके सामने यह्‌ स्वीकार करता हूं 
कि मैं सीता के पीछे पागल हूं। किसी भी कारण से उसे मैं छोटा नहीं 
सकता, न उसके प्रति अपने मत की भावना को बदल सकता हूं । 

“अभी तक सीता ने मे रा कहना नहीं माना है । इस आशा को लेकर कि 
“राम आगगा और मुझे छड़ायेगा' वह मेरे प्रति तिरस्कार दिखा रही है। 
मैंने उसे लाख समझाया कि राम कभी नहीं आयगा, मुझे स्वीकार कर, पर 
वह मानती ही नहीं है। उसने मुझसे एक साल की अवधि मांगी है ! वह मैंने 
स्वीकार कर ली है। मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हो पाई । मुझसे यह कभी न 
होगा कि सीता को लौटाऊं और राम से क्षमा-याचना करूं। आज तक मैंने 
या आप छोगों ने किसी प्राणी से हार नहीं खाई है। एक वानर किसी उपाय से 
समुद्र लांवकर यहां पहुंच गया था । यहां बहुत ही उत्पात मचाकर वह सही- 
सलामत लौट भी गया । कितु मैं नहीं समझता कि राम, लक्ष्मण और दूसरे 


विभीषण का लंका-त्याग २६३ 


बानर यहां आ सकेंगे । यदि मान लिया जाय कि वे यहां पहुंच जाते हैं तो 
भी हु में डरना नहीं चाहिए। आप छोगों का क्या विचार है ? मैंने मालूम 
किया है कि राम, लक्ष्मण और वानरों की सेना सामने के समुद्ब-तट पर 
पहुंच गई है । उन्हें मार डालने का मुझे कोई उपाय बताइये । 

“मैं पहले ही यह परिपद्‌ बुलाना चाहता था। कितु कुंभकर्ण के जगने 
के लिए ठहर गया था।* 

इस प्रकार कामांध रावण ने अपनी प्रजा के सामने असत्य-मिश्रित 
वक्तव्य दिया, क्योंकि सीता ने उससे समय की अवधि नहीं मांगी थी। 
राक्षसों के सामने वह एकदम हार मानने को तैयार न था, इसीलिए उसने 
बात कुछ बदल कर रखी थी । 


* ७३: 
विभीषण का लंका-त्याग 


उस परिषद में रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण भी था। रावण जब 
बोल चुका तो कुृभकर्ण खड़ा हुआ और बोला, “महाराज, मुझे आपकी 
दलील ठीक नहीं रंग रही । आपका व्यवहार नीतिशास्त्रज्ञ का-सा नहीं 
है। यदि राम और लक्ष्मण से आपका विरोध था और आपको अपनी द्क्ति 
पर भरोसा था तो आपने प्रारंभ में ही उन्हें क्‍यों नहीं हरा दिया ? उन्हें 
हराने के बाद सीता को ले आते तो शायद आपके पराक्रम से प्रभावित 
होकर सीता आपकी बात मान जाती । किंतु आपने बसा नहीं किया । बिना 
किसी से पूछे-तेछे मूखंता करबैठे । अन्याय करके बुरी तरह आफत में फंसे 
हैं। उसमें से बाहर निकलने के लिए हमारे सुझाव चाहते हैं। भरा यह 
किसी राजा को शोभा देता है !' 

कुंभकर्ण ने निर्भय होकर साफ-साफ कह तो दिया, कितु तभी 
उसकी दृष्टि अपने बड़े भाई के चिता से मुरझाये हुए चेहरे पर पड़ी। 
कुंभकर्ण का रावण के प्रति अत्यधिक आतृ-स्नेह था। उससे रावण की 
चिता न देखी गई। उसी क्षण कुंभकर्ण ने निदहचय कर लिया कि कुछ भी 
हो, वह रावण का पक्ष लेगा । उसने यह भी देखा कि रावण किसी के कहने- 
सुनने से अपनी बात बदलनेवाला नहीं है। राम के अतुल शौर्य के बारे में 
भी उसने सुत रखा था। धनुविद्या में राम का नाम बहुत प्रख्यात था। 
रावण के दुर्लभ वरदान में एक बात की कमी थी । वर में यह बात शामिल 


२९४ दशरथ-तंदस श्रीराम 


न थी कि रावण मनुष्य के द्वारा न मारा जा सकेगा। यह सब जानते हुए 
भी कुंभकर्ण ने अब रावण को औरों:की तरह ही धैर्य दिकाना ठीक समझा। 
उसने धीरज न खोने को कहा । बोला, “भैया, आपने गलती तो कर डाली । 
जो पहले करना चाहिए था, वह बाद में कर रहे हैं। फिर भी में आपके 
साथ हूं। आप घवराइये नहीं । राम के बाणों की मार मुझ पर अवश्य होगी, 
पर उसकी कोई चिता नहीं । उसे मारकर, उसका. खून चूसकर, मैं आपको 
जिताऊंगा । अब आगे जो कुछ करना चाहें, सो निश्चित होकर शुरू कर दें ।” 

कुंभकर्ण ने शुरू में रावण का विरोध किया, बाद में उसको प्रोत्साहित 
किया, इसलिए टीकाकार उसे मंदमतिवाला, आधी नींद में से उठने के कारण 
उल्टी-सीधी बातें करमेवाला समझते हैं। कितु यह गलत है । शाप के कारण 
छः महीने सोये रहने पर भी एक बार जग जाने पर उसकी बुद्धि काफी तेज 
रहती थी । पहले उसने रावण को अपने विचार बतलाये। बाद में कैसी भी 
अवस्था में अपने भाई का पक्ष न छोड़ने का निश्चय किया | वह कुटुंब-बर्मे 
को पालनेवाला प्यारा भाई था । 

रावण के सलाहकारों में प्रधान व्यक्ति प्रहस्त था । वह रावण के बल 
से अच्छी तरह परिचित था। उसने भी रावण को खूब प्रोत्साहन दिया। 
कहा कि बिलकुल चिता न करें। तीनों छोकों में आपको कोई नहीं हरा 
सकता । रावण खुश हो गया | बोछा, “मैंने कुबेर को लड़ाई में जीता है । 
उसे भगाकर उसकी लंकापुरी मैंने अपनी बना ली है। देखें मेरे सामने कौन 
लड़ने की हिम्मत रखता है ।” 

परियद्‌ में जय-जयकार का स्वर गूंज उठा । 

केवल विभीषण ने जयघोष में भाग नहीं लियां। उसने सोचा कि रावण 
मुझ पर भले ही क्रोध प्रकट करे, मेरा धर्म उसको सही मार्ग बताने का है। 
उसे मरने से बचाना ही मेरा कतंव्य है। वह उठा और बोलने लगा, “सीता 
को विष्ती मागित के समानः खतरनाक समझें। उसे वापस छोड़ आइये, 

अन्यथा हम सब मारे जानेवाले हैं। 

उसने राम के युद्ध-चातुर्य, वीरता और साहस का वर्णव किया । कहने 
लगा, “अब भी सीता को लोटा दें तो राम से संधि हो सकती है। राक्षस 
मौत से बच जाय॑ंगे।” 

इंद्रजित को विभीषण की बातें तनिक भी अच्छी न लगीं। अपने चाचा 
की कायरतापूर्ण बातें उससे न सही गईं । बोला, “चाचाजी, यह आप क्‍या 
कह रहे हैं ? मुझे तो आपकी बातों से बड़ी लज्जा था रही है। क्‍या हमारी 
शक्ति ! कुसा हमारा कुल ! पुलस्त्य-कुल में उत्पन्त कोई व्यक्ति ऐसी 
कायरतापूर्ण बात करे ओर राक्षस-महापरिषद्‌ के लोग उसे चुपचाप 


विभीषण का लका-त्याग २९५ 


सुनते रहें : मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरे चाचा बहुत नी चे की ओर 
चले गये हैं। हम कभी उनकी बात न मानेंगे । दो नीच मनुष्यों से कोई इस 
प्रकार डर जाता है ? इंद्र और असंख्य देवगणों का हमने क्या हाल किया 
था ? सारे लोग हमारे नाम से कांपते हैं और चाचा विभीषण ऐसी बातें 
कहते हैं : उनकी इन बातों से मैं तो बहुत ही शमिदा हो गया हूं ।” 

विभीषण ने उत्तर दिया, “वत्स, तुम अभी बच्चे हो | तुम्हें अनुभव 
नहीं है। राजा के लड़के होने पर भी अपने विचारों के कारण बाप के शत्रु 
बन रहें हो। है मंत्रिगण, आप लछोग राजा को बहुत बुरी सलाह दे रहे हैं। 
आप लोगों के प्रोत्साहन से रावण मरण की ओर जा रहा है। भैया रावण, 
अब भी मेरी बात मार जाइये। जानकी को मान-मर्यादा के साथ राम 
के पास छोड़ आइये | जो अपराध हुआ उसके लिए रामचंद्र से क्षमा मांग 
लीजिये । हम सबके बचने के लिए अब यही एक मार्ग है । ह 

रावण की सहिष्णुता समाप्त हो गई। क्रोध से वह आगबबका हो 
उठा, बोला, “चुप : अपना छोटा भाई समझकर अब तक तेरी बातें सुनता 
रहा, नहीं तो कभी का त्‌ मरकर यहां लोट गया होता । छोटा भाई भी 
कभी-कभी छत्रु बन जाता है। ईर्ष्या के वश्ष होकर भाई भाई की दूर्गति 
कर डालता है। इसके कई उदाहरण हैं। आप लोग हाथियों की कहानी 
जानते ही हैं, जिसमें जंगली हाथी कहता है कि हम आग से नहीं डरते, 
शिकारियों के तीखे मालों से हमें डर नहीं, हमारे गले को फांसी के समान 
खींचनेवाली जंजीरों से भी हम नहीं घबराते, कितु अपनी ही जाति के दुष्ट 
प्राणियों से डरते हैं, जो शिकारियों से मिलकर हमें फंसा देते हैं। यह बात 
बिलकुल सच है कि सुख के समय हमारे बंधु हमारे साथ मौज करते हैं, पर 
आफत के समय एकदम साथ छोड़ जाते है। फूलों में जब तक मधु भरा 
रहता है, मधुमक्खी उसके साथ चिपकी रहती है। मथु के समाप्त होते ही 
वहां से हट जाती है। उसी प्रकार यह विभीषण इस संकट के समय में 
मुझे सहायता देने से इन्कार कर रहा है। और कोई होता, तो इसके लिए 
बहुत बुरी सजा भोगता । नीच, अब बकना बंद कर !/ 

रावण ने सबके सामने इस प्रकार विभीषण को डांठा और उसका 
अपमान किया । 

विभीषण से यह अपमान न सहा गया । बोला, “भैया, आप मुझसे 
बड़े हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। मेरे बड़े भाई होने पर भी आप 
अधर्मी हैं। मेरा आपने सबके सामने अपमान किया है। मैं आपके काम में 
कभी सहयोग नहीं दूंगा । मुझे रगता है कि आप काल के पाश से खिंचे जा 
रहे हैं। मेरी हितकर बातें आपके कानों को पसंद नहीं आई | इन मंत्रियों: 


२६६ दशरथ-नंदन श्रीरास 


गे गलत सलाह आपको पसंद आ रही है। मैं नहीं चाहता था कि राम के 
बाणों के आप शिकार बनें, इसलिए मैंने संधि की बात सझाई । आप मुझ 
पर काफी कद्ध हैं। मझे अपना दश्मन बताते हैं। आपका मंगल हो । आप 
खश रहें। मैंने सोचा था कि आपको संकट से बचाऊं । उसका आपने यह 
अर्थ लगाया कि मैं आपसे ईर्ष्या कर रहा हं। विनाश-काल में अच्छो बातें 
भी मन को नहीं भातीं । मैं यहां से अभी निकल जाता हं । आपके साथ अब 
मेरा कोई संबंध नहीं रहा । 
विभीषण वहां से निकल गया। उसे साफ मालम हो गया कि रावण 
अब उसे लंका में रहने वहीं देगा । अपना सब-कुछ त्यागकर वह आकाश- 
मार्ग से रामचंद्र के पास पहुंच गया । रावण के साथ उसका तीब्र मतभेद 
हो गया था। इस कारण लंका में वह नहीं टिका । 


* ७9४ < 


के 


ं # के 
वानरों की आशुकाएं 

कई बार जब हम धर्म-संकट में फंस जाते हैं, तो अपने-अपने स्वभाव 
के अनुसार उसमें से निकलने का रास्ता ढुंढते हैं । 

रावण अपनी मानहानि नहीं चाहता था। पाप करने के लिए भी 
आदमी मन को हृढ़ करता है। कितु पाप को स्वीकार कर क्षमा मांगने के 
लिए उससे भी अधिक मानसिक धैय की आवश्यकता होती है । रावण को 
अपने किये पर पछतावा व्यक्त करने का साहस न हुआ। क्षमा मांगना 
उसके स्वभाव के विरुद्ध था । 

किसी व्यक्ति से जब बुरा कार्य हो जाता है तो उसके बंधु-बांधव भी 
धरमम-संकट में पड़ जाते हैं। सोचते हैं, मैंने आज तक इसका नमक खाया 
है, अब इसका विरोध मुझसे नहीं किया जायगा। मेरे भाई ने जो किया 
सो उचित तो नहीं था, कितु मैं अब उसका साथ थोड़े ही छोड़ सकता हूं। 
भिन्‍न मत वाल कहेंगे कि मित्र को तो उसकी गलती समझाने का प्रयत्त 
करना चाहिए। उस काय में मित्र की अप्रियता, क्रोध, अपमान सब-कुछ 
सहत करना पड़े, तो भी उसकी परवाह न करके उसे सुधारने का यत्त 
करना चाहिए। किसी भी हालत में हमें धर्म -विरुद्ध आचरण नहीं करना 
चाहिए । 

रामायण में कभकर्ण और विभीषण के द्वारा हमें इन दो प्रकार के 
स्वभावों के उदाहरण मिलते हैं । झ् 


बानरों की आशंकाएं २९७ 


रावण के हजार मनाने पर भी, न्‍्यायी विभीषण सीता-अपहरण में 
अपने भाई की सहायता नहीं करता है। यदि विभीषण ने रावण को 
सहायता की होती तो हम कभी उसकी प्रशंसा न करते । 

उसने रावण को बहुत समझाया कि उसने बुरा काम किया है, जो 
हुआ सो हो गया, अद भी सीता को छोटा दिया जाय। पर रावण मे उसकी 
बात पर ध्यान देने मे साफ इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में धर्म और 
सदाचार-प्रिय विभीषण के लिए रावण फ्रो त्यागने के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग नहीं रहा था। हमें विभीषण पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। 
हमारे दिल में कुकर्मों के प्रति सहानुभूति हो तभी विभीषण के कार्य में हम 
चूक देख सकते हैं। 

कुभकर्ण ने भी रावण को समझाने का प्रयत्न किया, पर उसमें वह 
सफल नहीं हुआ | अंत में छाचार होकर अपने बंधु रावण के कार्य में उसने 
प्राण-त्याग किया । मारीच ने भी यही किया था। इन दानों.के त्याग के प्रति 
हमारा मान अवश्य है, कितु विभीषण ने जो कदम उठाया था, वह सर्वथा 
न्यायवृर्ण था। आजकल लोगों को घर्म-विरुद्ध वातें अच्छी छूगने लगती हैं, 
इसलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से कहना पड़ रहा है । ह 

पाप करनेवाले व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि उसके पाप में 
उसके इप्टमित्र साथ नहीं देंगे । पाप करेंगे तो उनको खोना पड़ेगा | यदि 
ऐसा न हो, अपने कुकर्मों से उन्हें अपने बंधु-बांधवों के व्यवहार में कोई 
भेद दिखाई न दे तो वे कभी पाप-कर्म करने से संकोच नहीं करेंगे। बुरे 
आंवेग ही व्यवित को पाप की ओर खींचते हैं। उसमें प्रियजनों का समर्थन 
मिल जाय तब तो उससे बचना असंभव ही हो जाता है। इस बात को ध्यान 
में रखकर हम विभीपण को द्रोही' बतानेवालों से अपने को अरूग रखें। 
विभीपण जानता था कि उस पर 'कुरू-द्वोह' का आरोप लगेगा | फिर भी 
धर्म पर अटूटठ श्रद्धा रखकर उसने सकटों का सामता किया। रावण को 
छोड़कर वह दत्र-पक्ष में पहुंच तो गया, कितु वहां भी उसके लिए स्थिति 
बहुत अनुकूल न थी । अब देखते हैं कि वहां क्या-क्या हुआ । 


७ 0 हक । 


समुद्र-तट पर खड़े वानर-सेनापतियों ने देखा कि आकाश में कुछ 
चमक-सा रहा है। ऐसा लगता था, मानो मेरु-पवेत विशाल सुनहरा मुकुट 
घारण किये आकाश में खड़ा हो । विजली चमकती है, फिर विलीन हो जाती 
है, कितु यह प्रकाद्य जो वानरों ने देखा, स्थिर-सा दिखाई दिया। वानर्रों 
ने ध्यान से निरीक्षण किया। पांच महाकाय राक्षस आकाश में मंडरा रहे 


श्श्द दह्रथ-तंदन श्रीराम 


थे। सम्रीव ने भी स्वयं यह हृश्य देखा। वह बीला, “देखो हमें नप्ट करने 
के लिए ये राक्षस लंका से आये दीखते हैं । 

यह सतते ही वानर-वी र पेड़ और भारी-भारी पत्थरों को हाथ में लेकर 
राक्षसों पर प्रहार करने के लिए तेयार हो गये। कहने लगे, “राजन, आप 
हमें आज्ञा दीजिये। अभी इन राक्षसों का हम खात्मा किये देते हैं ।” उन 
लोगों का शोर राक्षसों ने भी सता । कितु विभीषण रंच मात्र भी नहीं घब- 
राया | उसका मन निष्कपट था। इसलिए हिम्मत के साथ बड़े गंभीर स्वर 
में बोला, “मैं राक्षसों के राजा दुष्ट रावण का छोटा भाई हूं। वीर जठावु 
को जिसने निर्देयता से मार डाला था, जो बलात सीता को उठा लाथा था 
उस रावण का मैं भाई हूं। मैंने रावण को बहुत समझाया कि यह भारी 
अत्याचार है, सीता को राम के पास वापस पहुंचा दो। बार-बार मैंने उससे 
अनुरोध किया, कितु रावण ने मेरी बात न मानी । भरी सभा में एक तुच्छ 
नौकर की तरह मेरी निंदा की और अन्य प्रकार से मझे अपमानित किया । 
मैंने उसके पाप-कर्म में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया और अपना 
घरबार, धन-सम्पत्ति सब-कुछ त्यागकर श्रीराम की शरण में आया हूं। 
यह बात आप लोग सीतापति श्रीराम को बताने की कृपा करे। 

सुग्रीव तुरंत राम के पास वह संदेश लेकर गया और बोला, “श्रीराम 
रावण का भाई विभीपषण चार राक्षसों के साथ समुद्र के तट पर पहुंच गया 
है। कहता है कि वह आपका दरणार्थी होकर आया है। अभी तक तो 
आकाञ में ही वे मंडरा रहे हैं। नीचे नहीं उतरे हैं। आप समझदार हैं । 
जल्दी में किसी की बात पर विश्वास न कर ल। ये राक्षम बहुत चालहाक 
होते हैं। मुझे तो लगता है कि ये रावण के कहने से हमारे पास आये हैं । 
हमारे अंदर कलह तथा फूट पेंदा करने के लिए रावण ने इन्हें भेजा होगा । 

भी हो सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधान वानरों की हत्या करने 
के लिए ये आये हों। यह बात हमें कभी नहीं भूछनी चाहिए किय 
विभीषण हमारे परम बरी रावण का सगा भाई है। राक्षसों पर कभी 
विश्वास नहीं किया जा सकता। 

“मुझे तो यही छूग रहा है कि रावण का यह नया षडयंत्र है । इत 
राक्षसों को मार ही डालना चाहिए। अपने बीच इन्हें जगह देने से अनर्थ हो 
सकता है । | 

राम से इस प्रकार निवेदन करके सुग्रीव उत्त र की प्रतीक्षा भ॑ खड़ा 
रहा। 

राम ने सुग्रीव की बातें ध्यात से सुतीं और हनुमान आदि बानरों से वह 
बोले, “नीतिशास्त्र जाननेवाले राजा सुग्रीव ने जो-कुछ कहा है, आप सब 


गरणागत की रक्षा २६६ 


सुना ही होगा। रावण का सगा भाई आया हुआ है । आप छोगों की राय 

इस विषय में क्या है ? ऐस विषय पर सबके विचार मालम करने के वाद 
ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। आप छोग अपने-अपने विचार विना 
संकोच के व्यक्त करे । 

सबने अपने-अपने मत प्रकट किये। 

युवराज अंगद ने कहा, /विभीपण शत्र-पक्ष से आया है। वह स्वयं 
आया है, या रावण के कहने से, यह बताना कठिन है, पर इसका मांग का 
तिरंस्कार करना उचित नहीं होगा। कितु कुछ भी जांच किये बिना इसे 
अपने में ले लेता खतरनाक हो सकता है। हमें इस विषय पर बिना जल्दी 
किये सोच-समझकर निर्णय करना चाहिए। पहले इसके हाव-भ-व देख; 
यदि इसका व्यवहार पसंद न आया तो इसे भगा देंगे । अच्छा गा तो रख 


जर०० 
लग । 


बरभ बोला, “अपने बीच में आने देकर बाद में परीक्षा लेता, मुझे तो 
ठीक नहीं लगता । वह कठित भी होगा और खतरनाक भी । पहले से ही 
हम गुप्तचरों से पता छगवायें कि विभीपण की क्या वृत्ति है, बाद में सोचें 


कि उसे अवने साथ सिलाया जाय या नहीं। 
जांववबान बोला, “राक्षस लोग बड़े चालाक होते हैं। उनकी परी 

करके उनके भेदों को समझना आसान काम नहीं। हम तो अभी समुद्र के 

वर ही हैं, तभी विभीषण को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई ! रावण हमारा 
सदा का दृद्मन है। उसके भाई की बातों को हम सत्य केसे मान सकते 
हैं? मुझे तो छगता है कि इसे अपने पक्ष में लेता टीक नहीं होगा ।' 

छा, यह हमारे पास अपने-आप पढ़ेंवा है। केवल संदेह के 

कारण इसकी मांग को द्वकराना ठीक नहीं । पर्याप्त सावधानी और युति 
के साथ हम विभीषण की परीक्षा ले सकते हैं। हमें यह पता करना चाहिए 
कि इसने सचमुच रावण का पक्ष छोड़ दिया है क्या ? हमारे कुछ चतुर 
वानर यह काम वड़ी आसानी से कर लेंगे। 
न सब-कुछ सुन लेने के बाद रामचंद्र ने वृद्धि के भंडार हनुमाव की ओर 

खा । 


४ छा 
श्रणागत को रक्षा 


हनमान समझ गया कि श्रीराम उसका भी मत सुनना चाहते हैं। मद 
वाणी से वह बोला, “प्रभो, आप हमसे क्‍यों अभिप्राय मांगते हैं ? वहस्पति 


३०० दशरथ-नंदन श्रीराम 


भी आपसे अधिक समझदार नहीं हो सकता । अभी हमारे मित्रों ने जो कहा, 
उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो सोचता हूं कि विभीषण को अपने पक्ष में 
शामिल करने में कोई डर नहीं । यदि वह हमारा अहित करना चाहता तो 
छिपकर आता, इस प्रकार खुल्लमखुल्ला न आता। हमारे गुप्तचरों को इसमें 
क्या भेद मिलनेवाला है ? 

“हमारे मित्र कहते हैं कि शत्रु-पक्ष से जो इस प्रकार अचानक हमारे 
पास आ जाता है, उस पर विश्वास कैसे किया जाय ? ठीक है। कितु यदि 
कोई अपने भाई के दुर्गूणों को देखकर उसे चाहना छोड़ दे तो उसमें आश्चर्य 
'की क्या बात है ? आपकी महिमा से विभीषण प्रभावित हो तो उसमें कौन 
आइचयं॑ है ? परिस्थितियों को देखते हुए मुझे विभीषण पर किसी प्रकार 
की भी शंका नहीं होती है । 

“कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि विभीषण को अपने पक्ष में लिया 
जाय या नहीं, इसका निर्णय हम तभी कर सकेंगे जब हम विभीषण की 
परीक्षा लंकर उसके उत्तरों से संतुष्ट हो जाते हैं। मुझे यह बात ठीक नहीं 
लगती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जान लेता है कि उसकी बातों पर हम 
शंका कर रहे हैं तव उसका व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है। डर के 
कारण उसका स्वभाव कुछ विकृृत भी हो जाता है। मैंने विभीषण को 
देखा । उसके चेहरे के भावों से तो वह जो कुछ कहता है, उसे सत्य मानने 
को मैं तैयार हूं। उसके भोले चेहरे पर कपट के कोई चिह्न नहीं दीखते । 
अंतर के बुरे भावों को, विशेषकर कपट को, छिपाना बहुत कठिन होता है। 

“मैं तो यही सोचता हुं कि विभीषण और उसके भाई लंकेश रावण 
में भारी मतभेद हो गया है। विभीषण का लंका में रहना दुष्कर हो गया 
है और इस कारण वह आपका आश्रय चाहता है | उसे यह भी पता है कि 
रावण आपसे हार जानेवाला है। उसने यह भी सुना होगा कि आपने बालि 
का वध करके सुश्रीव को राज्य दिलाया। राबण के बाद यदि विभीषण 
लंका का आधिपत्य चाहता हो तो उसमें भी कोई अनुचित बात नहीं है, न 
आइचय॑ करने की आवश्यकता है| मैं तो कहता हूं कि उसे हम अपना लें। 

“अपनी अल्पवुद्धि में जो बात सुझी, वह मैंने आपको बता दी | आप 
जो निर्णय करें वह हम सबके लिए मान्य होगा ।” द 

इस प्रकार वानरों ने विभीषण के बारे में भिन्‍न-भिन्‍न मत व्यक्त किये। 

0 क। ४ । 

कृंभकर्ण ने सामान्य धर्म का पालन किया। लोगों को उसको समझने 

में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । कितु विभीषण ने जो कदम उठाया था, 


शरणागत की रक्षा ह ३०१ 


वह असाधारण था । इसीलिए लोग उसे दोषी ठहराते हैं। विभीषण की 
अंतरात्मा रावण की नीति को मानने को तैयार नहीं हुई। उसने जो 
मानसिक संघर्ष का अनुभव किया होगा, उसकी कल्पना करना दूसरों के 
लिए संभव नहीं । इसी कारण से कुछ वानर विभीषण को शंका की हृष्टि 
से देखने लगे, जसे हममें से भी कुछ विभीषण को दोषयुक्त समझते हैं । 


3 हट हे 


रामचंद्र ने प्रमुख वानरों की बातें ध्यान से सुतीं । उन्हें हनुमाव की 
राय पसंद आई। शरणागतों की रक्षा करना राम अपना धर्म मानते थे । 
हनुमान की बातों से राम के मन में शांति हुई। अपने मत से सहमत होने 
वाले को देखकर सात्विक स्वभाववालों को आनंद का अनुभव होता ही है। 


राम बोले, “आप सब मेरे मित्र हैं। मेरी स्थिति को समझने का 
प्रयत्न कर। मुझे अयना मित्र समझकर जब कोई मेरे पास आश्रय सांगने 
आता है, मेरे ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रब॒ता है, तो उस्ते मैं कैसे धकेल दूं ? 
मेरा धर्म आश्रितों की रक्षा करना है। शरणागतों में कुछ दोष भी हों तो 
भी उनकी रक्षा करता मैं अपना धर्म मानता हूं।” 


राम की बातों से सुग्रीव को समाधान नहीं हुआ। वह बोला, “हो 
सकता है कि विभीषण बहुत अच्छा हो । कितु उपने संकट के समय अपने 
भाई को त्यागा है । ऐसा व्यवित भविष्य में हमारे साथ भी इसी प्रकार 
का व्यवहार कर सकता है । हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते ।” 


वाल्मीकि कहते हैं कि उस समय श्रीराम लक्ष्मण की ओर देखकर 
जरा मुसकराये। उन्हें सुग्रीव के अपनी स्वयं की बातों के भूल जाने पर 
कुछ हँसी आ गई थी । वह बोले, “राजा लोगों को अपने निकट के लोगों 
पर सदा संदेह होता रहता है। ऐसे राजा लोग भी हैं, जो अपने भाई- 
भत्तीजों पर शंका नहीं रखते, कितु उतकी संख्या थोड़ी ही होती है। 
रावण को जब विभीषण पर संदेह, 6 प और क्रोध हुआ तो उसने भरी 
सभा में उसका अपमान किया। उस पर यह आरोप लगाया कि वह 
रावण से हू घ करता है। जान-वृझ्धकर अपमान करना चाहता है। तब 
विभीषण समझ गया कि उसके लिए लंका में रहता हितकर नहीं है। वह 
डर गया और इस कारण हमारे आश्रय में आया है। यदि मान लिया जाय 
कि उसे रावण के बाद राज्याधिकार पाने की इच्छा है तो भी उसमें 
असाधारण बात कौन-सी है ? क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया है कि 
रावण का हारकर मरना निश्चित है। है लक्ष्मण, दुनियाभर में भरत- 


३०२ दर्रथ-तंदन श्रीराम 


जैसा त्यागी, हृढ़ संकल्पी दूसरा कोई हो नहीं सकता ।* 

इतना कहकर राम थोड़ी देर के लिए भरत के ध्यान में लीन हो गये । 
फिर बोले, “मेरे जैसा भाग्यान और कौन हो सकता है ? भरत जैसा 
भाई और किसका हो सकता है ? मेरे वियोग से द्रःखी होकर पिता ने 
प्राण छोड़ दिये। ऐसे प्यार करनेवाले पिता हमारे थे। हे सुग्रीव, तुम 
लोगों के जैसे मित्र भी किसे प्राप्त हैं ? 

राम कुछ देर तक भावुकता के वशीभूत रहे । फिर बोले, “मुझे यह 
दलील ठीक नहीं लगती है कि जेसे विभीषण ते रावण को त्याग दिया, 
उसी प्रकार मौके पर हमारा भी त्याग कर देगा। हम विभीपषण से कौन- 
सी ऐसी विशेष अपेक्षा रख रहे हैं ? हमें उसके राज्य का मोह थोड़े ही 
है ? हम रावण को जीतेंगे तभी तो लंका का राज्व विभीषण को मिल 
सकता है ! 

“फिर विभीषण चाहे कैसी भी प्रकृति का हो, वह हमारी शरण में 
आया है । अतः: उसे अभयदान देना मेरा धर्म है। यह मेरा स्वभावगत 
गुण है। उससे यदि मेरा नुकसान भी हो रहा होगा तो भी मैं उसकी 
परवाह न करके विभीषण की रक्षा करू गा। धर्म की रक्षा करना मेरे लिए 
प्रथम कतंव्य है। विभीषण मेरा क्या बिगाड़ सकता है ? झरणागत की 
रक्षा अवश्य होनी चाहिए। यदि रावण स्वयं भी मेरी शरण में आता तो 
में उसकी परीक्षा लिये बिना ही उसे आश्रय दे देता। जब यह बात है 
तो विभीषण का तिरस्कार क्यों किया जाय ? 

रामचंद्र की बातें सुनकर सुग्रीव बोला, “राम, अब मेरी शंका दूर 
हो गई। विभीषण भी आज से जैसे हम हैं, उसी प्रकार का एक प्रिय 
मित्र बनकर रहेगा । मैं अभी उसे बुला लाता हूं ।” 

थे हक | 

वेष्णव संप्रदाय के भक्‍त श्रीमद्रामायण में राक्षस विभीषण की इस 
दरणागति को बड़ा महत्त्व देते हैं। वष्णव संप्रदाय का सबसे प्रधान 
सिद्धांत यही है कि चाहें कसा भी अधम हो, प्रभु की शरण में जाय तो 
उसके लिए मुक्ति संभव है। सभी पाप प्रभ्ु के चरणों के सामने जलकर 
नष्ट हो जाते हैं। विभीषण की शरणागति वाले अध्याय को वेष्णव सज्जन 
एक धर्मश्षास्त्र जैसा ही महत्त्व देते हैं। हर प्रकार से जो निराश्चित है, 
उसके लिए एकमात्र आश्रय-स्थान प्रश्नु के चरण हैं। 

केवल वेष्णव संप्रदाय में नहीं, सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में, 
यही बोध मिलता है कि हमें कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। 
हमारी पुकार सुनने के लिए प्रश्नु सवंदा तत्पर रहता है। “अहं त्वा 


सेतु-बंध ३०३ 


सर्वपापेश्यों सोक्षयिष्यामि मा हुसः ।/ यह भगवान ने अर्जन के लिए 
कहा था, कितु समस्त मानव-जाति के छिए समय-समय पर, स्थान- 
स्थान पर, अभयदान मिला है । 

वाल्मीकि-रामायण के इस अध्याय से हमें दो चीजें सीखने को मिल 
रही हैं | शत्र-पक्ष से अलग होकर हमारे बीच कोई आ जाय तो क्या- 
क्या बातें सोचते की होती हैं, यह राजनीति का पाठ हमें सुग्रीव आदि 
वानरों के मुख से मिल जाता है। सुमस्कार और सच्चरित्र व्यक्तियों को 
हनुमान तथा श्रीरामचंद्र के मुखों स धर्म की बातें सीखने को मिल 
जाती हैं। आश्रयदाता राम कहते हैं, "यदि रावण भी मेरे पास आये तो 
में उसका तिरस्कार नहीं करूंगा ।” 

यह वाक्य हम सभी के लिए अमृत-तुल्य है। 


७६ : 
सेतु-बंध 


इस बीच रावण ने एक नादाती का काम किया। उसते शुक नाम के 
एक गुप्तचर को सुग्रीव के पास भिजवाकर उसके मन को विमाड़ने का 
प्रयत्त किया । शुक आकाश-मार्ग से आया और सुग्रीव से मिला । बोला, 
“लंकेश रावण ने मुझ आपके पास प्रेमयूवक भेजा है। आय भी रावण के 
समान ही राजा हैं। राम तो राजा नही है। राजा होने से पहले ही वह 
राज्य से भगा दिया गया है। उससे मित्रता करके आपको क्या लाभ 
मिलने वाला है ? कितु यदि आप रावण से शत्रुता करेंगे तो बहुत दुःख 
पायेंगे। रावण को अपना बड़ा भाई समझकर उससे मिन्नता का सबंध 
क्यों नहीं कर लेते ? राम की पत्नी को रावण उठा लाये तो उससे आपका 
क्या बिगड़ गया ? में इसलिए आपको सलाह देता हुंकि आप वृथा इस 
झगड़े भें न पड़े और अपनी सेना के साथ किष्किंधापुरी लौट जाय॑ ।” 
रावण ने इस प्रकार आपस में फूट डालने का प्रयत्न किया । 
सुग्रीव ने गुप्तचर को उत्तर दिया, * है नीच, अपने राजा से जाकर 
ह दे कि वह न मेरा भाई हैं, न बंधु। वह एक दुरात्मा है। राम मेरा 
परम मित्र है। राम का झ॒त्रु मेरा भी शत्रु है। राक्षस-कुल का जीवन तो 
अब खत्म होने वाला है। राम से बिना कारण दुश्मनी मोल लेकर रावण 
कहीं भी छिपकर अपने को बचा नहीं पायेगा । अपने स्वामी को मेरा यह 
संदेश सुना देना । तुम्हें भी यहां से जल्दी चला जाना चाहिए ।” 


ही ५ । 


३०४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


सुग्रीव की यह बात सभी वानर सुन रहे थे। वे झुक के ऊपर हूट 
पड़े और उसे सताने लगे । राम ने उत छोगों को ऐसा करने से रोका । 
हु हाल देख शुक फौरन ही वापस लंका चला गया । 
राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण और सुग्रीव ने विभीषण को लंका का 
राजा घोषित कर दिया। सागर के जल से उसका अभिषेक किया। 
विभीषण ने भी राम के साथ सदा मेत्री की प्रतिज्ञा की। राम ने भी 
दपथ ली कि रावण को मारकर ही अयोध्या लौटगे । 
अब लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव तीनों मिलकर सोचने लगे कि 
समुद्र को कैसे लांघा जाय। सबने यह निश्चय किया कि पहले समृद्वराज 
से सहायता मांगी जाय। जब राम के पास जाकर उन्होंने यह विचार 
बताया तो राम ने भी अपनी स्वीकृति दे दी । समुद्र-तट पर दर्भ फेला- 
कर शास्त्रीय ढंग से राम ने सागरराज की उपासना करते हुए उपवास 
प्रारंभ किया। पूरे तीन दिन और तीन रात तक बिना कुछ खाये-पिये राम 
ने सागरराज की उपासना की, पर सागर ने राम की प्रार्थना न सुनी। 
वह चुप रहा । तब राम ने सोचा कि समुद्र यों नहीं मान रहा है तो अब 
अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा । उन्होंने लक्ष्मण से धनुष और विशेष 
प्रकार के शक्तिवाल बाण लाने के लिए कहा । 


रामचंद्र समुद्र पर बाण-प्रयोग करने छगे तो सारी धरती कांपने 
लगी। समुद्र का पानी जोरों से ऊपर-नीचे होने लगा। सागरराज से 
स्थिति संभाली नहीं गई। तब मेरु पर्वत पर उदित सूर्य-सा कांतिमान्‌ 
समुद्र श्रीराम के सामने आया। राम को उसने नमस्कार किया और 
बोला, “हे रामचंद्र, आप शांत होइये । मेरी बात सुनिये। मैं नियति के 
विरुद्ध केसे चल सकता हूं ? अपने भीतर मैंने असंख्य जीवधारियों को 
आश्रय दिया हुआ है। अपना रूप छोड़ दू तो उनका बया हाल होगा ? 
बड़ी-बड़ी लहरों के साथ रहना मेरा प्रकृतिजात धर्म और गुण है। 
उसके कारण किसी के लिए भी मुझे पार करना दुष्कर होता है। अपने 
पानी को मैं सुखा नहीं सकता । पर मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा । 
आपको आज्ञा में रहनेवाले इन वानरों द्वारा लंका तक मुझ पर एक लंबा 
पुल बनवाइये। जल्दी ही आप शिललाओं तथा वृक्षों की सहायता से पुल 
के निर्माण में जुट जाइये। मैं उस पुल को टिकाये रखंगा। मेरी लहरें 
उसे नहीं गिरायेगी। मैं जानता हुं कि आपकी वानर-सेना में नल नामक 
वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। पुछ का निर्माण वह बड़ी चतुराई से करा 
सकता है। उसे यह काम सौंपिये | आपकी विजय हो !”” 


सेतु-बंध श्ण्र्‌ 


सागरराज के वचनों से रामचंद्र बहुत ही प्रसन्‍न हुए । 

राम की आज्ञा पाकर वानर सेतुबंध के निर्माण में रूग गये। लाखों 
वबानरों ने इस काम में भाग लिया। चारों ओर वानरों के काम में जुट जाने 
से कोझाहल होने छगा । पांच ही दिनों में देखते-देखते एक अद्भुत पुल का 
निर्माण करके वानरों ने चमत्कार कर दिखाया। 

वाल्मीकि ने इस सेतुबंध का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। आजकल 
के बड़े-बड़े बांधों के बारे में जंसी बातें सुनते हैं, उसी ढंग का वर्णन कवि 
वाल्मीकि ने भी किया है। वानर घने जंगलों में से हजारों-लाखों विज्याल 
व॒क्षों को उखाइ-उखाडकर लाये | अधिक बलशाली वानर पहाड़ियों को ही 
उठा लाये। नल निर्माण-कार्य में अति कुशल तो था ही । उसके निरीक्षण 
और आदेश से वानर काम करने लछगे। वे पहाड़ियों को समुद्र में डालते गये, 
ऊपर पेड़ों को रखते गये, उसके ऊपर पत्तों को फैलाकर समतल मार्ग बनाते 
गये | उनके दबाव से उठ-उठकर लहरें आसमान को छूने लूगीं। पर काम 
करते समय जो शो रमगुर होता था, उससे समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती 
थी। 

सागरराज की भी इसमें पूरी सहायता थी। आकाझज्न में नक्षत्र-वीथि 
के समान महार्णव पर एक अति अद्भुत नये पुछ का निर्माण देखते-देखते 
हो गया । देव-गंधवों को भी उसे देखकर बड़ा विस्मय हुआ | वे पृष्पवृष्टि 
करने लगे और श्रीराम विजयी भव का घोष करने लगे | ऋषियों ने रास 
को आशीर्वाद दिया । | 

अब सारी राम-सेना समुद्र पार करने को आगे बढ़ी । हनुमान ने राम 
को अपने कंधे पर बिठा लिया । लक्ष्मण को अंगद ने अपने कंवे पर बिठाया। 
वानरों की गति असामान्य थी। सारी सेना देखते-देखते समुद्र पार करके 
सागर के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। 

यहां पर एक वेदांत-तत्व का हमें दर्शन मिलता है। कोदंडपाणी राम 
के सम्मुख अंजलिबद्ध हाथों से सागरराज निवेदव करता है, “प्रिय राधव, 
पृथ्वी, वायु, आकाश, पानी और अग्नि ये जो पंचभूत हैं, अपनी-अपनी 
प्रकृति का अवलंबन करके विद्यमान हैं। अनादि काल से यह धर्म चला आ 
रहा है । काम, लोभ अथवा भय के कारण मैं अपनी प्रकृति को नहीं बदल 
सकता । मेरा यह पानी सूखकर पत्थर बन जाय, अथवा सेरी गहराई 
बिलकुल कम हो जाय, और तुम लोग पंदल ही मुझे पार कर लो, यह मेरे 
लिए संभव नहीं। 

सागरराज के इस कथन के द्वारा हमें इस तत्व का दर्शन मिलता है 


३०६ दशरथ लंदन श्रीराम 


कि प्रकृति और ईश्बर का संबंध अनादि काल से है। प्रकृति, कर्म, जीव 
तथा जड़ वस्तुएं ईश्वर से सुजित होकर अपनो-अपनी नियति के अनुसार 
चलती चली आ रही हैं। प्रकृति ही इइवर का निरूपण करती है। प्रकृति- 
वरुद्ध बातों मे ईश्वर का अष्तित्व नहीं बताया जाता । हिह्-शास्त्रों में यही 
कहा गया है कि प्रकृति, कार्य-कारण का न्याय, पंचश्तों का काम यह सब 
बर से संकल्पित होकर अपने-आप चलता रहता है। श्रीमदभगवद गीता 
के नवे अध्याय में सी भगवान्‌ बताते हैं-- 


सयाध्यक्षेण प्रकृति: समते सवराजरस । 
हेतुनानेन कोन्‍्तेय, जगद्विपरिवतते ॥ 


* ७39 ५; 
लंका पर चढ़ाई और रावण को संदेश 


राक्षस माल्यवान ने रावण को बहुत समझाया | उसने कहा, हे रावण 

तुम्हारे भाग्य के दिन अब समाप्त हुए। तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम से 
तुम्हारा तेज कम हो गया । तुम अपने वरदानों की शक्ति पर अब भरोसा 
छोड़ दो और राम से संधि कर लो | तुम जरा बाहुर आकर देखो तो सही 
कि राम के साथ कितनी भारी सेना आई है। मनुष्यों मं तो राम-लक्ष्मण 
ही हैं, कितु उनके साथ अगणित वानर और रीछ हैं। सेतु को देखकर तो 
मेरे आइचर्य की सीमा नहीं रही । मुझे तो यही छग रहा है कि महाविष्ण 
स्वयं मनुष्य के शरीर में आये हैं । 

बूढ़े माल्यवान की बात रावण को तन्तिक भी अच्छी ते लगी । बोला 
“तुम्हारे बचन मेरे कानों को नहीं सुहाते | तुम भी शत्रु-पक्ष में मिल गये 
क्या ? मनुष्य-जाति बड़ी दुबंल होती है। राज्य से निकाले हुए एक तुच्छ 

दम्मी से आप सब व्यर्थ घबरा रहे हैं । बंदर और रीछों के बल पर भरोसा 
रखकर एक आदमी मेरे साथ लड़ने आया है । और उसे देखकर आप सब 
राक्षस डर गये ! मुझे आप सबको देखकर बड़ी रूज्जा आ रही है । 

“आप छोगों के मन में मेरे प्रति ईष्याँ पैदा हो गई दीखती है, नहीं तो 
सब-के-सब ऐसी निरर्थक बाते क्‍यों करते ! मैं राम के सामने अपना सिर 
कभी नहीं झुकाऊंगा । युद्ध में मर जाना पड़े तो खुशी से मर जाऊंगा, कितु 
राम से समझोते की मांग मैं कभी नहीं करूंगा । 

माल्यवान को रावण के उत्तर से दुःख हुआ | बोला, “देखो रावण, 


लंका पर चढ़ाई और रावण को संदेश ३०७ 


सोच-समझकर ही कदम उठाना | तुम्हारी जय ही : 

यों कहकर वह वापस छौट आया। माल्यवान रावण का नाना लगता 
था । 

रावण ने अपने सेनापतियों को अछग-अछग स्थानों के लिए नियुक्त 
किया। उन्हें अठलग-अछूग काम सौंपे । उसने नगर के पूर्वी-द्वार पर प्रहस्त 
को खड़ा किया; दक्षिण-द्वार की रक्षा के लिए महापाध्व और महोदर को 
भेजा; युवराज इंद्रजित्‌ को पदिचम-द्वार की रक्षा में नियुक्त किया। उत्तर- 
द्वार का दायित्व स्वयं अपने हाथों में लिया । महापराक्रमी विरूपाक्ष को 
नगर के अंदर का सेनानायक बनाया | 


इस तरह नगर-रक्षा के लिए रक्षकों की नियुक्ति हो जाने पर उसके 
मन में कुछ धैर्य का अनुभव हुआ । अब उसे छूगा कि वह युद्ध में नहीं हारेगा । 
परंतु उसका विनाश होने ही वाला था। इसलिए लोगों की चेतावनी का 
उसके कानों में असर नहीं हुआ। वह अपने-आपको धोखे में डालता गया 
और उसके सचिव उसे उह्टे प्रोत्साहित करते गये । 

उधर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण भी युद्ध की तैयारी करने लगे । रावण 
के प्रवधों के बारे में गुप्तचरों द्वारा जो-कुछ जानकारी मिली, उसे विभीषण 
ने राम को बताया। विभीषण बोला, “संख्या में, बल में और वीरता में 
रावण ने कुबेर की सेता से भी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली है। फिर भी 
श्रीराम अवदय उस पर विजय प्राप्त करेंगे । क्‍ 

रामचंद्र ने भी अपनी सेता का विभाजन किया। नील को पूर्व दिशा 
में प्रहस्त से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया, दक्षिण में अंगद को महापाइर्वे 
और महोंदर के साथ जझने का आदेश दिया। पश्चिम में इंद्रजित्‌ का 
सामना करने का भार हनुमान को सौंपा और रावण के साथ लड़ने का 
दाथित्व अपने और लक्ष्मण के ऊपर डाला । सुग्रीव, जांबुबान और विभीषण 
को उन्होंने अपने साथ रखा। इस प्रकार अपनी सेना का बंटवारा राम ने 
किया । 


रामचंद्र ने लंका में पहली रात सुवेल पर्वत पर अपनी सेना के साथ 
बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय से कुछ पहले ही सब जग गये । वहां से सभी ने 
लंका के सौंदर्य को देखा । त्रिकूट पंत के ऊपर निर्मित छंकापुरी आस- 
मान से एक झूमके के समान लटकती हुई-सी दिखाई देती थी। पंक्तिबद्ध 
राक्षस सैनिक किले की रक्षा में खड़े थे । उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो किले के चारों ओर एक दूसरी ही दीवार खड़ी कर दी गई है । 


३०८५ दशरथ-नंदन श्रीराम 


राम ने लंका के ऊंचे-ऊंचे महलों को देखा । नगर के वेभव को देखा | 
उन्हें बड़ा दु:ख हुआ कि रावण के अन्याय से और उसकी मूर्खता से यह सब 
नष्ट हो जायगा। रावण स्वयं तो मरने ही वाला है, पर अपने साथ सभी 
राक्षसों को मौत के मुंह में घसीटकर ले जा रहा है। 

राम ने अपने सैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा, “आप लोग अत्यंत 
सावधानी से रहें। राक्षस बड़े मायावी होते हैं। वे नाना प्रकार के रूप 
धारण करेगे। हमारी सेवा के वानर अपने-अपने निजी रूप में ही रहें। 
विभीषण और उसके चारों मित्र मेरे साथ मनुष्य -रूप में रहेंगे। मैं नहीं 
सोचता कि रावण और उसके साथी कभी मनुष्य रूप में आयेंगे। उसमें वे 
अपने गौरव की हानि समझेंगे । उन्होंने मनुष्य-जाति को अति तुच्छ समझ 
रखा है। हमें बहुत ही सतक होकर रहना होगा। जिन्हें मारना चाहिए, 
उन्हें ही हम मारंगे । जिनकी सहायता करनी होगी, उनकी सहायता करेंगे ।” 

इस प्रकार श्रीराम ने अपने से निकों को समझाया । 

सेना के साथ राम, लक्ष्मण और सुग्रीव सुवेल पर्वत से उतरकर लंका 
के पादर्व में स्थित वन में गये। असंख्य प्राणियों को अंदर आते देखकर वन 
के पश्चु-पक्षी इधर-उधर भागने ऊगे। पर्वत के ऊपर से विश्वकर्मा द्वारा 
निर्मित लंका की विशेषता राम ने देखी थी। अब नोचे से दुर्ग का भव्य रूप 
और नगर की शोभा स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसे देखकर रामचंद्र को 
बड़ा विस्मय हुआ। राक्षसों की युद्ध की भूख, सेन्‍्य-शक्ति, युद्ध-प्रणाली, 
दुर्गद्रार तथा शस्त्र और यंत्रों की देखकर वानरों के मन में लड़ने के उत्साह 
में बड़ी वृद्धि हुई । 

रावण अपने परिजनों के साथ छारू वस्त्र धारण किये एक दिव्य 
आसन पर बैठा हुआ था । इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतों से उसका वक्षस्थ्ू 
घायल हुआ था । उस घाव का चिह्न उसकी छाती को सुशोभित कर रहा 
था। तभी वहां अचानक सुग्रीव आकाहय से धड़ाम से कूद पड़ा और रावण 
की ओर एकदम लपककर उसके रत्नजटित मुकुट को नीचे गिरा दिया 
तथा उसके गाल पर॒ एक जोर की चपत लगाकर बोला, “हे रावण, अब 
तुम बुरी तरह फंस गये हो। देखो, मैं सुप्रीव हु--राम का मित्र और 
सेवक । 

देखते-देखते रावण और सुग्रीव दोनों में मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। 
दोनों उस विद्या में पारंगत थे। दोनों को अनेक दांव आते थे। रावण को 
सुग्रीव ने बहुत परेशान किया। तब रावण अपनी माया का प्रयोग करने 
लगा। सुग्रीव वहां से भागकर एक ही छलांग में राम के पास पहुंच गया । 


लंका पर चढ़ाई और रावण को संदेश ३०६ 


सूर्य-पुत्र सुग्रीव के इस प्रकार रावण को तंग करके सकुशल वापस आ 
जाने पर वानरों में हर्ष का ठिकाना न रहा। युद्ध में घायल हो जाने के 
कारण सुग्रीव के शरीर से खून बह रहा था। 

राम ने वानरराज से कहा, “हे सुग्रीव, तुम्हारा साहस तथा शौयें 
देखकर हम सब बड़े ही विस्मित और प्रसन्न हैं। फिर भी बिता किसी से 
पूछे और सलाह लिए रावण से तुम्हारा भिड़ जाना उचित न था। तुम्हें 
यह न भूलना चाहिए कि तुम एक राजा हो । राजा को बिना सोचे आपत्ति 
के कार्य में नहीं उतरना चाहिए ।” 

सुप्रीव॒ मान गया। उसने कहा, “श्रीराम, आपका कहना ठीक है। 
आपसे बिना पूछे मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए। कितु रावण को 
देखकर में आपे से बाहर हो गया था। उसने सीता पर जों अन्याय किया, 
उसका स्मरण हो आने से मैं अपने क्रोध को न संभाल सका ।” 

राम से आदेश पाकर वानर-सेता ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। 
उसके बाद रामचंद्र ने अंगद को बुलाकर कहा, “अंगद, तुम रावण के पास 
मेरे दूत बनकर जाओ । उसको समझाओ कि राम दुर्गद्वार पर युद्ध के लिए 
खड़े हैं। देवताओं से वरदान पाकर और उस कारण घमंडी होकर वह जो 
अत्याचार करता आया है, उसका अब अंत होनेवाला है। दुनिया, जो उसके 
कुकर्मों से कांपती रही, अब उसके पंजों से मुक्त होनेवाली है। अब वह 
बाहर निकलकर मेरे साथ युद्ध करे। युद्ध में प्राण देकर अपने पापों का 
प्रायश्चित्त करे । यदि वह मरना नहीं चाहता तो सीता को मेरे पास भेज 
दे। मुझसे क्षमा मांग ले। मैं उसे अवश्य ही बिना मारे छोड़ दूंगा । अपने 
घमंड से रावण ने लोगों पर बड़े अत्याचार किये हैं। इसलिए किसी भी 
हालत में बह राजा बने रहने के योग्य नहीं रहा है। धर्मात्मा विभीषण ही 
राजा होने योग्य है। अब से वही रुका का राजा है। उसे यदि यह बात 
स्वीकार न हो तो मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाय। आने से पहले अपने 
क्रिया-कर्म भी वह करवा ले । लंकापुरी से अंतिम बार विदा लकर आए। 
यह सब तुम मेरी ओर से रावण से कहता ।” 

राम के वचनों से उत्साहित होकर अंगद राम का दूत बनकर रावण 
के पास पहुंचा । रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ एक ऊंचे सिहासन पर 
बेठाथा। 

अंगद ने उससे कहा, “रावण, तुमने बालि का नाम तो सुना ही होगा ) 
मैं बालि का पुत्र और राम का दूत हूं। चुम अब अपने पापों से छूटनेवाल 
हो । राम से लड़ते-लड़ते वीरों की गति पाओगे | राम और उनको सेना 
दुर्ग के द्वार पर तुम्हारे साथ युद्ध की प्रतीक्षा में खड़ी है। युद्ध में प्राण देकर 


३१० दशरथ-नंदन श्रीराम 


तुम संपूर्ण प्रायडशिचित्त कर सकते हो । यदि अपनी प्राण-रक्षा की तुम्हारी 
इच्छा है तो श्रीराम से क्षमा-याचना करो। उनकी शरण में जाओ। यदि 
यह बात तुम्हे प्रिय न हो तो युद्ध करने के लिए निकरू पड़ो | अपने प्रिय- 
जनों से सदा के लिए विदा लेकर ही निकलना, और हां, अपनी उत्त र- 
क्रियाएं भी पहले से ही करा लेता, क्योंकि तुम्हारे कुछ में कोई भी बचने- 
वाला नहीं है | लंका को भी एक बार जी भरकर देख ऊना ।” 

अंगद के बचनों से रावण का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया । उसने 
अपने किकरों से कहा, “पकड़ छो इस दुष्ट को और मार डालो इसे इसी 
क्षण ! 

दो लंबे-चोड़े राक्षस अंगद को पकडने दोड़े । अंगद ने उनसे अपने को 
पलभर में छुड़ा लिया और ऊपर की ओर उछला | मंडप की छत को अपनी 
लातों से तोड़ डाछा और वहीं से बाहर निकलकर श्रीराम के पास वापस 
चला आया । 


२ जद 
जानकी को प्रसन्नता 


पहाड़ पर से अगणित वानर-सेना नीचे उतरी। वानरों की चाल से 
बहां की धरती हिलने रगी । नगर के पास के वन में वानर-सेना ने आराम 
से रात बिताई। उधर राक्षस भी जोरों से युद्ध का घोष करने लगे । शंखों, 
भेरियों तथा दुंदुभियों की ध्वनि चारों ओर गूंजने छगी। उनसे वानरों का 
उत्साह खूब बढ़ने लगा । रामचंद्र स्वयं सेना की व्यवस्था करते जाते थे। 
साथ ही लंकापुरी की शोभा से विस्मित भी होते जाते थे । लक्ष्मण से कहने 
लगे, “लक्ष्मण, देखो तो सही, कितनी सुंदर नगरी है ! ” 

जसे ही लंका पर उनकी दृष्टि गई, उनका ध्यान अशोक-वाटिका में 
जा पहुंचा, जहां पर देवी सीता कारावास में निवास करती थीं। राम सोचने 
लगे, “अब तक तो व॑देही के कानों में अवश्य ही यह समाचार पहुंच गया 
होगा कि मैं वानर और भालुओं की भारी सेवा के साथ उसे छुड़ाने आ 
गया हूं। अब उसकी चिता मिटी होगी । मेरी सीता का मन अब प्रसन्‍्त 
हुआ होगा ।' कितु वहू कुछ बोले नहीं । चुपचाप काम में रूग गये । 

उधर राक्षस झुक रावण के पास पहुंचा और बोला, “आपकी आज्ञा 
के अनुसार मैंने काम किया था, कितु उसका कोई फल नहीं निकला। मैं 
बुरों तरह से पीटा गया। राम, जिसने विराध, कबंध आदि राक्षक्तों को 


जानकी की प्रसन्नता ३११५ 


खेल-खेल में मार डाला था, अब यहां सुग्रीव की सेना के साथ आया हुआ 
है। उसने नगर के बाद्वर डेरा डारू दिया है। ऐसी भारी सेता मैंने कभी 
नहीं देखी | राजन्‌ू, अब आपका क्या विचार है ? अब भी समय है। खूब 
सोच-समअकर ही युद्ध में उतरें ।/ यों कहकर झुक ने धीरे से रावण से कहा, 
“सीता को अब भी लौटा दिया जाय तो हम सब आराम से रह सकेंगे |” 
यह सुनकर रावण की आंखें लाल ट्टो गई । बोला, “कया कहा तने ! 
खबरदार, जो मेरे सामने सीता को लौटठाने की बात कही ! देव, दानव, 
मंबवें, यज्ञों में कोई भी मेरे सामने आने का साहस नहीं कर सकता | इंद्र 
और यम को भी मैं भस्म कर सकता हूं। दो मनुष्य और बंदर और रीछों 
से मैं डरता नहीं। तुम सब देखोंगे कि उनमें से एक भी प्राणी बचने 
वाला नहीं ।” 
रावण ने सचमुच यही माता था कि उसके सामने से राम, लक्ष्मण 
ओर सुग्रीव बुरी तरह से हारकर भागनेवाल हैं। आज तक ऐसी कल्पना 
भी काई नहीं कर सकता था कि रावण भी किसी से हार मानेगा । 
रावण ने अपने दो मंत्रियों को बुलाकर कहा, “मैं सुत रहा हूं कि समुद्र 
पर दुश्मनों ने पुल बांवा है । मुझे विश्वास तो नहीं होता, फिर भी आगप्र 
हाँ जायं और मालूम करें कि यह बात कहां तक सच है | शत्रुओं की ताकत 
भी देख आएं और मुझे विस्तार से बताएं।” ह 
दोनों मंत्री वानर का रूप धारण करके सुग्रीव की सेना में घुस गये । 
घुम-फिरकर सारी बातें मालूम करने छगे । विभीषण ने इन दोनों राक्षसों 
को पहचान लिया । उन्हें पकड़कर रामचंद्र के सामने ले गया | इससे राक्षस 
डर गये। गिड़गिड़ाकर बोले, “प्रभो, हमारी कोई गलती नहीं । राजा की 
आज्ञा थी, इसलिए हम आ गये, हमें आप मारे नहीं ।”” 
राम ने अपने सेनिकों को आज्ञा दी कि इन्हें हमारी सेना को अच्छी 
तरह स देखने दो । इन्हें मारो-पीटो मत। राम ने राक्षसों से कहा, “रावण से 
तुम दोनों जाकर कहो कि जिस बल के आधार पर वह सीता को उठा छाया 
था, उसी बल की अब परीक्षा होगी । राम के बाणों के लिए वह तैयार रहे। 
राम की बातें सुनकर स्वभाव के अनुसार दोनों राक्षसों के मुंह से 
अपने आए “आपकी जय हो ! ” निकल पड़ा। इससे वानरों ने मन में सोचा 
कि यह तो बड़ा अच्छा सगुन हुआ है | 
दोनों राक्षस रावण के पास गये। हाथ जोड़कर वोलें, “हे रावण, 
विभ पिण ने हमें पहचाव लिया। हमें राम के सामने खड़ा कर दिया । कितु 
राम ने हमारे साथ कुछ नहीं किया । हमें छोड़ दिया । हमने यही देखा कि 
राम को सहायता करने के लिए सुआ्रीव और विभीषण हढ़ संकल्प हैं । इनकी 


३१२ दशरथ-नंदन श्रीराम 


सेना तो हमें अजेय लगती है । राम को पहली बार हमने देखा । हम आप 
के सामने क्‍या कहें ? हमें तो ऐसा लगा कि वह अकेला ही हम सबको जीत 
सकता है। हम आपसे फिर निवेदन करता चाहते हैं कि इस युद्ध में उत्तरना 
महामूर्खता है । सीता को वापस पहुंचाकर आराम से क्‍यों न रहा जाय ? 
आप जरा इस बात को फिर सोच ले | 

रावण ने डांटकर कहा, “अरे कायरो, क्या बक रहे हो ? राम ही 
क्या, यदि सारी दुनिया भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाय तो भी मैं उससे डरने 
बाला नहीं । मुझे कोई नहीं जीत सकता ! ” 

इसके बाद स्वयं रावण ने प्रासाद के ऊपर चढ़कर शत्र की सेता को 
देखा। मंत्रियों के साथ उसने लंबी-चौड़ी बातें कीं। जो अभी-अभी शत्रु- 
सैन्य देखकर आये थे उन राक्षसों से उसने माल्म किया कि वानरों में 
मुख्य कौव-कौन हैं । 

उन राक्षसों ने रावण को सारी बातें बताई | कौन-कौन वानर दुनिया 
के किन-किन भागों से आये हैं, उनकी कितनी शक्ति है, सेता में कितने 
रीछ हैं, वे सब रामचंद्र पर कितनी भक्तित और कितना प्रेम रखते हैं, सब 
मं कसी एकता है, इन सारी बातों का विस्तृत वर्णन मंत्री सारण ने रावण 
के आगे किया । एक ऊंचे प्रासाद पर खड़े सब शत्र-पक्ष के सैनिकों को देख 
रहे थे। राक्षसों ने रावण को बताया, “वह देखिये, वही राम है । उसके 
पास जो खड़ा है, वह लक्ष्मण है । बीरों में वीर, नीति और युद्ध दोनों शास्त्रों 
को भी प्रकार जानने वाला है । राम के लिए लक्ष्मण को दूसरा ही प्राण 
समझना चाहिए। वह राम का दाहिना हाथ है । उन दोनों के पास जो खड़ा 
है, वह सुग्रीव है। उसके गले में उसके भाई का दिया हुआ इंद्र का हार झूम 
रहा है। सुग्रीव के पास आपका भाई विभीषण भी खड़ा है। इन सबको 
जीतना आसान नहीं है।' 

अपने मंत्रियों के मुख से शत्रुओं की प्रशंसा रावण को अच्छी न रूगी । 
उसका क्रोध बढ़ा । वुद्धिमान राजा अपना हित चाहनेवाले राजदूत और 
मंत्रियों पर कभी गुस्सा नहीं करता, कितु रावण की बुद्धि अब भ्रष्ट हो 
चुकी थी। मंत्रियों का कहना उसे बहुत ही अप्रिय छगा । 

उसने अपने मन में भली-भांति विचार किया। उसे एक विचित्र उपाय 
सूझा। उसने सोचा कि यदि सीता किसी प्रकार से उसके वश में आ जाय तो 
राम का बड़ा अपमान होगा और उससे राम का दिक टूट जायगा । निराश 
- होकर वह वापस चला जायगा । अब सीता को किसी युक्ति से राजी कर 
लेना चाहिए। तुरंत उसने एक राक्षस को बुलाया और कहा, “हे विद्यु- 
ज्जिह्ना, तुम मंत्र-तंत्र अच्छी तरह जानते हो | मेरे लिए एक काम करो । 


जानकी की प्रसझता ३१३ 


मैं अभी सीता के पास जा रहा हूं। तुम्हें वहां आने के लिए बुला भेजंगा । तब 
तुम राम का-सा एक सिर बनाकर ले आता । 

रावण वहां से अज्ञोक-बाटिका में पहुंचा । जानकी को उसने तरह-तरह 
की बातों से फुसलाने का प्रयत्न किया । बोला, “सीते, राम मर गया । मेरे 
वीर समुद्र पार करके वानरों के पास पहुंचे । सारे वानर, तुम्हारा पति राम 
और तुम्हारा देवर लक्ष्मण सब सोये हुए थे। सोते हुए उन सबका उन्होंने 
बंध कर डाला । बचे हुए वातर भाग गये। मेरे सेनिक राम का कटा हुआ 
सिर लाये हैं। अभी तुम्हें दिखाता हूं । अब क्‍यों हुठ करती हो ? मेरी बात 
मान जाओ। आज ही मेरी पटरानी बन जाओ ।” रावण ने एक राक्षसी 
को विद्यज्जिल्ना को बुला लाने के लिए भेजा | । 

राक्षस विद्यज्जिल्ना राम के सिर को लेकर आ पहुंचा। सीता के 
सामने रख दिया । सीता एकदम चौंकीं। सिर देखने में बिलकुल राम के 
जसा ही था | अपनी दुर्गंति पर बदेही बड़े जोर से विलाप करने लगीं । 

इस बीच राम की सेना लंका के बिलकुल समीप पहुंच गई थी। मंत्रि- 
गण रावण से उसी क्षण मिलना चाहते थे। रावण को जल्दी से दरबार में 
जाना पड़ा। 


रावण नाना प्रकार के मंत्र-तंत्र करता-कराता था | कितु जब तक बह 
स्वयं उस स्थल पर उपस्थित रहता था तब तक ही वे मंत्र सफल होते थे । 
इसलिए ज॑से ही रावण वहां से हटा, वह झूठा सिर पिचलू गया । उसमें से 
धुआं-सा निकला और वह लणप्त हो गया । 


विनीपण की पत्नी सरमा सीता के पाप्त थी। उसने सीता को सारी 
बातें बता दीं। बोली, “राम को किसी ने नहीं मारा । राम सकुशल हैं । 
बड़ी भारी सेना के साथ वह यहां पर पहुंच गये हैं। एक अद्भ्रुत सेतु का 
निर्माण करके उसके ऊपर से सभी वानर इस पार आ गये हैं। सारे राक्षस 
उनसे भयभीत हो गये हैं। रावण तुम्हें धोखा देना चाहता है ।” 

सरमा ने सीता को और भी बहुत-सी बातें बताई, “रावण के लूगभग 
सभी मंत्रियों ने उससे कहा है कि तुम्हें राम के पास लौटा दिया जाय | पर 
रावण ने उनके हितोपदेशों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया । उसने उन सबसे 
कह दिया कि युद्ध में खुशी से मरूंगा, कितु सीता को लौटाकर राम के साथ 
कभी संधि न करूंगा । इसलिए, है देवि, अब भय छोड़ दो । तुम्हारे पति 
शीघ्र ही रावण को मारकर तुम्हें यहां से सुक्त करेंगे ।” 


यह जानकर कि श्रीराम छूका पहुंच गये हैं सीता बहुत ही प्रसन्न हुईं। 


३१४ दह्रथ-नंदन शआीरास 


उसी समय वानर-सेना के युद्धघोष से दिश्ञाएं कंपित हुई । सीता पुलकित 
हुई | साथ ही राक्षसों के दिल भय के मारे धड़कने लगे । 


: ७६ : 
७ है ३, [40 
नागपाशु से चिता आर सुक्ति 

रावण के सैनिकों में से कुछ लोग उसके पास दौड़े आये और कहने लगे 
कि लंकापुरी वानर-सेना-रूपी सागर से विर गई है। क्रोधोन्मत्त होकर 
रावण ने प्रासाद के ऊपर से देखा कि बात सच है। नगर के बाहर चारों 
ओर वानर-ही-वानर दिखाई दे रहे थे । वक्ष और शिलाओं को लेकर वे 
युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। रावण सोच में पड़ा कि इन्हें किस प्रकार 
हराया जाय । 

रामचंद्र भी उसी समय राक्षसों से सुरक्षित ऊंका को दुर्ग के बाहर से 
देख रहे थे। जब उन्हें यह विचार आया कि इसी किले के भीतर जानकी 
दीनावस्था में है तो उन्हें बड़ा रोष हुआ। वानर-वीरों को राम ने आज्ञा 
दी, “आगे बढ़ो, दुर्ग पर आक्रमण करो ओर राक्षस्रों को मार डालो। 
तनिक भी शिथिलता न दिखाओ ह 

वानरों ने एक साथ घोष किया, “महाराज सुग्रीव की जय * श्री राम- 
लक्ष्मण की जय ! हम राक्षसों को हरायेंगे |” इतना कहकर वे दुर्ग की दीवारों 
पर विद्याल शिल्लाओं से और वक्षों से प्रहार करने लगे। दीवार टूटने लगीं । 

रावण ने जब यह देखा तो उसने भी वानरों के नाश के लिए एक 
बड़ी सेना किले के बाहर भेज दी। राक्षसों के युद्ध के बाजे बजने लगे। 
“रावण की जय हो :' की प्रतिध्वनि चारों ओर सुनाई देने लगी। राक्षसों 
के पास हर प्रकार के शस्त्र थे। दुर्ग से बाहर निकलकर राक्षस-सेना 
वानर-सेता के साथ भिड़ गई। 

वानरों के हथियार तो पहाड़ों की झिलाएं, बड़े-बड़े पेड़, उनके नुकीले 
दांत और नखादि ही थे। उनकी मुष्टिकाएं और छातें भी बड़ी भयाँभिक 
थीं। दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा । दोनों पक्षों के हजारों सैनिक ढेर 
हो गये। सारी भूमि रुधिर की कोचड़ से और कटे हुए अंगों और मांस से 
ढंक गई । 

इसके अतिरिक्त जगह-जगह पर द्व द्-युद्ध होते रहे । अंगद और इंद्र- 
जित्‌ आपस में भिड़ गये । उन्हें देखकर ऐसा लगता था, मानो रुद्र और यम 
आपस में लड़ रहे हैं। प्रजंध नाम का राक्षस और विभीषण का मंत्री संपाती 


नागपाश से चिता और मुक्ति .. औ१४ 


आपस में युद्ध करने लमे । जांबुभाजी और हनुमान, नील तथा निकुंभ, 
लक्ष्मण और विरुपाक्ष के बीच में अछग-अहूग द्वंद् हुए। इसी प्रकार कई 
विरोधी जोड़ियां थीं। दो स्थानों में, संदर-कांड में और यहां, जांवुमालो 


के साथ हनुमान के युद्ध का उल्लेख है। संभव है, एक ही नाम के दो राक्षस 
रहहों। 


इंद्रजत्‌ का रथ टूट गया, उसके घोड़े मारे गये । अंगद भी इंद्रजित्‌ 
के घरों से बुरी तरह घायल हो गया। जांदुमाली ने हनुमान पर अपनी गदा 
से जोर का प्रहार किया, हनुमान ने जांवुमाली के रथ को नष्ट कर डाला । 
राक्षस लोग राम पर भी झर-दर्पा करते आते थे। राम ने अपने बाणों से 
कई राक्षनों को मार गिराया । 

विद्युन्माली ने सुप्रेण पर कई तीर चलाये। एक बहुत बढ़ी शिला 
फेक्कर सुयेण ने विद्युन्माली का रथ तोड़ डाला। रथ से नीचे वूृदकर 
विद्युन्माली सुपरेण पर अपनी गदक्कैचछाने लगा। एक विज्ञाल गिला से सु पेग 
ने विद्यन्माली को कुचछकर मार डाला । इस प्रकार सारे दिन यद्ध चलता 
रहा, और रात होने पर भी निश्ञाचरों ने लड़ना नहीं छोड़ा । रात का युद्ध 
बहुत ही भयंकर रहा। खूब की नदी बहने लगी। दोनों पश्षों के हजारों 
सेनिक मारे गये। अंगद ने इंद्रजितु पर आक्रमण किया। उसका रथ टूट 
गया। सारथी मारा गया | वानरों ने अंगद का साहस देखकर जोरों का 
जयधोष किया और उसे खूब प्रोत्साहित किया। रथ से नीचे खड़े हुए इंद्र- 
जित्‌ को बड़ा गुस्सा आया | अब वह कौशल को काम में लाया। 

मंत्र के प्रभाव से इंद्रजित्‌ अदृश्य हो गया । इस प्रकार छिपकर उसने 
राम-लक्ष्मण पर तरह-तरह के बाण चलायरे। उन्हें लह-लद्वान कर डाला । 
वानर-से ना के कई वानरों ने इंद्रजित्‌ को दूँढ॒ निकालने का प्रयत्न किया, 
कितु वे असफल रहे। मंत्र की शक्ति से इंद्रजित्‌ अहृश्य था। उस्तकी शर- 
वर्षा चलती रही । 

अंत में इंद्रजित्‌ ने राम और लक्ष्मण पर महाशक्तिवाले विषेले नाग- 
बाण चलाये । उससे राम और लक्ष्मण निश्चल होकर भूमि पर गिर पड़े । 
उनको समझ में न आया कि यह क्‍या हो रहा है। पहले राम नागपाशों 
से कसे गये । उनके शरीर में सर्प के डसने जैसी पीड़ा होने लगी । वह बेसूघ 
होकर अपने धनुष के दंड के साथ नीचे गिर गये । लक्ष्मण ने जब राम की 
यह दीनावस्था देखी तो वह तड़पने रूगा। नागपाश से वह भी आहत था । 
दूसरे ही क्षण वह भी बेहोश होकर शरों से भरी जमीन पर गिर पड़ा । 
वानरों ने देखा कि दोनों राजकुमार नीले पड़ गये हैं तो उनमें हाहाकार 
मच गया । वे जोर से चीत्कार करने लगे । 


३१६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


इंद्रजित्‌ की खुशी का पार न था। उसने अपने साथी सैनिकों को बड़ी 
शाबाशी दी । थका हुआ तो था ही, अपने पिता रावण को अपनी विजय की 
सूचना देने की भी उसे जल्दी थी, युद्धस्थल में ही वह रावण के पास पहुंचा 
और बोला, “पिता, राम-लक्ष्मण नाग-वाणों के विष से बेहोश होकर नीचे 
गिर गये। अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। में आपका काम पूरा करके 
आया हूं ।* 

रावण ने बड़े आनंद से पुत्र को छाती से रूगा लिया। 

राक्षसों ने सोच लिया कि राम-लक्ष्मण मर गये। उनके अद॒हासों से 
दिशाएं गूंज उठीं । 

सारे वानर बुरी तरह घायल हो गये थे । राम-लक्ष्मण को निरचेप्ट 
देख करके उनके मन से जीत की आशा जाती रही। सुग्रीव किक्तैव्य- 
विमृढ हो गया । तब विभीषण ने स्थिति संभाली | वह सुग्रीव से बोला, 
“इस प्रकार हताश हो जाना ठीक नहीं। राम-लक्ष्मण का चेहरा देखिये । 
चिता करने की कोई बात नहीं । आप लोग धीरज रखें | दोनों राजकुमार 
थोड़ी ही देर में उठ खड़े होंगे ।” यों धीरज बंधाकर विभीषण ने वानर- 
सेना में फिर से उत्साह पैदा किया। विभीषण ने देखा कि वानर-सेना 
तितर-बितर हो गई है। उसने सेना को फिर से एकत्र करके अपने-अपने 
स्थानों पर युद्ध के लिए खड़े रहने को कहा । 

रावण ने लंका में घोषित कर दिया कि राम-लक्ष्मण का इंद्रजित्‌ के 
हाथ से वध हो गया। राक्षसियों को बुलाकर कहा कि वे फौरन सीता के 
पास जाय॑ और कहें कि दोनों राजकुमार युद्धक्षेत्र में मारे गये हैं। वानर- 
सेना में अब कोई नहीं बचा । रावण ने यह भी कहा, “तुम छोग सीता को 
पुष्पक विमान में ले जाकर उसे युद्धक्षेत्र दिखा देता, जिससे उसका घमंड 
चूर हो जाय । तब उसकी समझ में आयगा कि उसके लिए अब मेरे सिवा 
कोई दूसरा आश्रयदाता नहीं रहा ।” 

राक्षसियों ने वेंसा ही किया। जानकी ने ऊपर विमान से यद्धक्षेत्र 
देखा कि राम और लक्ष्मण निएचल भूमि पर पड़े हैं। उनके शस्त्र अलग 
पड़े हैं। सीता का सारा धैर्य समाप्त हो गया । वह करुण विकाप करने 
लगी, “हाय, यह क्या हो गया ! सारे ज्योतिषी, जो मेरा भविष्य बताते 
थे. झूठे निकले ! किसी ने आज तक यह नहीं कहा था कि मैं एक दिन विधवा 
हो जाऊंगी। सबने बताया था कि मेरे पुत्र होंगे। मैं पटरानी 'बनूंगी । 
उनकी सारी बातें झूठी निकलीं । कौशल्या माता यह समाचार केसे सुनेंगी ! 
वह इसी आशा में जीवित हैं कि “राम वापस आयगा। उसे मैं देखूंगी।' 


नागपाश से चिता और मुक्ति ३१७ 


राम, तुम्हारे दिव्य अस्त्रों का क्या हुआ ? क्या वे सत्र बेकार निकले ? मैं 
अब क्या करूं ?”' 

तभी त्रिजठा नाम की राक्षसी, जो सीता के साथ विमान में थी, बोली, 
“प्यारी सीता, घबराती क्यों हो ? तुम्हारे पति और देवर अभी मरे नहीं 
हैं। उनके मुख देखो । मुझे वे निर्जीव नहीं दिखाई देते । मायावी अस्त्रों के 
कारण उनकी यह दशा हुई है। थोड़ी ही देर में दोनों राजकुमार जग 
पड़ेंगे। वानर-सेना को देखों। सब अपने-अपने स्थानों पर खड़े हैं। इससे 
पता चलता है कि राम अभी मरे नहीं | 

त्रिजटा के इन अमृत-वचनों से सीता की जान-में-जान आई। वह 
विमान से राक्षसियों के साथ अशोक-वाटिका वापस पहुंचीं । वहां पहुंचकर 
बह चिता के मारे दुखी होकर रोती रहीं । 

नागपाश की जक्ति धीरे-धीरे कम होती गई । राम के द्वरीर में कई 
घाव हो गये थे। फिर भी अपनी आत्मशक्ति के बल से वह फिर होश में 
आने लगे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण में अभी तक चेतना-शक्ति नहीं आई 
है। राम ने सोचा कि लक्ष्मण मर गये । उनके मुख से एक करुण चीख 
तनिकरू पड़ी। रोने लगे, “अब मैं युद्ध जीत कर क्‍या करूंगा ? मेरे 
हक्ष्मण, तुम्हें मैं क्यों अपने साथ यहां घश्तीट लाया ? तुम्हारे बिना मैं 
क्रिस मुंह से वापस छौटूगा ? मैं जब कभी उदास होता था, कितने प्यार 
ने तुम मुझको आरबापत देते थे | अब चुप वयों हो गये ? मेरे प्राणप्रिय 
हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं जी नद्ीीं सकत। | तुम्हारे-जैसा वीर कौन है ? 
दुनिया में सुम्हारे-जैसा भाई दुर्लभ है। सैकड़ों हाथवाले कार्त॑वीर्याजुन 
की तरह अपने दो ही हाथों से तुम राक्षमों से लड़े थे। तुम कैसे मरे ! 
मुझे यह सहन नहीं होगा । मैं हार गया : मैं भी तुम्हारे साथ चलूगा । 
विभीषण को मैंने जो वचन दिया था, वह पूरा नहीं हो पाया । है वानर- 
राज सुग्रीव, अपनी सेवा के साथ तुम किष्किवा को लौट जाओ। तुम 
लोगों ने मेरे लिए बहुत त्याग किया, कष्ट उठाये। उसके लिए कृतज्ञता 
प्रकट करता हूं। अब मैं सोचता हूं कि आप लोगों के यहाँ रहने से कोई लाभ 
नहीं। मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा ।* 

उसी समय अपनी गदा लेकर विभीषण वहां आ पहुंचा । रंग में एक- 
दम काले विभीषण को देखकर वानर डर गये कि इंद्रजित ही फिर से आ 
गया। वे भागने लगे। लेकिन जब उन्होंने ठीक से देखा कि वह विभीषण 
हैं तो कुछ निश्चित हुए। 

वानरों को इस प्रकार कायर होते देखकर सुप्रीव को चिता हुईं। उसने 
अंगद से पूछा, “'भेरे वीर वानरों को यह क्‍या हो गया है ? वें क्‍यों इस 


इ्श्८ दद् रथ-तंदल श्ीरास 


तरह डरे हुए हैं ? 

अंगद ने कहा, “राम-लक्ष्मण को युद्ध में मारा गया समझकर वानरों 
में अब धेये नहीं रहा।'' 

बाद में सुग्रीव को पता चला कि वानरों ने विभीषण को इंद्रजित्‌ 
समझ लिया था और भागने हछगे थे । 

जांबुवान ने वानरों को समझाया 4 उससे वानरों में कुछ शांति हुई । 

राम और लक्ष्मण दोनों के सारे शरीर में तीर लगे थे। विभीषण ने 
जब यह देखा तो वह आवेग में आकर रोने लगा । सुम्रीव ने विभीषण को 
ढाढ्स बंधाया। उसने अपने मामा सुषेण से कहा, “तुम राम-लक्ष्मण को 
अपने कंधों पर उठाकर किष्किंधा ले चलो । मैं रावण का वध करके बंदेही 
को ले आऊंगा ।” क्‍ 

सुषेण बोछा, “दोनों राजकुमार बहुत घायल हो गये हैं। उनके घाव 
ठीक करने के लिए कई औषधियों की आवश्यकता है। वे कहां से मिल 
सकती हैं, इसका पता हमारे हनुमान तथा अन्य कुछ वानरों को है। आप 
हनुमान को भेजकर औषधियां मंगाइये । 

जब सुषेण इस प्रकार कह रहा था, तभी समुद्र विचलित हुआ, आंधी- 
सी आईं। सबने देखा कि पक्षिराज गरुड़ उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा 
था। गरुड़ को देखते ही राम-लक्ष्मण के शरीर में चिपके हुए सारे सर्प- 
बाण एकदम लण्त हो गये | एक भी न टिका । 

गरुड़ ने दोनों राजकुमारों के शरीर को प्यार से स्पर्श किया। राम- 
लक्ष्मण उसी क्षण एकदम स्वस्थ हो गये । उनकी खोई हुई शक्ति फिर से 
आ गई। दोनों राज़कुमार पहले से भी अधिक शक्ति का अनुभव करने 
लगे। सुग्रीवादि वानरों की खुशी का ठिकाना न रहा। 

राम ने गरुड़ से पूछा, “आप कौन हैं ? यह परम उपकार आपने कैसे 
किया ? 

गरुड़ ने उत्तर दिया, “मैं आपका बहुत पुराना मित्र हूं। साथी हूं। 
आपका मंगल हो । जब युद्ध जीतकर लौटोगे तब मैं विस्तार से बताऊंगा 
कि मैं कौन हूं ।'' 

श्रीहरि का वाहन गरुड़ इतना कहकर वहां से चल दिया। 

राम और लक्ष्मण को इस प्रकार फिर से खड़े देखकर सारी वान२- 


सेना में नये प्राण का संचार हो गया | वे दुगुने उत्साह के साथ हूंका के 
दुर्ग पर आक्रमण करने लगे | 


रावण लज्जित हुआ ३१६ 


४ ८० : 
रावण लज्जित हुआ 


रावण ने समझ लिया था कि राम और रूक्ष्मण दोनों मारे गये। सो 
वह निर्श्चित होकर महल के अंदर विश्राम कर रहा था । उसने जब सहसा 
वानरों का कोलछाहल सुना तो उसे आइचर्य होने लगा | पास सें बंठे मंत्रियों 
से उसने पूछा, “मुझे आइचर्य हो रहा है, इन वानरों की इस खुशी का 
क्या कारण हो सकता है ? राम-लक्ष्मण तो बुरी तरह से घायल होकर 
विषेल नागपाश में बद्ध एवं मुच्छित थ। मैं सोचता था कि अब तक वे मर 
गये होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में वानर खुशी से क्‍यों चिल्ला रहे हैं ? 
अवश्य ही कोई नई बात हुई होगी । आप सब मालम करके बतायें ।' 

राक्षसों ने दुर्ग की दीवारों पर खड़े होकर देखा और रावण के पास 
वापस दौड़े आये । डरते-डरते बोले, “महाराज, सुग्रीव के नेतृत्व में वानर- 
सेना दुर्ग पर आक्रमण कर रही है। राम-लक्ष्मण दोवों पूर्ण स्त्रस्थ होकर 
खड़े हैं। हाथी जैसे अपनी रस्सियों को तोड़कर बंधन से निकल आते हैं, 
उसी प्रकार राम और लक्ष्मण अपने शरीर पर लिपटे नागबाणों को हटा 
कर बड़ी भारी सेना के साथ हमला कर रहे हैं। जवान सिंह के समान 
निर्भय युद्धक्षेत्र में घुम रहे हैं। युवराज इंद्रजित्‌ के अमूल्य नागपाश व्यर्थ 
हो गये ।” 

यह सुनकर रावण का चेहरा कांतिहीन हो गया । बोला, “आज तक 
मैंने किसी प्राणी को इस नागबाण के लग जाने पर जीवित नहीं देखा । 
यदि ये वाण भी व्यर्थ गये तो हमारा काम बहुत ही कठिन हो गया है ।* 

रावण को राम की द्वक्ति पर बहुत ही क्रोचष आया। तुरंत धुम्राक्ष 
नामक राक्षस को बुलाकर उसने कहा, 'हे धृत्नाक्ष, तुम्हारे रहते मुझे 
किस बात की चिता हो सकती है ? मदद के लिए बहुत-से राक्षसों के 
साथ निकल पड़ो और राम-लक्ष्मण का वध करके लछोटो।” 

धूम्राक्ष ने रावण के इस आदेश को अपना गौरव समझा । कई राक्षसों 
को लेकर वह नगरी से बाहर आया । वहां हनुमान के नेतृत्व में वानर- 
सेना आक्रमण कर रही थी। धृम्राक्ष नें उनका सामता किया। दोनों पक्षों 
के काफी सैनिक मारे गये । घमासान युद्ध हुआ। अंत में धूत्राक्ष मारुति 
के हाथों मारा गया। बचे हुए राक्षस युद्धक्षेत्र से भागकर लंका में चले 
गये । राक्षस सेना में मृतकों की संख्या बहुत भारी थी । 

रावण ने जब यह सुना तो उसका आश्वर्य और भी बढ़ा । उसके मुंह 


३२० दद्व रथ-मंदन श्रीराम 


से शब्द नहीं निकल रहे थे। होंठ कांप रहे थे। उसने वजदंष्ट्र से कहा 
“हे वीरश्रेष्ठ, अब विज्लंब न करो । अभी निकल पड़ो। इन दुष्टों की हत्या 
करना तुम्हारा पहला काम है ।” 

बज्रदंष्द ने रावण की प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया और उससे 
विदा लेकर वह युद्धक्षेत्र में आया। दुर्ग के दक्षिण-द्वार से वह बड़ी भारी 
सेना को साथ लेकर मिकला । वहां अंगद का आक्रमण हो रहा था। 
वज्रदंष्टर के आधिपत्य में निशाचरों ने जोरों से युद्ध किया | असंख्य वानर 
इस युद्ध में मारे गये, तो भी वानरों का उत्साह कम न हुआ । अपने 
आयुध वृक्ष और गिरि-शिखरों से उन्होंने सैकड़ों राक्षसों को मार गिराया । 
दोनों ओर के सैनिकों में बड़ा रोष था। अंत में अंगर और वज्दंष्ट 
दोनों के बीच भयंकर द्व द्व होने लगा । काफी समय तक युद्ध चछा । आखिर 
में बालि-पुत्र अंगद के हाथों वच्तरदंप्टू मारा गया। वानरों ने अंगद को 
घेरकर जोरों की गर्जना की । 

'. अब रावण ने क्र राक्षस अकंपन को बुला भेजा। कहा, “अपने 
योद्धाओं में से अच्छे-से-अच्छों को चुनक्र अपने साथ के जाओ | सुग्रीव 
और राम को किसी भी उपाय से मारकर ही लौटना | तुम्हारी शूरता 
पर मुझे भरोसा है। 

प्रहस्त ने अकंपन के साथ बहुत ही श्रवीर राक्षमों को भेजा । अकंपन 
युद्ध में सचमुच कभी कंपित नहीं होता था। बड़ा चतुर योद्धा था। बड़ी 
' भारी फौज के सम्य नाना प्रकार के वस्त्र लछकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा । 
उस समय बड़े अशकुन होने लगे । अकंपन और उसकी फौज ने उनकी कोई 
परवाह न की । राक्षस के सिहनाद से सागर भी विचलित होने लगा । 
भयंकर युद्ध हुआ । खून की नदो बहने लगी | छाल धूल आसमान में 
छा गई | अंधकार हो गया । दोनों पक्षों के अनगिनत लोग मरे । अकंपन 
के साथ वानर कुमुद, नल, मैंद ओर ट्विविद लड़े । अकंपन की असाधारण 
शरता देखकर सब चकित हो गये । 
वानर हारने छगे। भाग निकलनेवाले ही थे कि तभी वहां हनुमान 
आ पहुंचा। अकंपन की शरवर्षा की हनुमान ने परवाह न की। एक बहुत ही 
भारी शिला लेकर हनुमान ने घुमाकर राक्षस के ऊपर फेंकी । कितु राक्षस 
के बाणों से वह चूर-चूर हो गई | हनुमान ने अपने शरीर को बहुत ही बढ़ा 
लिया । उसके तेज से सबकी आंखें चकाचौंध होने लगीं। उसने एक बहुत 
ही बड़े पेड़ को घुमाकर राक्षस की ओर लक्ष्य करके फंक्रा। अकंपत इस 
बार बचा नहीं । वृक्ष के तीर प्रहार से बहीं ढेर हो गया । उसकी सेना डर 
के मारे दुर्ग की ओर भाग खड़ी हुई। वह भागते-भागते पीछे की ओर देखती 


रावण लज्जित हुआ ३२१ 


जाती थी कि हनुमान उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। इस युद्ध में काफी 
राक्षस मारे गये। वानरों ने जय-जयकार करके हनुमाव की सराहना की । 
अकंपन की मृत्यु का समाचार पाकर रावण का चेहरा कुम्हला गया । 
राम के प्रति उसका क्रोध बढ़ता ही जाता था। उसने फिर से एक बार 
नगर की सुरक्षा का निरीक्षण किया । सुरक्षा की व्यवस्थाएं देखकर रावण 
के मन में कुछ शांति हुई। सुख्य सेनानायक प्रहस्त से उसने बातें कीं। 
बोला, “हमारा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम इन वानरों 
के आक्रमण को पूरी तरह से दबा नहीं देते । मैं, कुंमकर्ण, तुम, इंद्रजितु 
और विकृभ, पांचों में से एक को अब युद्धक्षेत्र में जाना होगा। वानरों में 
जो मुख्य हैं, उन्हें पहले मार डालना चाहिए। तभी हमारा काम बनेगा । 
इन जंगली वानरों से हमें डरना नहीं चाहिए। इन्हें युद्ध की कला थोड़े ही 
आती है | हथियारों को तो इन बानरों ने देखा भी कहां होगा ? हम राक्षसों 
को चाहिए कि अपनी डरावनी गर्जना से ही इन बंदरों को भगा दें।” 
हस्त ने रावण की बातें सुनीं । विनय से उत्तर देने रूगा, "हे राजा, 
मैंने जो सोचा था वही हो रहा है । हम सबने आपसे कहा था कि उत्तम मार्ग 
तो सीता को राम के पास लौटा देता है, पर आप नहीं माने । मैंने आपका 
नमक खाया है। अपना तन, मन, धन और परिवार आप पर न्‍्योछावर 
कर देने के लिए तेयार हूं। मैं अभी अपनी सेना के साथ लड़ाई के मेंदान 
में पहुंचता हूं ।'' 
सेनापति प्रहस्त की आज्ञा से एक बड़ी भारी सेना तैयार हुई । निकलने 
से पहले प्रहस्त ने हवन, ग्रह-शांति, ब्राह्मण-पूजा आदि विधियां कराईं। 
सुगंधित थुआं सब जगह फेल गया। युद्ध की भेरो बजी। सेनापत्ति प्रहस्त 
रणक्षेत्र में जाने लगा। उस समय भी कई अपशकुन हुए। प्रहस्त ने उनकी 
और ध्यान नहीं दिया और न हिम्मत हारी । अपनी सेना-सहित पूव्व-द्वार से 
हें रणक्षेत्र में पहुंचा । जब वानरों ने यह देखा तो वे भी लड़ने के लिए 
तेंयार हो गए । 
जलते दीपक पर जैसे पतंगे दौड़-दौड़कर जाते हैं, राक्षस से निक प्रहस्त 
के सेनाधिपत्य में वानरों के बीच बड़े उत्साह से घुस पड़े । बड़ी निर्देयता 
से लड़ाई शुरू हो गई । ह 
राम ने विभीषण से पूछा, “यह जो भारी सेना लेकर आ रहा है कौन 
हे 
विभीषण ने उत्तर दिया, “यही प्रहस्त है, रावण का सुप्रसिद्ध 
सेनाधिपति। रावण की समूची सेता का एक-तिहाई भाग इंसके अधीन है।” 
राक्षसों के पास तो हर प्रकार के शस्त्र थे। पर वानर किसी प्रकार 


३२२ दद् र्थ-नंदन श्रीरास 


से कम न निकले | उधर हथियारों की वर्षा हुई तो इधर पहाड़-जंसे पत्थर 
और पेड़ आसमान में फंके जाते थे। मल्लयुद्ध भी होने लगा। दोनों पक्षों 
में मृतकों की संख्या बहुत बढती गईं । 

प्रहस्त की सेता के मुख्य वीर नरांतक, महानाद और कुभहनु को 
द्विविद, दुर्मुख और जांबुवान ने मार डाला। प्रहस्त और नील बड़े भयंकर 
रूप में लड़ने लगे। प्रहस्त एक भारी लोहे के मूसल से नील को मारने 
चला, कितु उससे पहुले ही नील के शिला-प्रहार से महासेनापति प्रहस्त 
का वध हो गया। राक्षम सेनिक तुरंत भागने लगे । नील ने राम के पास 
पहुंचकर नमस्कार किया और प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया । 
दोनों राजकुमारों ने नील की बड़ी सराहना की । 

७ 0 0 

रामायण तथा महाभारत इन दोतों ग्रंथों में युद्ध का वर्णन एक 
समान लंबा और कछ अनाकर्षक भी हो गया है । यथाशक्ति मैंने इस वर्णव 
को संक्षिप्त रूप दिया है, कितु इसका अर्थ यह नहीं कि युद्ध बहुत जल्दी 
समाप्त हो गया। हथियार खब टकराये। घायलों का भीषण हाहाकार 
हुआ । असंख्य लोग मरे और खून की नदियां बहीं । 

! 0 

यद्धक्षेत्र से जो राक्षत भाग निकले थे, उन्होंने रावण को बताया कि 
अग्निपुत्र नील ने प्रहस्त का वध कर डाला । रावण को विद्वास नहीं हुआ । 
बोला, “देवेंद्र और उसकी सेना को मेरे सेनापति प्रहस्त ने हराया था। 
क्या यह बात सच है कि वीरों में वीर प्रहरत मारा गया ? अब मैं कैसे शांत 
रहुंगा ? इन राम-लक्ष्मण तथा उनकी वानर-सेना को अब मैं जीवित न 
छोड़ गा । 

अब रावण स्वयं रथारूढ़ हो गया। जगमगाते सोने के रथ पर उसे 
जाते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो रुद्रदेव भूतगणों के साथ जा 
रहे हैं। रावण दुर्ग के बाहर युद्धक्षेत्र में आया | रावण ने राम की सेना को 
देखा | वानर-सेना का शोर समुद्र की छहरों की आवाज से कम न था । 

राक्षस-वीर वानरों से भिड़ गये । वानर तो इसकी प्रतीक्षा में ही थे । 
राक्षसों की विभिन्‍न शक्तियों के बारे में विभीषण ने राम को बताया । 
बोला, “वह देखो, वहां रथ पर बाल-सूर्य की तरह रावण का लड़का इंद्र- 
जित्‌ खड़ा है। उसके पास ही दशकंध रावण अपने रथ में खड़ा है । 

राम ने रावण को देखा। रावण के वज्रकाय शरीर से राम बड़े 
प्रभावित हुए । सोचने लगे कि इसमें कोई शक नहीं कि यह राक्षस अतुल्य 
प्राक्रमी है, कितु साथ-ही-साथ महादुष्ट भी है। अब इसे मारने का 


कुंभकर्ण को जगाया गया ३२३ 


(| 
४75 


अवसर आ गया है । 

राबण के हाथों कई वानर मरे । दोछ ने दुछ देर रावण से लड़ा 
की | उसे काफी हैरान किया। अंत में रावण के आश्नेयास्त्र से बेहोः 
होकर वह गिर पड़ा । हनुमान ने रावण के साथ बहुत देर तक मृष्टियुद्ध 
किया। रावण पर उसका विशेष असर नहीं हुआ । कई वानर मरे । फिर 
लक्ष्मण आये । रावण के साथ उन्होंने भी बहुत युद्ध किया । वह भी बेहोश 
होकर गिर पड़े । उसी समय हनुमान ने आकर लक्ष्मण को युद्धक्षेत्र से 
हटा लिया। राम ने स्त्रयं हनुमान के कंधे पर चढ़कर रावण के साथ भीपण 
युद्ध किया । उससे रावण बहुत घायल हो गया। उसका मुकुट नीचे भशिर 
गया, रघ टूट गया। उसका घनुष हाथ से अलग होकर गिर पड़ा। वह 
किकतेंव्यवियूढ़ होकर गिर पड़ा । 

तब राम रावण से बोले, “है रावण, आज मैं तुम्हें छोड़े देता हूं । 
तुमने अच्छी तरह युद्ध किया। आज घर छौटो । आज की रात आराम 
करो। करू फिर तैयार होकर आना ।” 

रावण बड़ा लज्जित हुआ और नीचे की ओर सिर झुकाये वापस 
लंकापुरो में चला गया । 


| 


+ रे :; 
कु भकण को जगाया गया 


जब युद्धभूमि में रावण का मुकुट टूटकर गिर पड़ा ओर लरुज्जा के 
कारण सिर झुकाये उसे वापस लौटना पड़ा तो उसे देखकर देवतागण बहुत 
ही प्रसन्‍न हुए। उन्हें लगा कि उनके बरसों के दुःख और व्लेश का झीत्र 
ही अंत होने वाला है । 

रावण बड़ी मवनोव्यथा के साथ अपने किले में आया। वहां शांति के 
साथ विचार करके मन को स्थिर किया और अपने किकरों को कुंभकर्ण 
को नींद से जगाने की आज्ञा दी । 

एक पुराने शाप के कारण कुभकर्ण जब कभी सोता था तो महीनों 
सोया करता था । इस बार उसकी नींद को घुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे । 
रावण ने सोचा कि उसको जगाने का काम कठित न होगा । उसने अपने 
मंत्रियों से कहा, “किसी प्रकार भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। उसे 
सब वातें बताकर युद्ध के लिए तयार रहने को कहो । 

“मुझे रूमता है मेरा तपोबल अब काम नहीं कर रहा है। ऋषियों 


३२४ दशरथ-नंदन श्रीराम 


ने जो कहा था वह शायद सच निकलेगा। दुर्ग की रक्षा चारों ओर से खूब 
सावधानी से की जाय । कुंभकर्ण अभी-अभी ही सोया है । उसकी नींद वंसे 
तो महीनों की होती है, पर चकि वह अभी-अभी सोया है, इसलिए उसे 
जगाने में कटिनाई नहीं होगी । जल्दी ही जग जायगा । उसके सामने हमारे 
वैरी नहीं टिक सकते । यदि वह उठ जाय तो मैं निर््चिचत हो जाऊंगा। 
सोते रहने के कारण उसे इस बात का खयाल ही तहीं है कि मैं कितना 
व्याकुल हूं ।* 

रावण की आज्ञा पाते ही राक्षस लोग कुंभकर्ण के महल में घुस पड़े । 
कृभकर्ण को सोते से उठने के बाद असाधारण भूख लग आया करती थी । 
इसलिए ढेर-का-ढेर खाता उसके लिए तैयार किया गया। शंख, भेरी 
आदि बाजों को उसके कानों के पास खूब जोर से बजाया गया। कई 
राक्षस उसके शरीर पर मुष्टियों से प्रहार करने लगे । उन लोगों को उसे 
चिल्ला-चिल्लाकर जगाने की आवाज दूर-दूर तक सुनाई देने लगी । पंशु- 
पक्षी उससे घबराये | डर के मारे वे भी जोर-जोर से आवाजें करने 
लगे। | 

कंभकर्ण की शाप-निद्रा तब भी भंग न हुई । राक्षस जब उस पर चढ़ 
कर नाचने-कूदने लगे । लाठियों से जोर-जोर से मारने लगे । तब भी वह 
न जगा। राक्षसों ने उस पर हाथियों को चलाया । तब जाकर कु भकर्ण ने 
आंखें खोलीं। अपने ऊपर से सबको वड़ी आसानी से नीचे गिराकर उसने 
अंगडाई ली। इस प्रकार असमय में ही निद्रा के हट जाने से उसे सब पर 
बड़ा क्रोध आया । ऐसा क्‍यों किया गया, उसकी समझ में नहीं आया । भूख 
लगने के कारण सामने रखे ढेर-के-ढेर अन्त और मांस पर अच्छी तरह से 
हाथ साफ किया । बड़े-बड़े घड़ों में शराव और कच्चा खून भरा था, उसे 
पी गया । जब उसकी भूख-प्यास कुछ कम हुई तो उसका क्रोध भी कुछ 
शांत हुआ । राक्षसोों को अब उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत हुई। 
यूपाक्ष रावण का एक मंत्री था। उसने कु भकर्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार 
किया और वोला, “स्वामिन्‌, हम लोग सुग्रीव और राम की सेना के द्वारा 
बुरी तरह पीटे गए हैं। सीता के कारण घोर युद्ध हो गया है। राम-लक्ष्मण 
ने और बड़े-बड़े वानरों ने हममें से कइयों का वध कर डाला है। ऐसे लड़ने 
वालों को हमने आज तक देखा नहीं। लंकापुरी चारों ओर से वानर-सेना 
से घिरी हुई है। रावण स्वयं वुरी तरह से हार खाकर युद्धभूमि से छोटा 
है। वह मुश्किल से जीवित लौट पाया है।'' 


रावण के अपमान की बात कुभकर्ण से सुनी न गई। क्रोधावेश में आकर 


कुंभकर्ण को जगाया गया ३२५ 


उठ खड़ा हुआ । बोला, “इसी क्षण मैं सारे दुश्मनों को मार डालंगा । राम- 
लक्ष्मण का खून पीऊंगा । उसके बाद ही भेया रावग से मिलंगा । 
क्‍ कुंभकर्ण के जागृत हो जाने से रावण के मंत्री बहुत खुश हुए । उन्होंने 
कहा, “आपका कहना ठोक है, फिर भी एक बार राजा से मिलकर ही. 

युद्ध में जाइये | संभत्र है, राजा आपको कुछ सलाह देना चाहता हो ।” 

कृभकर्ण मान गया। उसने मंह धोया । अपने बल की वद्धि की । फिर 
यमराज की तरह अपनी चाल से भूमि को हिलाता हुआ रावण के दरबार में 
पहुंचा । राजमार्ग से होता हुआ जब बह जाने लगा तो राक्षस उसकी जय - 
जयकार करने लगे। उन्होंने उस पर पुष्पवृष्टि की । 

कंभकण रावण के दरबार में पहचकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। 
उसे देखकर रावण अपने आसन से कुदकर उतरा और छोटे भाई को बड़े 
प्यार से आलिगन किया । 

कंभकर्ण ने पूछा, “भैया, क्या आज्ञा है ? मुझे किस कारण से आपने 
जगाया है ? आपकी चिता का कारण जानना चाहता हूं । आपका जो कोई 
दुश्मन, हो, उसे अभी खतम करके आता हूं। 


रावण ने उत्तर दिया; “प्यारे भाई, अब तो बात बहुत बढ़ गई है। 
तुम सो गये थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। राम के कारण मैं बड़ा 
परेशान हो गया हूं। सारी लंका को वानरों ने घेर लिया है। हमारे बड़े-बड़े 
वीर उनका सामना करते हुए काम आ गये । राम समुद्र पर बहुत लंबे 
सेतु का निर्माण करके. बड़ी भारी सेता के साथ लड़ने आ गया है। मेरा अब 
तक की लड़ाई में काफी धन खर्च हो गया । सेना भी बहुत घट गई है । अब 
तुम्हीं बिगड़ी स्थिति को संभाल सकते हो । मेरा भरोसा अब तुम्हारे ही 
ऊपर है। तुमने अनेक बार देवों को युद्ध में बुरी तरह से हराया है। मेरे ऊपर 
तुम जो प्रेम रखते हो, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। ऊकूरता में तुम्हारे 

समान और कोन हो सकता है। अभी युद्धभूमि में पहुच जाओ । शब्रु-सेना 

को निमूल करके मुझे ओर लंका को बचाओ | 

कुभकर्ण को रावण की बातें सुतकर हँसी आई । शुरू में रावण को 
चिंतित और पीड़ित देखकर उसे भी बहुत दु:ख हुआ था। दात्रु पर 
क्रोध भी आंया था। अब कृंमकर्ण की नींद पूरी तरह से खुल गई थी। 
पुरानी बातें साफ-साफ याद आने लगीं । वह हँसा और बोला-- 

“भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरी उद्दंडता को क्षमा करें। 
पहले आपने भारी परिषद्‌ बुलाई थी | उसमें हम सबने अपना-अपना विचार 
बताया था। हमने आपसे जो कहा था, वही बात हो गई । हमने आपकी 


३२६ दश्रथ-नंदन श्रीराम 


भलाई के लिए चेतावनी दी थी, पर आपने उसकी अवहेलना कर दी । 
सीताहरण न्याय-विरुद्ध था। उसी का फल अब आपको भोगना पड़ रहा 
है । किसी काम में हाथ डालने से पहले फलाफल के बारे से सोच लेना 
चाहिए । हाथ डाल देने पर फिर पछताने से क्या लाभ हो सकता है ! यह तो 
मूखता की निशानी है । सीता को पाने की इच्छा जब हुई तो आपको राम- 
लक्ष्मण को मारकर बाद में उसे छाना चाहिए था। आपने तो उल्टा काम 
कर डाला । आपको टीक उपदेश दिया गया, पर उस पर आपने ध्यान नहीं 
दिया | अपनी इच्छानुसार चलना, किसी से सलाह लिये बिता कदम उठाना 
एक राजा के लिए सर्वथा अनुचित है। राजा को इतना अवश्य समझना 
चाहिए कि कौन उसका भला चाहता है, कौन उसके प्रति उदासीन है। 
कंभकर्ण के इस राजनीति के उपदेश से रावण कुछ नाराज हुआ, कितु 

चंकि वह संकट में फंसा था, क्रोध को रोककर बोला, “भेया, अब इन बातों 
को छोड़ो । इनसे अब क्या फायदा हो सकता है ? जो हो गया, सो हो गया। 
अब मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। न्‍्यायपूर्वक या अन्यायपुर्वेक, विवेकपूर्ण 
अथवा अविवेक़पूर्ण, घमंड के कारण अथवा मूर्खता के का रण, हमसे जो कुछ 
हो गया, वह तो अब बदल नहीं सकता । अब हम संकट में फंस गये है । 
इसमें से छूटने के लिए क्या किया जाय, यही सवाल है। ऐसी परिस्थिति में 
तुम्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि और वीरता से मेरी मदद करो। सच्चा मित्र 
वही है, जो ऐसी परिस्थिति में सहायता करता है। यदि तुम मुझे सचमुच 
चाहते हो तो इस समय मेरी सहायता करो । तुम्हारी वीरता को मैं अच्छी 
तरह जानता हूं। तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूं | मैं बहुत ही परेशान हो 
गया हूं । सुझे ऐसे समय में तुम कैसे छोड़ सकते हो ?' 

 कुभकर्ण बोला, “अब आप चिता छोड़ दीजिये। मैं अभी उन सभी 
लोगों को, जो आपके दुःख के कारण हैं, मारकर लौटता हूं । मैं आपका 
छोटा भाई हूं। हमेशा आप ही का साथ दूंगा । बस, समझ लीजिये कि राम 
और लक्ष्मण खतम हुए । राम का कटा हुआ सिर थोड़ी देर में आपके सम्मुख 
रख दूंगा । आप चिंता छोड़ दें। सुग्रीव के शरीर से एक झरने के समान 
खून बह निकलतेवाला है। मुझे मारे बिता कोई छात्र आपके पास नहीं आ 
सकेगा । और मुझे मारने की शक्ति है किसमें ? 


जैसे-जैसे कुभकर्ण इस प्रकार बोलता गया, उसका दर्प भी बढ़ता गया। 
उसने रावण से कहा, “चाहे कैसा भी शत्रु हो, मैं उसका वध कर डालंगा । 
यमराज से भी मैं डरनेवाला नहीं। सूर्य हो अथवा अग्नि, उसका मैं 
सामना करूंगा, सबको चबाकर खा जाऊंगा । अच्छा, में चला | 


चोट पर चोट ३२७ 


यों कहकर कभकण रणक्षेत्र की ओर जाने छगा । 

गंद से जगने पर पहले उसकी समझ् में ही कुछ नहीं आया था। वह 
क्रोध से भरा हुआ था। बाद में खा-पीकर और रावण से बातें होने पर 
उसकी बुद्धि जरा ठिकाने आई। तभी उसने रावण को नीति की बातें 
समझाई । उसके बाद अपने प्रिय भाई को जब आफत में फंसे देखा, तो हर 
हालत में सहायता करने का उसने निश्चय कर लिया । 

कभकर्ण के आश्वासन पर रावण भी बहुत खश हुआ। उसने सोचा 
ऐसा प्यारा, ऐसा झूर और कोन हो सकता है ? उसकी चिता दूर-हो 
गईं। उसे पूरा भरोसा था कि कंभकर्ण को कोई नहीं हरा सकता । 

कंभकर्ण त्रिशुल लेकर अकेला ही युद्धभूमि में जाने ूगा। रावण ने 
उसे रोककर कहा, “नहीं, अपने साथ सेवा अवश्य ले जाओ ।'' 

यों कहकर लंकेश ने भाई क्‌ भकर्ण को बहुत-से आभूषण पहनाये । उसके 
गल में फूलों का हार डाला, वीर राक्षसों की बड़ी सेना उसके साथ भेजी 
और आशीर्वाद दिया, “अब जाओ, मेरे प्रिय भाई, और जाकर बरत्रओं 
का संहार करके जय-ध्वनियों के साथ विजयी होकर रणभूमि से लौटो। 

कभकण ने रावण की प्रदक्षिणा की और उसे नमतकार किया। भाई 
से विदा लेकर सवभिरण-भूषित कुंभकर्ण त्रिविक्रम की तरह चूलायुद्ध लेकर 
युद्धभूमि की ओर चल पड़ा । उसके पीछे-पीछे राक्षस-सेना आई। राज- 
वीथि पर राक्षसगण उस पर फूछ बिखेरते जाते थे । जलते हुए ज्वालामुखी 
के समान कुभकण आगे बढ़ा.। दुर्ग की दीवारों को आसानी से लांघते हुए 
यमराज के समान उसे देखकर वानरों का धेवे छूटन लगा। उनमें आतंक 
छा गया। वे इधर-उधर छिपते और भागने लगे । वानरों के नेताओं ने बड़े 


प्रयास से उन्हें एकत्र किया। युवराज अंगद ने वानरों को धीरज और 
साहस बंधाया | 


2 ला पे 
चोट पर चोट 


अंगद के बार-बार समझाने और धैर्य दिलाने पर सारे वानर फिर से 
एकत्र होकर कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण करने लगे । पत्थर और वृक्षों की उस 
पर वर्षा करने लगे। पर कंभकर्ण पर उनका कया असर होता था ! हँसते- 
हंसते वह वानरों का नाश करने लगा। कंभकर्ण के शौय और करता के 
सामने वानर टिक नहीं पाये । बार-बार अंगद ने भागते हुए वानरों को रोका । 


इ्श्८ दशारथ-नं दन ओभीरास 


कभी समुद्र के सेतु पर, कभी आकाझ में और कभी जंगलों में जा-जाकर वानर 
छिपने लगे, पर अंगद सबको वापस ले आता था। द्विविद, हनुमान, नीर 
वषभ और शरभ आदि सारे वानरों ने एक साथ मिलकर कृभकर्ण पर प्रह्मर 
किया, पर कृभकर्ण को वे हिला तक न सके | वह वानर-वी रो को बुरी तरह 
से घायऊ करके नीचे भिराने लगा । वानर-सेता की भयंकर क्षति हो गई । 
अंगद वेहोश हो गया । सुग्रीव भी युत्रिहीन होकर नीचे गिर पड़ा । अचेतन 
अवस्था में ही कृभकर्ण संग्रीव को अपने हाथों से उठाकर लंकापुरी के अंदर छू 
जाने लगा। राक्षस-सेना में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। कृभकर्ण अपने 
भाई रावण को सुग्रीव का शव पुरस्कार में देते के लिए उसे घसीटता हुआ 
तेजी से जाने लगा । वह उसे कभी खींचता तो कभी कंधों पर उठाकर लंका- 
पुरी के राजमार्ग से रावण के महल की ओर बढ़ा । राक्षस विजयी कुंभकर्ण 
पर पुष्पवृष्टि करने लगे । चंदन और सुगंधि की सामग्रियों की वर्षा करने 
लगे । इस प्रकार कुछ समय बीता । इतने में सुग्रीव धीरे-बीर होश में आने 
लगा । सोचने लगा, यह क्या'हो रहा है ? मैं कहाँ पर हूं ? पूरी तरह से 

गत होने पर स्थिति उसकी समझ में आ गई । वह एकदम रूपका और 
अपने तीक्षण दांतों से कं भकर्ण के कानों और नाक को बुरी तरह से काट- 
कर घायल कर दिया। अपने नुकीले नाखनों से राक्षस के शरीर को जगह- 
जगह से नोचने लगा। कंभकर्ण इस पीड़ा को सहन न कर पाया | उसने 
सुप्रीव को जमीन पर पटककर परों से कुचछ डालना चाहा। जैसे ही कुभकर्ण 
ने सुग्रीव को तीचे पटका वह वानरेंद्र आकाश में उछलकर चला गया और 
रामचंद्र के पास पहुंच गया । 


हनुमान जानता था कि सुग्रीव किसी-त-किसी उपाय से वापस आ 
पहुंचेगा । उसने वानर संनिकों को यत्न से स्थिर रखा और यद्ध के लिए 
उन्हें फिर से तेयार किया । 


कुंभकर्ण के कटे हुए कानों से और नाक से खून की धारा बहने लगी । 
संब्याकाल के बादल के समान उसका शरीर रक्तवर्ण का हो गया। 
अपमान के कारण उसका क्रोध बढ़ गया। भारी लोहे का मूसछ लेकर वह 
दुबारा साक्षात्‌ यमदेव के समान युद्धभूमि में पहुंच गया । 


कुंभकर्ण का सामना करना किसी से न बना | वह कभी वानरों को मार 
गिराता तो कभी उन्हें खा जाता | वानरों ने मिलकर राक्षस के शरीर को 
चीरने-फाड़ने का प्रयत्त तो किया, पर किसी से कुछ बना नहीं । जैसे 
मव्खियों को हम हाथ से हटा लेते हैं, बसे ही वह बंदरों को धकेल देता 
था। लक्ष्मण की उसने परवाह न की । वह राम की तरफ दौदा | 


चोट पर चोट ३२६ 


राम ने कुंभकर्ण के साथ काफी देर युद्ध किया। रामचंद्र का बाण 
कुंभकर्ण का कुछ भी बिगाड़ न कर सका। वही बाण, जिसने सात साल- 
वृक्षों को एक साथ भेद दिया था, बालि की वज्रोपम छाती को चीर गया 
था, अब निकम्मा हो गया। दूसरे तीक्षण बाणों से राम ने कुंभकर्ण के 
हाथ-परों को धड़ से अलग कर दिया । फिर भी कभकर्ण ने लड़ना बंद न 
किया। हाथ और परों के बिना ही वह युद्धभूमि में इधर-उधर घुमकर 
वानरों को मुंह से निगलता गया । तब राम ने एक बहुत ही शक्तिशाली 
बाण से कुंभकर्ण का सिर छेद दिया। राक्षस का कटा हुआ सिर उस बाण 
के वेग के कारण उड़कर एक उड़ते हुए ज्वालामुखी-परवेत के समान लंका- 
पुरी के अंदर जा गिरा। 

रावण के पास राक्षस खबर ले गये। बोले, “हे राजा, कुंभकर्ण युद्ध 
में मारा गया । अद्वितीय' पराक्रम के साथ लड़ा । उसने असंख्य' वानरों 
की हत्या कर डाली । राम और रूक्ष्मण को उसने बेहाल कर दिया। 
वही वीर युद्धभूमि में काम आ गया। आपके भाई के कटे अंग कुछ समुद्र 
में जा पड़े हैं और कुछ दुर्ग-हार को रोककर पड़े हैं। सिर उड़कर नगर 
के अंदर पड़ा हुआ है। 

यह सुनकर राक्षसेंद्र रावण को ऐसा रऊूगा मानों उसकी देह से प्राण 
ही उड़ गये। वह बेहोश होकर गिर पड़ा । कुछ देर बाद उसे होश आया । 
करुण विलाप करने लगा, “हाय, मेरे प्यारे कुभकर्ण, हे अतुल्य पराक्रमी, 
मुझे छोड़कर कहां चला गया ? अब मैं क्या करूंगा ? मुझे तो ऐसा लगता 
है कि मेरे हाथों को ही किसी ने काट डाला है। तुम तो सदा अजेय थे । 
तुम्हें राम नेकेसे मारा होगा? मैंदेख रहाहूं कि आकाश में देवतागण 
खुशियां मना रहे हैं, वानर नाच रहे हैं। अब मुझे यह राज्य नहीं 
चाहिए। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे बाद अब मुझे जीने की इच्छा नहीं रही । 
पजिसने तुम्हारा वध किया, उसके मैं दुकड़े-ट्रकड़े करके ही छोड़ गा। राम 
को मारे बिता न रहूंगा ।” 

फिर शोकाकुल होकर रोने गा, “हाय, मैंने विभीषण की बात क्‍यों 
नहीं मान ली ? 

रावण के पुत्र उसे आइवासन देने लगे । बोले, “अब आप रोना-धोना 
बंद करें। देन्यता छोड़ें । आपके पास पितामह ब्रह्मा का दिया हुआ कवच 
है। बाण हैं। आपको असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं। आपको तनिक भी 
चिता नहीं करनी चाहिए ।” ु 

त्रिशिर नाम का रावण का पुत्र युद्ध के लिए निकरकू पड़ा। उसके 
साथ अन्य कई बलिष्ठ राक्षस भौ चले। सबमें बड़ा उत्साह था। सब-के- 


३३० दशरथ-नंदन श्रीराम 


सब रथों में और घोड़ों और हाथियों पर बैठकर रणकश्रमि में गये । 

घोर युद्ध हुआ । अश्वारूढ़ होकर नरांतक ने अपने भाले से कई 
वानरों को मारा | जब वह सुग्रीव को लक्ष्य करके दौड़ रहा था, अंगद ते 
उसे और उसके घोड़े को मार गिराया । 

हनुमान ने इसी प्रकार त्रिशिर को समाप्त किया। नीरू ने महोदर का 
वध किया | लक्ष्मण के छोड़े गये अस्त्र से अतिकाय के प्राण-पखेरू उड़ गये । 

ये चारों राक्षस-वीर कोई सामान्य वीर न थे। चारों कालांतक के 
समान घोर युद्ध करके कई वानरों को मारकर तब मरे थे । 

अतिकाय के मरने की खबर पाकर रावण का दिल टूट गया। सोचने 
लगा, 'ैं यह क्या सुन रहा हूं ? पर्वतों के समान शरीरवाले, समुद्र के 
समान घैयवाले, मेरे सभी वीर एक के बाद एक मरते चल जा रहे हैं । 
जिन्होंने कभी हार का नाम भी न सुना था, वे इस मनुष्यों और वानरों 
से पराजित हो गये हैं। इस राम का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा 
है। मेरे पुत्र के नागपाश से भी वह बिना मरे बच गया! इसमें अवश्य 
ही कोई-न-कोई भेद मालम होता है। मुझे तो रूगता है कि कहीं यह 
साक्षात्‌ नारायण तो नहीं हैं ?' 

रावण के मन में यों विचार आने लगे। उसे अब विजय की आशा 
नहीं रही। क्रोध, दुःख तथा दीनता का एक साथ अनुभव करता हुआ 
वह अंतः:पुर में पहुंचा। 

बड़े भारी हृदय के साथ उसने फिर से नगर की सुरक्षा की व्यवस्था 
की, विशेषकर अशोक-वाटिका में कोई घुस न सके, ऐसा उसने प्रबंध 
किया । उसके बाद दुखी होकर वह महल के भीतर चला गया। 


+ ठरे 4 
इंद्रजित का अंत 


“पिताजी, मेरे जीते-जी आपको कोई चिता नहीं करनी चाहिए । 
आप बेफिक्र रहें। मैं अभी रणक्षेत्र में जा रहा हूं । इस प्रकार बाप से 
विदा लेकर इंद्रजित्‌ दुबारा युद्धश्नमि में पहुंचा । 

उसने सहस्त्रों वानरों को मार गिराया । वानर हकक्‍के-बक्के रह गये । 
इंद्रजित्‌ ने राम-लक्ष्मण पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया । उस अस्त्र के प्रभाव 
से दोनों राजकुमार बेहोश होकर धरती पर गिर गये । रावण को यह खुशी 
की खबर देने के लिए इंद्रजित्‌ राजमहल की ओर चला । विभीषण वानरों 


इंद्रजित्‌ का अंत ३३१ 


के नेताओं को ढुंढकर उनके पास पहुंचा | उन्हें धयें देने लूगा। वानर 
सारे अधमरे बेहाल पड़े थे। जांबुबान ने, जो स्वयं घायल हो गया था, 
वानरों के पास धीरे-धीरे आकर पूछा, “हनुमान कहां है ? वह जीवित है 
न?” यह सुनते ही मारुति झट वहां आ पहुंचा और नमस्कार करके 
बोला, “जांबुवान, आपने मुझे बुलाया है क्या ? मैं यहां हूं ।” 

जांबुवान बोला, “बेटा हनुमान, अभी उत्तर दिशा में तुमको जाना 
है। समुद्र को फिर से लांघूकर उत्तर दिशा में हिमगिरि जाओ। वहां 
ऋषभ-पर्वत और कैलास-पर्वत के बीच औषधि-पर्वत है। उसके शिख र पर 
अद्भुत शक्तिवाले चार पौधे हैं। उन पौधों को ले आओ। उन्हीं के प्रयोग 
से राम, लक्ष्मण और वानरों के ये घाव ठीक हो सकते हैं। विछ॑ंब मत करो। 
जाओ । यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ।” 

हनुमान उसी क्षण वहां से उत्तर की ओर आकाश-मार्ग से निकल पड़ा । 
उक्त पवत पर जाकर वह उत्तरा। उसके लिए पौधों को पहचानना बड़ा 
कठिन था। वह समूचे पर्वत को ही उठा लाया और वापस लंका आ पहुंचा । 

परत को हाथ में लिये हनुमान जैसे ही राम, लक्ष्मण और वानरों के 
निकट आने लगा, वेसे ही उन चमत्कारी औषधियों के प्रभाव से सबके 
शरीर में फंसे शर अपने आप निकल-निकलकर बाहर गिरने छगे और 
सभी घाव भर गये। सबको पूर्णतया आराम हो गया और सब-के-सब 
उठकर खड़े हो गये । 

सुत्रीव ने राम से सलाह करके कुछ चुने हुए वानरों को बलातु लंका 
के अंदर प्रवेश करके नगर में आग लगा देने की आज्ञा दी । 

उस आज्ञा के अनुसार वानर-वीर जलती हुई मशालें ले-लेकर लंका 
के अंदर घुस गये। पहरेदार राक्षसों को वानरों ने मार डाला और 
लंकापुरी के सभी ऊंचे-ऊंचे प्रासादों में आग लगा दी । उससे नगर के धन 
तथा सोंदये की अपार हानि हुई । | 

कवि वाल्मीकि ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। आजकल 
के युद्धों में नगर और नागरिकों का जो हाल हो जाता है, उसी प्रकार की 
स्थिति उस समय हुईं होगी, यह इससे मालूम होता है । 

राबण ने जलती हुई लंकापुरी को देखा। क्रोध से उसका हृदय भी 
जलने ऊंगा। वानरों को रोकने और दबाने के लिए उसने क्‌ंभकर्ण के दोनों 
पुत्र कूंम और निकुभ को भेजा घोर युद्ध हुआ । कुंभ को सुग्रीव ने और 
निकुंभ को हनुमान ने मार गिराया । 

खर का लड़का महाराक्षस राम से सौचे लड़ने लगा। राम ने उस 
पर आस्नेय अस्त्र चला दिया। महाराक्षस भस्मीभूत हो गया । 


३३२ दद्रथ-नंदन श्रीरास 


इस प्रकार अगणित राक्षस मारे गये । रावण ने इंद्रजित्‌ को रण में 
भेजा । इंद्रजित्‌ ने एक राक्षसी यज्ञ किया। उसके बल से अपने को अद्श्य 
बनाकर वह युद्ध करने लगा । उसने अपनी माया के बल से एक झूठ-मूठ 
की सीता को वानरों के सामने खड़ा करके सबके देखते उसे मार डाला। 
वानर धोखे में आ गये। उन्होंने सोचा, सीता को तो इंद्रजित्‌ ने मार 
डाला, अब लड़ने से क्या लाभ ?” उन्होंने जाकर राम को यह खबर 
सुनाई | इस बीच इंद्रजित्‌ एक और आसुरी यज्ञ-विधि करने में लग गया। 
राम-लक्ष्मण अथवा वानरों को इसका पता भी न रूगा। राम-लक्ष्मण ने 
जब सुना कि सीता वानरों के सामने मारी गई है तो वे दोनों बेहोश हो 
गये । विभीषण को जब यह सारा हाल मालूम हुआ तो वह सबको समझाने 
लगा, 'है वानरों, आप लोग बुरी तरह से बहकावे में आ गये हैं । रावण 
कभी सीता की हत्या नहीं करेगा । यह सब इंद्रजित्‌ का मायाजाल है। 
अब वह और शक्तियां पाने के लिए दूसरा यज्ञ कर रहा है। उसे रोकने का 
प्रयत्त करो। यदि वह इस यज्ञ में सफल हो जायगा तो उसे जीतना 
असंभव हो जायगा । लक्ष्मण को उठाइये, वह अभी जाकर इंद्रजित्‌ के इस 
यज्ञ को रोके |” 

यह सुनकर राम ने लक्ष्मण को इंद्रजित्‌ की यज्ञभूमि पर भेजा। 
लक्ष्मण के साथ कई वानर गये । विभीषण भी गया। यज्ञभूमि पर ही 
भीषण लड़ाई हुई। हनुमान के कंघे पर खड़े होकर लक्ष्मण ने इंद्रजित्‌ पर 
दशर-वर्षा की । इंसके कारण यज्ञ में बाधा हो गई। इंद्रजितु और लक्ष्मण 
दोनों धनुविद्या में निपुण थे। दोनों का ढ्व ढ़ देखते ही बनता था। अंत में 
लक्ष्मण ने इंद्रजित्‌ के रथ को तोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों अब 
भूमि पर खड़े आपस में युद्ध करने लगे । लक्ष्मण ने राम का ध्यान करके 
मंत्रोच्चार के साथ इंद्रास्त्र चला दिया । उस प्रबल अचूक अस्त्र की शक्ति 
से इंद्रजित्‌ का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा । रावण-पृत्र इंद्रजित्‌ का 
इस प्रकार अंत हुआ । उसके वध से प्रफुल्लित होकर देव-गंधर्वों ने पुष्प- 
वृष्टि की । ह 

अति पराक्रमी इंद्रजित्‌ को मारकर लक्ष्मण राम के पास जाने लगा। 
वह स्वयं भी बहुत ही घायल हो गया था। उससे चला भी नहीं जाता था। 
हनुमान और जांबुवान के ऊपर भार देकर उनके सहारे वह राम के पास 
पहुंचा । राम के पास इंद्रजित्‌ के वध की खबर पहुंच गई थी। राम उठकर 
दोड़े आये और लक्ष्मण को गले से लगा लिया । अपने अंक में बिठाकर लक्ष्मण 
के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोले, “अब राक्षस-कुल बच नहीं 
सकता। तुमने जो काम किया वह और किसी से नहीं हो सकता था। 


इंद्रजितु का अंत ३३३े 


रावण का सबसे बड़ा सहारा इंद्रजितु था। उसे खोकर अब लकेश कुछ न 
कर सकेगा | विभीषण, हनुमान और तुम, तीनों के कारण मैं सीता को फिर 
से पाऊंगा | लक्ष्मण, आज की तुम्हारी विजय' बड़ी अद्भुत है। उससे मैं 
फूला नहीं समा रहा हूं । जिसने देवेंद्र को जीता था, उसे तुमने जीत लिया।* 

राक्षस लोग रावण के पास दौड़कर गये और बोले, “हे राजा, बुरी 
खबर है। आपका पुत्र वीर इंद्रजित्‌ स्वर्ग पहुंच गया । आपके भाई विभीषण 
की सहायता से लक्ष्मण ने इंद्रजित्‌ को मार डाला ।” 

जलती हुई मशाल से गिरने वाले गरम-गरम तेल की बूदों के समान 
रावण की छाल-लाल आंखों से आंसू टपक पड़े। अग्नि-ज्वाला की तरह 
गरम इंवांस उसके मुंह और नासिका से निकल पड़ा। पुत्र-शोक से वह 
पागरू-सा हो गया । बोला, “हे मेरे वत्स, हे अनुपम वीर, महेंद्र को जीतने 
वाले छूर, तुम्हें यम ने जीत लिया क्या ? नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मेरे प्यारे 
पुत्र, तुम तो वीरगति को प्राप्त हुए हो ।” 

एक क्षण के लिए उसने रोना रोका, पर फिर से उसका दुख उमड़ 
पड़ा। वह चिल्लाकर रो पड़ा । “हाय, मेरे छाल ! तू मुझे और अपनी मां 
मंदोदरी को छोड़कर सचमृच चला गया क्‍या ? तेरी प्यारी पत्नी को मैं 
किस प्रकार से समझाऊंगा ?” ह 

कुछ देर विलाप करने के बाद रावण का रोष फिर बढ़ चला । वह 
बोला, “इन सब दुखों का कारण सीता है। उसे ही मार डालना चाहिए । 
इंद्रजित ने झूठ-मूठ की सीता को मारा था। मैं सच्ची सीता को ही मार 
डालंगा । 

यह कहकर तलवार को घुमाता हुआ वह अशोक-वाटिका की ओर 
जाने लगा । कई राक्षसों को इससे बड़ी खुशी हुई । कितु रावण के मंत्रियों में 
सुपाइवे नाम के राक्षस ने रावण को रोका और समझाया, “हे रावण, तुम 
यह मत भूल जाओ कि तुम कौन हो ? तुम्हारे-जैसे बीर को एक असह्य 
स्त्री को मारकर क्‍या मिलनेवाला है ? केवल अपकीर्ति पाओगे । तुम्हारे 
समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं। अपना क्रोध राम पर उतारो। उसे मार 
कर सीता को अधिकार से प्राप्त करो। आज चतुर्दशी है। करू अमावस्या 
है। अपनी पूरी शक्ति लगाकर राम से लड़ो । उसे मारकर सीता को जीत 
के पितामह के दिये हुए कवच को धारण करो और जाकर राम से युद्ध 
करो। 

सुपाइर्व की बातें रावण को ठीक लगीं। वह मान गया और अपने महल 
को वापस लौट बाया। 

लंकेश बड़ी देर तक सिहासन पर बैठा-बैठा चितामग्न सोचता रहा। 


३३४ दद्रथ-नंदन श्रीराम 


फिर उसने अपने सेनानायकों को बुलाकर कहा, “पहले आप सब-के-सब 
जाकर एक साथ अकेले राम पर आक़मण करे। यदि आप लोगों से राम 
को मारना संभव न हुआ, तो मैं स्वयं आ पहुंचंगा । 
सारी राक्षस-सेता रथ, गज, तुरंगों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकल 
पड़ी । 
वानर शिलाओं, वृक्षों, दांतों और नाखूनों से राक्षसों पर चोद करने 
लगे। राक्षसों ने भी बड़ी नि्दंयता के साथ वानरों को मारा । एक राक्षस 
को कई वानर एक साथ मिलकर मारने लगे। राक्षय्रों ने उससे भी अधिक 
जोर से प्रत्याक्रमण किया। हजारों वानर मारे गये । 
अब राम भी युद्धक्षेत्र में आगे आकर खड़े हो गये। राम के धनुष से 
निकले बाण राक्षसों के प्राण हरने लूगे। अग्नि-ज्वाला के समान वे राक्षस- 
समूह को जला देते थे। दरों को ही राक्षस देख पाते थे । राम का चेहरा 
उन बाणों के बीच से देखना मुश्किल था। राक्षस एक के बाद एक मरते 
गये। साथ ही उनके हाथी और घोड़े भी मारे जाने छगे। राक्षसों में अब 
टिके रहने का साहस न रहा । रणक्षेत्र में जितने बचे थे, सब भाग निकले । 
देव, गंधर्वों ने राम के ऊपर फूलों की वर्षा की और उनका जय-जयकार 
किया । लंकापुरी में राक्षस-स्त्रियों का करुण क्रंदन मच गया । वे रोती थीं 
ओर एक ही बात कहती थीं, “इस मूर्ख राजा रावण के कारण ही हमारा 
स्वनाश हो रहा है। 


33.3. है" 
रावण-बध 


लंकापुरी के घर-घर में से स्त्रियों का ऋंदन सुनाई देने लूगा। 

इंद्रजित के मारे जाने के बाद रावण के हृदय में शोक, अपमान, क्रोध 
आदि आवेगों ने भयंकर रूप घारण कर लिया। अब रावण की एकमात्र 
इच्छा किसी तरह भी राम को मारकर उसकी सारी सेना को कुचछकर 
बदला लेने की थी। अपने वरदानों के कारण उसे जो असाधारण शक्तियां 
प्राप्त थीं, उनके बल प्र राम को जीत लेने की आशा रावण ने अब भी 
नहीं छोड़ी थी। बड़ी हिम्मत के साथ आठ घोड़ों वाले, विविध शास्त्रों से 
सज्जित सोने के अपने रथ में चढ़कर वह युद्धभूमि में गया। अन्य राक्षस 
भी अपने-अपने रथों में चढ़कर उसके साथ चल पड़े | रथों की तेज गति के 
कारण भूमि हिलने लूगी। 


३३६ दशरथ-नंदन श्रीराम 


होकर सोचने लगे कि अब क्‍या किया जाय । हिमारूय की औषधियों के 
अतिरिक्त अन्य उपायों से लक्ष्मण बच नहीं सकता था। मारुति के अतिरिक्त 
ओर किससे बार-बार समुद्र का लांघना हो सकता था ? मारुति को दुबारा 
ओऔबधि लाने का काम सौंपा गया। आंजनेय ने तनिक भी हिचकिचाहट 
न की । दूसरी बार वह उत्तर दिशा में हिमगिरि तक बड़ी तेजी से पहुंचा । 
इस बार भी औषधि-विशेष को पहचान न सकने के कारण पहाड़-के-पहाड़ 
को ही उठा लाया, चिकित्सा जानने वाल वानरों ने दिव्य औषधियों के 
प्रयोग से लक्ष्मण के प्राणों को बचा लिया । वह एकदम स्वस्थ होकर फिर 
से य॒द्ध में सम्मिलित हो गया । इस बीच देवेंद्र ने राम के लिए अपना रथ, 
सारथी मातलि के साथ, भेजा । 

देंबेंद्र के सारथी ने राम को प्रणाम करके कहा, 'हे दाशरथे, रावण 
देवगण का भी शत्रु है। हम सब उसका बध चाहते हैं। देवेंद्र ने आपके लिए 
अपना यह रथ भेजा है। मैं उतका सारथी हूं। आप इस रथ पर चढ़कर 
रावण के साथ लड़ ।” 

राम दिव्य रथ को प्रणाम करके उस पर चढ़ गये । 

दोनों योद्धा अब रथारूढ़ थे। खूब लड़े । रावण शरीर और मन से 
थकंकर बेहोश होने ,लछगा । उसके सारथी ने जब यह देखा तो रथ को धीरे 
से यूद्भभूमि के बाहर निकाल ले गया । 

थोड़ी ही देर में उसकी मूर्च्छा दूर हो गई। आंखें खोलकर उसने अपने 
सारथी से डॉटकर पूछा, “क्यों, क्या बात हुई ? मुझे यद्धभूमि के बाहर 
क्यों निकाल लाये ? रू चलो वापस |” 

रावण फिर राम के सम्मुख खड़ा हो गया और घोर यूद्ध फिर से चाल 
हो गया। क्‍ 

अस्त्र-प्रत्यास्त्र चलने छगे। ऐसा चमत्कार न किसी ने देखा था, न 
सुना था। दोनों पक्ष के सेनिक आइचर्य-चकित होकर लड़ना छोड़ राम- 
रावण का युद्ध देखने लगे । 

मातलि ने धौरे से राम से कहा, “हे राम, रावण का अंत समय आ 
गया है। विलंब करने से क्या लाभ ? अपना ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं चला देते ? ” 

अब तक अनेक बार राम ने अपने शक्तिवाले अस्त्र-शस्त्रों से रावण 
के दसों सिरों को काट डाछा था। कितु वे फिर उगते जाते थे। मारुति के 
कहने पर राम ने दिव्य ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार करके विधिवत्‌ रावण के 
ऊपर चला दिया । 

प्रचंड ब्रह्मास्त्र अग्नि-ज्वालाएं निकालता हुआ सीधा रावण के पाश्त 

पहुंचा और उसके शक्ति-कवच को भेदंकर वक्षस्थल में घुस गया। लंकेश के 


रावण-वर्च ३२७ 


हाथ से घनुष खिसककर नीचे गिर पड़ा। अब तक जो अजेय माना गया 
था, वही राक्षसेंद्र धरती पर निष्प्राण होकर गिर पड़ा । 

देवों ने दुदुभि बजाई। आकाश से पुष्प-वर्षा हुई। रथारूढ़ राम 
पुष्पों के ढेर से ढंक गये । लक्ष्मण, विभीषण, जांबुबान आदि राम को 
घे्‌रकर जयघोष करने लगे । सब-के-सब आनंदसागर में मग्न हो गये । 

विभीषण की दृष्टि रावण के भृत शरीर पर गई। उस समय उसका 
अआतृ-स्तेह उमड़ पड़ा । वह अपना बैर भूल गया । युद्ध भूल गया । जो 
घटनाएं घटी थीं, सब भूल गया । श्ोकातुर होकर विलाप करने लगा, 
“हें वीर, मेरे भाई, तुम्हारा यह क्या हो गया ? तुमने कैसे-कैसे साहस 
के काम किये थे ? तुम कितने विद्वान थे ! अब किस प्रकार निर्जीव 
होकर तुम धरती पर पड़े हो ? 

“वीर, बिक्रान्त विख्यात विनीत नयकोीबिद ! 
महाहँशयनोपेत कि देषेड्््य हतो भ्रुवि !” 

यद्यपि विभीषण ने स्वयं रावण को हराने के लिए राम की सहायता 
की थी, तो भी अपने भाई का मृत शरीर देखकर वह शोकाकुल हो गया । 
कहने लगा, “यह मैं क्या देख रहा हुं ? भैया, तुम इस प्रकार हाथ फैलाये 
कंसे पड़े हो ? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था ! तुमने मेरी एक न 
सुनी । दर्प में फूल मंत्रियों की कुर्मत्रणा से तुम्हारा यह हाल हुआ : है 
राक्षसेंद्र, शूरों में घूर, मेरे भैया, तुम्हारी भी मृत्यु हो गई क्या ? ” 

राम विभीषण को आश्वासन देने लगे | बोले, “विभीषण, धीरज 
रखो। तुम्हारे भाई ने एक महान वीर की भांति युद्ध किया। मरने से 
पहल अपने असाधारण शौय॑ का संपूर्ण प्रदर्शन करके वह गया है। वह 
अवश्य ही ऊंचा पद पायेगा | जय-पराजय की परवाह न करके युद्ध में कूद 
कर आखिरी दम तक लड़ना वीरों का लक्षण है। अब आगे के कामों पर 
ध्यान दो। प्राण जब छूट जाते हैं, तब कोई किसी का बैरी नहीं रहता । 
अब रावण की उत्तर-क्रिया करनी है। आप उसके छोटे भाई हो । आपके 
ऊपर यह जिम्मेदारी है। आप मेरे मित्र हैं। रावण आपका भाई है, तो 
मेरे भी भाई के समान ही है। मैं भी उसके कर्म कर सकता हूं। चलो, 
अब इन कामों की ओर ध्यान दो ।”! 

रावण के अंत:पुर से उसकी स्त्रियां आईं। सबके पीछे शोक की 
प्रतिमा के समान, रावण की प्राणब्रिया अतिसुंदरी पटरानी मंदोदरी थी। 
आकर उसने अपने पति को देखा। उसके मुंह से एक करुण चीत्कार 
निकली और वह अपने पति की देह के साथ लिपट गई । 

“मेरे देव, तुम जब क़रद्ध होते थे, तो देवेंद्र भी तुम्हारे सामने खड़ा 


३३३८ दश रथ-नंदन श्रीराम 


नहीं रहता था। देवषि तथा गंधवं तुम्हारे डर से आठों दिशाओं में जाकर 
छिप जाते थे । एक मनुष्य ने तुम्हें कैसे मार डाला ? तुम छुप कैसे हो ? 
इसका भेद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें 
कितना समझाया था कि राम एक साधारण मनुष्य नहीं मालम होता है। 
महाविष्णु का कोई रूप मालम होता है । जनस्थान में जब उसने अकेले 
ही खर-दृषणादि राक्षसों को मार डाला था, तभी मुझे यह संदेह हो गया 
था। तुम्हें बताया भी था । इस लंका में जब उस वानर ने प्रवेश किया 
था तभी मैं समझ गई थी कि हमारा विनाश होनेवाला है। महापतित्नता 
सीता पर तुमने क्यों बुरी निगाह डाली ! उसी का यह भयानक परिणाम 
हो गया। सीता से मैं किस बात में कम थी * यह बात क्‍यों तुम्हारी 
समझ में नहीं आई ? तुमने अपनी बुद्धि क्यों खो दी थी ? विभीषण को 
देखो। वह सभी सौभाग्य पाने वाला है और तुम यों निर्जीव पड़े हो। 
मेरे नाथ, मृत्यु को तो सीता के रूप में तुम अपने घर ले ही आये थे । मेरा 
तो सर्वनाश हो गया। राम और सीता परस्पर मिल गये और मैं तुमसे 
बिछुड़ गई। हाय, मैं क्या करूं ! मैं तो इसी अभिमान में थी कि मेरा 
पति रावण है। इंद्रजित्‌ मेरा पुत्र है । पर मेरा गवं॑ चुर हो गया। अब मैं 
विधवा हो गई ! यह क्‍यों हुआ ! तुम्हारी यह दिव्य देह खून की कीचड़ में 
केसे लथपथ पड़ी है ? मुझसे एक शब्द तो बोलो ।” 

इस प्रकार विलाप करते-करते मंदोदरी रावण के शरीर पर बेहोश 
होकर गिर पड़ी । ह 


& हा हे 
शुभ समाप्ति 


युद्ध समाप्त हो गया। रामचंद्र के आदेश से विभीषण लंका का राजा 
घोषित किया गया। बड़े ठाठ-बाट से उसका राज्याभिषेक किया गया । 
दशरथ-नंदन तो अब भी नगर से बाहर ही वास करते थे । अभिषेक-विधि 
के पद्चातु विभीषण ने राम के पास आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया । 

राम ने हनुमान से कहा, “राजा विभीषण की अनुमति लेकर अशोक- 
चाटिका में सीता को सब समाचार सुना आओ।” 

तुरंत हनुमान वहां से चल पड़ा । विभीषण की अनुमति लेकर अशोक- 
चाटिका में सौतां माता के पास पहुंचा । उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया | प्रम' 
आनंद के कारण देवी के मुंह से एक शब्द भी न निकल पाया । हनुमान 
ने विनीत भाव से पूछा, “मां, भाप कुछ बोल नहीं रही हैं ? ” 


शुभ समाप्ति रै२६ 


जानकी बोलीं, “हे तात, मेरा गला भरा हुआ है। शब्द निकल नहीं 
रहे हैं। किस प्रकार मैं तुम्हें धन्यवाद दूं ? तुम्हारे समान मित्र दूसरा कीच 
हो सकता है ? तुम्हारे जैसा विवेकी, वीर, मनोबलवाला, धैयंवात तथा 
विनयशील व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा ।' 

वैदेही की आंखों से अविरल अश्वुधारा बहती गई। तब हनुमान की 
दृष्टि उन निशाचरियों पर पड़ी, जो कारावास के समय सीता को बहुत 
तंग कर चुकी थीं । उन्होंने सीता से कहा, “मां, आप मुझे आज्ञा दें तो अभी 
इन क़्र राक्षसियों को मार डाल !” 

महाप्राज्ञा जनकनं दिनी देवी सीता ने कहा, “नहीं वत्स, इतका कुछ 
न करो। इस संसार में भूलें सभी से हो जाती हैं ।” 

माता के इस वचन को भक्‍त लोग अमृतोपम समझते आये हैं । हमारे 
सभी पापों को दयामयी मां क्षमा कर सकती हैं। यदि हम सच्चे हृदय 
देवी की शरण में जाय॑ तो बड़े-से-बड़े पाप से भी हम मुक्त हो सकते हैं । 
यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। सीता हनुमान से बोलीं, “हे मारुति, 
आखिर इन राक्षसियों ने अपने स्वामी की ही आज्ञा का तो पालन किया। 
इसमें इनका क्‍या दोष हो सकता है ? दुष्ट रावण तो मारा गया। इन्हें 
कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं ।* रु 

हनुमान ने दैवी से पूछा, “मां, राम के पास क्‍या संदेशा लेकर 
जाऊं ?” क्‍ 

सीता बोलीं, “बस, इतना ही कहना कि उनके दर्शन के लिए तरस 
रही हूं ।” 
हनुमान रामचंद्र के पास पहुंचा । उसने राम को सीताजी का संदेशा 
सुनाया । मालूम नहीं क्‍यों, राम का चेहरा कुछ बदला । उनकी आंखें सनल्‍ू 
हो आईं। थोड़ी देर कुछ भी न बोले । विचारमग्न हो गये | फिर हनुमान 
को प्रभु ने आज्ञा दी, “अच्छी बात है, सीता स्तानादि करके स्वच्छ हो जाय 
ओर बस्त्राभूषण पहने । उसके बाद उसे मेरे पास ले आओ ।” 

सीता को जब रामचंद्र का यह संदेशा सुनाया गया तो वह बोलीं, 
“क्यों! मैं तो जैसी हूं, उसी रूप में अपने नाथ के पास जाना चाहती हूं।” 

विभीषण ने उन्हें समझाया, “नहीं, मां, प्रभु जैसा कहते हैं, वही 
होना चाहिए । आप उनकी आज्ञा को न ठालें।” 

सीता मान गईं । नहा-धोकर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर 
राम के पास जाने के लिए पालकौ पर बैठ गईं । 

राम ने, जो अपने विचारों में लोन बैठे थे, सुना कि सीता आ रही हैं 
तो जागृत हुए । उनका हृदय धड़कने छगा । उनके मन में नाना प्रकार के 


8४० दशरथ-नंदन श्रीराम 


आवेग उमड़ पड़े। रोष, विषाद, हर्ष आदि तीनों मिश्रित होकर बड़ी 
लहरों की तरह उनकी बुद्धि से टकराने लगे। | 

सारे बानरों ने जब सुना कि सीता माता आ रही हैं, तो उनके दर्शनों 
के लिए वे पाठकी की ओर एक साथ दोड़े। पालकी के चारों ओर बड़ी 
भीड़ लग गई। शोर मचने लगा । वानर-तायकों ने बड़ी कठिनाई से उन्हें 
समझाया, भीड़ को हटाया और शांति कराई। राम ने वानर-नेताओं से 
कहा, “इन्हें क्यों रोकते हो ? ये मेरे मित्र हैं हे । इन्हीं की सहायता से तो 
मैंने यह युद्ध जीता है। ये सब यहीं रहें। इन्हें मत हटाओ। सीता पैदल 
ही यहां आए । सीता को इन्हें देखकर आनंद होगा ।” 

वानरों तथा लक्ष्मण को रामचंद्र के व्यवहार में कुछ विचित्रता छगी | 
उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 

देवी पालकी से उतर पडीं। नीचा सिर किये सीधे अपने स्वामी के 
पास पहुंचीं । उन्होंने केवल इतना ही कहा, “आय॑पुत्र !” आगे उनसे कुछ 
बोला न गया और फूट-फूटकर रोने लगीं । 

“शत्रु मारा गया | तुम्हें मैंने कारागृह से मुक्त कर दिया। मेरा क्षत्रिम- 
धर्म पूरा हुआ। मैंने जो प्रण किया था, वह भी पूर्ण हुआ |” राम बोले । 

उनके वाकक्‍्यों का अर्थ स्पष्ट किसी की भी समझ में नहीं आ रहा 
था। उनके मुखमंडल का रंग कुछ गहरा हो गया | दशरथ-नंदन के मुंह से 
ये कट वचन निकले, “मैंने तुम्हारे कारण यह भयंकर युद्ध नहीं किया। 
मैंने तो अपना कतंव्य पूरा किया। तुम्हें पाकर मुझे अब खुशी नहीं हो 
रही है। लोकापवाद के धुएं से तुम छाई हुई हो। बोलो, अब तुम क्या 
कहना और करना चाहती हो ? मेरे साथ अब तुम्हारा रहना अशक्य है। 
अपने किसी संबंधी अथवा मित्र की रक्षा में मैं तुम्हें सॉप सकता हूं। पराये 
घर में बहुत समय तुम रह चुकी हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें स्वीकार करना 
मेरे लिए उचित नहीं । तुम क्या कहती हो ?” 

सीता ने राम की ओर देखा । उनकी आंखों में अब दीनता नहीं थी । 
आंखों से आग की चिनगारियां निकल रही थीं। बोलीं, “राम, तुम्हारे 
म्‌ह से ऐसी बातें सुनने की मुझे आशा न थी । तुम्हारे वचनों से मेरे हृदय 
के ठुकड़े-टुकड़े हो गये । एक सामान्य आदमी के समान तुम बोल पड़े । 
क्या तुम नहीं जानते कि राक्षस मुझे जबरदस्ती उठा लाया था ? क्रोध के 
कारण तुम्हारी विवेक-बुद्धि नष्ट हो गई लगती है ! मेरे नाथ, क्या यह 
भूल गये कि मैं किस कुल की हूं ? याद रखो, मेरे पिता राजा जनक हैं ! 
उनके पास मैं बड़ी हुई हूं। उनसे मैंने धर्म सीखा है। लक्ष्मण, जल्दी से 
अग्नि जलाओ ! ? 


शुभ समाप्ति ३४१ 


लक्ष्मण को इस समय राम पर असह्य क्रोध आ रहा था। सीता ने 
जबे भादेश दया कि आग जलाओ तो लक्ष्मण ने राम की ओर देखा । 
राम के मुख पर तनाव के ढीले पड़ने का चिह्न दिखाई नहीं दिया । 
उन्होंने लक्ष्मण को मना नहीं किया।. 
सीता के आग्रह से लक्ष्मण ने अग्नि प्रज्वलित की। सीता ने किसी 
की भी ओर नहीं देखा । भूमि पर दृष्टि किये अपने पति की प्रदक्षिणा की । 
उनको नमस्कार किया और बोलीं, “हे देवतागण, तुमको मेरा नमस्कार | 
है मह॒षिगण, आप सबको नमस्कार । हे अग्निदेव, तुम्हें तो मेरी पवित्रता 
पर संदेह नहीं है न! तुम मुझे आश्रय दो ।” 
इतना कहकर वंदेही अग्नि-ज्वाला में प्रवेश कर गईं । 
स्वर्ग के सारे देवता वहां इकट्ठे हो गये। ब्रह्मा ने राम से कहा, 
“हे नारायण, हे प्रभो, रावण का संहार करने के लिए आपने पृथ्वी पर 
अवतार लिया था । देवी सीता तो साक्षात्‌ जगदंबा हैं, महालक्ष्मी हैं।” 
श्रीराम ने ब्रह्मदेव से कहा, “मैं तो इतना ही जानता हूं कि मैं राजा 
दशरथ का पुत्र राम हूं। मैं कोन हूं, कहां से आया, यह आप ही बता 
सकते हैं। । 
तभी वहां एक चमत्कार हुआ | अग्निदेव सशरीर वहां आये और सब 
प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देवी सीता को राम के हाथों में 
समपित कर दिया। 
राम ने अब सीता को बड़े प्यार से दोनों हाथों से स्वीकार किया, 
अपने पास बिठाया और बोले, “प्रिये ! मैंतुम्हें भली-भांति पहचानता 
हूं । तुम्हारी पवित्रता पर मैंने एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया । 
साधारण जनता के मन में कोई शंका न रह जाय, इसी हेतु मैंने यह परीक्षा 
ली। लोकापवाद को दूर करने के विचार से मैंने तुम्हें कटु वचन सुनाकर 
दुखी किया । तुम परीक्षा में सफल होकर पार निकल गई हो ।”” क्‍ 
तभी स्वर्ग से राजा दशरथ भी वहां पर उतर आये | उन्होंने राम 
को अपने अंक में भरकर प्यार किया । दह् रथ सीता से कहने लगे, “बेटी, 
मेरे पुत्र को क्षमा करो। धर्म की रक्षा करने के उद्देय से उसने तुम्हारे 
ऊपर क्रोध किया। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे ।” 
देवेंद्र ने भी वरदान दिया। जितने वानर युद्ध में काम आा गये थे, वे 
सब-के-सब पु]नर्जीवन पा गये । द 
। 8. (छ 
इस प्रकार देवी सीता, जिनका वतवास के समय अकेली छोड़ी जाने 
पर राक्षस द्वारा चोरी से अपहरण किया गया था, राम को फिर से प्राप्त 


३४२ दशरथ-नंदन श्रीराम 


हुईं | उनके दुःख का अंत हुआ । प्रभु ने समुद्र पार करके दुष्ट राक्षस का 
संहार किया । सीता फिर से अपने पति के पास पहुंच गईं। सीता, राम, 
लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठे | विभीषण और सारे वानर भी विमान में 
साथ ही बैठ गये । विमान अयोध्या की ओर चल पड़ा । 

विमान में बैठकर गगन-मार्ग से जाते हुए श्रीराम सीता को बताते 
जाते थे, “प्रिये, मैं और लक्ष्मण तुम्हें ढूंढते-ढूंढते यहां आये थे। वह देखो, 
उस वन में हम दोनों भाई बहुत घूमे थे। यह अद्भुत सेतु नल ने मेरे लिए 
बांधा । कैसे चमत्कार का काम है ! अब यह किष्किंधापुरी आ गई। यहीं 
पर मैंने हनुमान और सुग्रीव से मित्रता की । 

इस प्रकार जाते हुए सब-के-सब भरद्वाज के आश्रम में उतरे और 
वहीं से राजा गुंह और भरत को प्रत्यागमन का शुभ संदेशा भिजवाया । 

अयोध्यापुरी में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। लोग उसमें अपार हर्ष 
से गोते लगाने लगे। राम-लक्ष्मण-सीता चौदह वर्ष के बाद घर छौट आये ४ 

0 0 | 

राम और भरत का मिलाप हो गया । मंथरा और केकेयी दोनों ने 
भरत के सुख के लिए जो-जो सोचा था, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध न 
हुआ। आज राम से पुत: मिलकर भरत को जो आनंद मिला, उसकी 
' तुलना किससे हो सकती है ? राम के चरणों में गिरकर भरत ने जो आनंद 
पाया, वह कौन-से मुकुट से, कौन-से सिंहासन से, मिल सकता था ? राम- 
भक्ति के कारण भरत की महिमा आज तक दुनिया में व्याप्त है। भक्त 
लोग भरत को राम से कम नहीं समझते, बल्कि कहीं-कहीं उन्हें भगवान्‌ 
से भी ऊंचा स्थान देते हैं । 

राम के पुनरागमन की प्रतीक्षा में, भरत ने चौदह वर्ष तक, 
राम-पादुकाओं को सिहासन पर रखकर राज्य-भार संभाला था। निलिप्त 
तापस भरत ने अब राम को सिहासन पर बिठाकर अपने तप की सिद्धि 
प्राप्त कर ली । 

पति के साथ सिहासन पर विराजमान देवी सीता ने अपने गले से 
मुक्ताहार निकालकर हनुमान को उपहार-स्वरूप दिया। हनुमान के गले 
में वात्सल्य के साथ वह हार पहनाकरु मां सुसकराई। हनुमान को अब 
किस बात की कमी हो सकती थी ! 

दश रथ-नंदन श्रीराम ने उसके बाद देवी सीता-सहित सैकड़ों बरसों 
तक राज्य किया। उनके राज्य में कोई दुखी न था, कोई रोगी न था, कोई 
अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। लोग धर्मनिष्ठ थे। पृथ्वी धन- 
धान्य' से परिपूर्ण थी । 


उपसंहार ३४३ 
$ ढदद :६ 
उपसहार 


वाल्मीकि के मुंह से गाई गई राम-कथा को मैंने संल्लेप में कह दिया । 
मैं लिखता ही गया । कुछ हिसाब नहीं लगाया था । आज विजयादश्ममी के 
दिन कथा समाप्त होती है । जो इस पवित्र कथा को भक्ति-श्रद्धा के साथ 
पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे सभी दुःख और पापों से मुक्त होंगे 

ज्ञान के सागर आदिगुरु शंकराचाये ने बताया है कि यदि हम दशरथ 
के राम का ध्यान करें, उसकी वंदना करें, उसकी दिव्य मूर्ति को अपने 
हृदय के अंदर स्थापित करें तो हमारे सारे पाप दूर हो जायंगे । 

रामावतार के बाद भगवान ने एक बार फिर बहुत ही सुलूभ ग्वाले के 
रूप में जन्म लिया। बाल-गोपाल ने ग्वालों के साथ अनेक खेल दिखाये । 
फिर अर्जुन के लिए सारथी बने | पार्थ के लिए ज्ञानोपदेश किया । अंत में 
बोले-- 

सर्वधर्मान्‌ू परित्यज्य सामेक॑ द्रणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

प्रभु का यह उपदेश हम सबके कल्याण के लिए पार्थ को दिया गया था। 

मुनि वाल्मीकि की गाई हुई कथा को अपनी भाषा में लिखने का यह 
काम आज समाप्त हो गया । संभव है, इसका प्रारंभ करना मेरी धृष्टता 
थी, कितु यह काम करते हुए मुझे आनंद-ही-आतनंद प्राप्त हुआ। आज ऐसा 
लग रहा है कि एक मधुर स्वप्न समाप्त हो गया और मेरी आंखें खुल गईं । 
अयोध्यापुरी को छोड़ते हुए राम दुखी नहीं हुए, किंतु सीता के वियोग से 
वह विह्वल हो गये । ह 

बहुत ऊंची पदवी और दायित्वों से म्ु॒क्त होने पर मैंने यह नहीं सोचा 
था कि अब क्‍या करूंगा, कितु आज दश रथ-नंदन की कहानी के समाप्त होने 
पर एक विचित्र शृून्यता का अनुभव कर रहा हूं । 

काम करना भार है, ऐसा कोई न समझे । सत्कार्य करना ही जीवन 
का सार है, रहस्य है। प्रतिफल का लोभ बुरा होता है, पर कर्म का त्याग 
जीवन को असह्य बता देता है। 

0 सियावर रामचंद्र को जय ॥॥ 


लेखक की शअ्रन्य कृति 
सहाभारत कथा 


“महाभारत का आख्यान एक अद्भुत रचना है, जिसमें मानव-जीवन 
के दुख-दर्द का सार आ गय। है''' हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं 
होगा, जो महाभारत से परिचित न हो । 

“अपने जीवन में मुझसे जो सबसे बड़ी सेवा बन सकी है, वह है महा- 
भारत को कथाओं के रूप में लिख देना ।* 


“इन कहानियों को पढ़ने से पाठक ऐसा अनुभव करता है कि ये वास्त- 
 विक कथाएं हैं और मतनीय हैं। कथाएं मनोवेज्ञानिक ढंग पर लिखी गई 
हैं। --आजकल', दिल्‍ली 


“प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि इस ग्रंथ से ज्ञान, क्षमता और आत्म- 
शक्ति प्राप्त करे। सरिता', नई दिल्‍ली 


“विद्वान लेखक ने बड़ी चतुराई से महाभारत के विशाल ग्रंथ को सरल 
गद्य में छोटी कहानियों का रूप देकर भारत की अनमोल सांस्कृतिक सम्पत्ति 
को युग के अनुरूप बना दिया है । --हिसालय', पटना 


“पुस्तक प्रत्येक गृहपत्नी के पढ़ने योग्य है, जिससे वहु अपने बालक- 
बालिकाओं को सरल ढंग से महाभारत की कथाओं को सुना और समझा 
सके 'बिश्ववाणी, इलाहाबाद 

१०७ अध्याय : ४६४ पृष्ठ 
मुल्य केवल छह रुपये 





सस्ता साहत्य सडल्त 
नई दिल्‍ली 


